ज्ञानयोग 


स्वामी विवेकानन्द 





श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
नागपुर, सध्यप्रदेश 


4 [ मूल्य ३ रु. 


प्रकाशक 


स्वामी भास्करेश्वरानन्द, 
अत्यक्ष, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर-१, म. श्र. 


भीरामकृष्ण-शिवानन्द-स्म्ातिगप्रन्थमाला 
पुष्प-४९ वाँ 
( श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा सवोधिकार स्वरक्षित ) 


मुद्रक--- 
ल. म. पय्ल 
रामेश्वर प्रिंटिंग श्रेस, सिताबर्डी, नागपुर 


वक्तव्य 
कक 

श्री स्वामी विवेकानन्द द्वारा वेदान्त पर दिए गये भाषणों का 
संग्रह “ ज्ञानयोग ” है। इन व्याख्यानों में श्री स्वामीजी ने वेदान्त 
के गढ तत्वों की ऐसे सरल, स्पष्ट तथा सुन्दर रूप से विवेचना की है 
कि आजकल के शिक्षित जनसमृदाय को ये खूब जच जाते है । 
उन्होने यह दर्शाया है कि वेयक्तिक तथा सामुदायिक जीवन-गठन 
में बेदान्त किस प्रकार सहायक होता है। मनुष्य के विचारों का उच्च- 
तम स्तर वेदान्त है और इसी की ओर संसार की समस्त विचार- 
धाराएँ शने: शने. प्रवाहित हो रही हैं । अन्त में वे सब चेदान्त में ही 
लीन होंगी। स्वामीजी ने यह भी दर्ञया है कि मनुष्य के देवी 
स्वरूप पर वेदान्त कितना ज़ोर देता हैं और किस प्रकार इसी में 
समस्त विर्व क्री आशा, कल्याण तथा शान्ति निहित है। हमे प्ृण 
विश्वास है कि वेदान्त तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को इस 
पुस्तक से विशेष छाम होगा | 


इस पुस्तक के अधिकांश भाग का अनुवाद बनारस के श्री 
त््मेन्द्र शमी, एम. ए., शास्त्री, ने किया है और कुछ अंश का श्री अमल 
सरकार, एम. ए.. कोबिद, कलकत्ता ने किया है | इन दोनों मित्रो की 
इस सहायता के लिए हम उनके बड़े कृतन्न है। 

डा. पृ. विद्याभास्करजी चुक्छ, एम. एस-सी., पी-एच, डी 
काल्ज आफ साइन्स, नागपुर के मी हम बड़े आभारी हैं जिन्होंने 
इस पुस्तक के प्रुफसशोघन कार्य में हम बड़ी सहायता दी है | 


नागपुर, 
ता, १५६-६-१९५० भेकाशक 


न्ॉशिटी 
| 


थी 


(8 


हि 


० इक दर 


अनुक्रमणिका 


किललिनओ मल 
घिपप 

सनन्‍्यासी का गीत 

माया 

मनष्य का यथार्थ सरूप 


)! )! 
माया ओर ईंइवरघारणा का क्रमविकास 
माया ओर मुक्ति 

ब्रह्म और जगत्‌ 

जगत्‌ (बहिजेंगत ) 

जगत्‌ ( अन्तजगत्‌ ) 

बहुत्व मे एकत्व 

सभी वस्तुओ मे ब्रह्मद्शन 
अपरोक्षानुभृति 

आत्मा का मुक्त स्त्रभाव 

अमरत्त 


ड्छ 


३२७ 


६७ 


* १०३१ 
पक, 
« १४१ 
* १५९६ 
* ९८९ 
$ 
“०० ५ 


ज्ञानयोग 
१, संन्यासी का गीत 


छेड़ो संन्‍्यासी, छेडो, छेड़ो वह तान मनोहर, 
गाओ वह गान, जगा जो अत्युच्च हिमाद्वि-शिखर पर--- 
सुगभीर अरण्य जहाँ है. पार्वत्य प्रदेश जहाँ है, 
भव-पाप-ताप ज्वालामय करते न प्रदेश जहाँ है--- 
जो संगीत-शवनि-लहरी अतिशय ग्रशान्त रुहराती 
जो भेद जगत्‌ कोछाहछू नभ-अबनी में छा जाती, 
घन-छोभ, यशोलिप्सा या दुदौन्‍्त काम की माया - 
सत्र विधि असमथ हुई है छने में जिसकी छाया, 
सत्‌-चित्‌-आनन्द-त्रिवेणी करती है जिसको पावन, 
जिसमे करके अबगाहन होते क्ृतक्ृत्य सुधीजन--- 
छेडो छेड़ो, हों छेडो वह तान दिव्य छोकोत्तर, 
गाओ, गाओ संन्यासी, गाओ वह गायन सुन्दर--- 

3# तत्‌ सत्‌ 3४ 
तोड़ो जंजीरे जिनसे जकड़े है पैर तुम्हारे-- 


वे सोने की है तो क्या कसने में तुमको होरे ! 
है| 


ज्ञानयोग 


अनुराग-ध्रणा-संघपेण, उत्तम वा अवम विवेचन, 

इस इन्द्र भाव को त्यागो, हैं त्याज्य उभय आहम्बन ! 

आदर गुराम पाये या कोडो की मारे खाएं, 

बह सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक छूगाए; 

स्वातत्य किसे कहते है---बह जान नहीं है पाता 

स्वाधीन सौस्य जीवन का--उसकी न समझ में आता 

त्पाणे संन्यास, त्यागों तुम इल्द भा को सत्र, 

तोडो अ्रैंखठ को तोड़ो, गाओ यह गान निरल्तर-- 
३४ तत्‌ सत्‌ 3४ 

घन अन्धकार हट जाए, मिंट जाए घोर महातम, 

जी मृुगमरीचिका जैसा करता रहता बुद्धि-भ्रम; 

मोहक भ्रामक आकर्षण अपनी हैं चमक दिखाता, 

तम से घनतर तम में वह जीबात्मा को ले जाता। 

जीवन की यह मृग-तृष्णा बढती अनचरत निरन्तर, 

मेटो तुम इसे सदा को पीयूप ज्ञान का पीकर | 

यह. तम अपनी डोरी मे जीवात्मा-पतञ्रु को कसकर 

खींचा करता बल्पूर्वक दो जन्म-मरण-छोरों पर। 

जिसने अपने को जीता, उसने जय पायी सब पर-- 

यह तथ्य जान फन्दे मे पड़ना मत बुद्धि गये कर | 

बोलो सन्यासी, बोछो है वीयेवान बलशाढी, 

सानन्द गीत यह गाओ, छेडो यह तान निराली-- 
3४ तत्‌ स॒त्‌ 3४ 

“ अपने अपने कर्मों का फछ भोग जगत्‌ मे निरिचित ” 

कहते है सब, “ कारण पर है सभी काये अवरूम्बित; 


संन्‍्यासी का गीत 


फल अजुभ अशुभ कर्मो के, शुभ कर्मो के है शुभ फल, 
किसकी सामथ्ये बदल दे, यह नियम अटछ औ'” अविचल £ 
इस मृत्युछोक में जो भी करता है तनु को धांरण, 
वनन्‍्धन उसके अगो का होता नेसगिक भूषण । ”? 
यह सच है, किन्तु परे जो गुण नाम-रूप से रहता 
वह्द नित्य मुक्त आत्मा है, स्च्छन्द संडैव बिचरतों । 
“ तत्‌ लमसि'--बही तो तुम हो, यह ज्ञान करो इृठयांकित, 
फिर क्या चिन्ता सन्‍्यासी, सानन्द करो उद्धोपित--- 
3०४ तत्‌ सत्‌ 3# 

क्‍या मम सत्य का, इसको वे कुछ भी समझ न पाते, 
सुत बन्ध॒ पिता माता के स्वरप्नो मे जो मदमांते 
आत्मा अतीत नातो से, वह जन्म-मरण से विर्‌हित, 
वह लिंग-भेद से ऊपर, सुख-दुख-भात्रों से अबिजित । 
वह पिता कहों किसका है, किसका छुत किसकी माता 
वह शत्रु मित्र किसका है, उसका किससे क्‍या नाता * 
जो एक, सर्वमय शास्त्रत, जिसका जोडा न कहीं है, | 
जिसके अभाव में कोई सम्भव्र अस्तित्व नहीं है, 
“तत्‌ त्वमसि !--बही तो तुम हो, समझो हे संन्यासीवर, 
अतणएव उठो, गाओ तुम, गाओ यह गान निरन्तर--- 

3# तत्‌ स॒त्‌ उ* 


चिर मुक्त विज्ञ आत्मा है, बह अहितीय, वह अतुलित, 
अक्छेंद अश्योष्य निरामय, वह नाम-रूप-गुण-बिरहित, 


ज्ञानयोग 


उसके आश्रय मे बैठी संसार-मोहिनी माया 
देखा करती है अपने मादक स्वप्नों की छाया; 
साक्षी स्वरूप माया का आत्मा सदैव है सुविदित, 
जीवात्मा और प्रकृति के रूपों में वही प्रकाशित; 
*तत्‌ लमसि ” वही तो तुम हो, समझो हे सेन्यासीवर, 
उच्च स्वर में यह गाओ, यह तान अछापो सुन्दर-- 

३४ तत्‌ सत्‌ ३ 
हे बन्धु, मुक्ति पाने को तुम फिरते कहाँ भठकते ! 
इस जग या लोकान्तर मे तुम मुक्ति नहीं पा सकते; 
अन्वेपण व्यथे तुम्हारा शास्त्रों, मन्दिर मन्दर मे; 
जो तुमको खींचा करती वह रज्जु तुम्हारे कर में । 
हुख शोक त्याग दो सारा, तुम वीतशोक बस हो ढछो, 
वह रज्जु हाथ से छोड़ो, बोलो संन्‍्यासी, बोलो-- 

३# तत्‌ सत्‌ 3४ 
दो अभय-दान सबको तुम-- हों सभी शान्तिमय सुखमय, 
है प्राणिमात्र को मुझसे कुछ भी न कहीं कोई भय, 
पृथ्वी पाताल गगन मे में ही आत्मा चिर-सस्थित, 
आशा भय स्त्रगे नरक को मैंने तज दिया अशंकित | 
काठो काटो काटठो तुम इस विधि माया के बन्धन, 
निःशंक ग्राणपण से तुम गाओ गाओ यह गायन, 

3४ तत्‌ सत्‌ ३४ 

चिन्ता मत करो तनिक भी नझ्वर शरीर की गति पर, 
यह देह रहे या जाए, छोड़ो तुम इसे नियति पर; 





संन्‍्यासी का गीत ध्द्‌ 


जब कार्य शेप है इसका है, तब जाता है तो जाए; 
आरअूध कम फिर इसको अब चाहे जहाँ बहाए; 
कोई आदर से इसको मारछाएँ पहनाएगा, 
कोई निज घृणा जताकर पेरों से ठुकराएगा; 
तुम चित्त शान्ति मत तजना, आनन्द-निरत नित रहना; 
यश कहा, कहाँ अपयश है--इस धारा में मतः बहना | 
जब निन्‍्दक और ग्रशंसक, जब निन्दित और प्रशं॑सिंत 
एकात्म एक ही हैं सत्र, तब कौन ग्रदशासित निन्दित £ 
यह ऐक्य-ज्ञान हृदयंगम करके हे संन्‍्यासीवर, 
निर्भेय आनन्दित उर से गाओ यह गान मनोहर--- 
३४ तत्‌ सत्‌ डॉ 

करते निवास जिस उर में मद काम छोम औ ” मत्सर, 
उसमे न कमी हो सकता आदढोकित सत्य-ग्रमाकर;: 
आर्यत्र कामिनी में जो देखा करता कामुक बन, 
वह प्रण नहीं हों सकता, उसका न छूठता बन्धन; 
लोलपंता है जिस नर की स्व॒त्पातिस्व॒ल्प भी धन में, 
वह सुकक्‍त नही हो सकता रहता अपार बन्धन में; 
जजीर क्रोध की 'जिसको रखती है सदा जकड़ कर, 
वह पार नही कर सकता हुस्तर माया का सागर | 
इन सभी वासनाओं का अतएव त्याग तुम कर दो, 
'सानन्द वायुमण्डल को बस एक ग्ूँज से भर दो-- 

3» तत्‌ सत्‌ 3३# 
छुख हेतु न गेह बनाओ, किस घर में अमा सकोगे : 
तुम हो महान्‌, फिर कैसे पिजेंड़े के विहग बनोंगे £ 


ज्ञानयोग - 


आकाश अनन्त चँदोया, शब्या धरती तृण-शोमित, 
रहने के लिए तुम्हारे यह विश्वगेह है निर्मित; 
जैसा भोजन मिल जाए, सनन्‍्तोष उसी पर करना; 
सुस्वादु स्वाद-विरहित में कुछ भी मत भेद समझना; 
शुद्धात्मरूप का जिसमे सद्‌ ज्ञानाछोक चमकता, 
कुछ खाद्य पेय क्या उसको अपवित्र कहीं कर सकता 
उन्मुक्त स्वतंत्र ग्रवाहित तुम नदी तुल्य बन जाओ, 
छड़ी यह तान अनूठी, सानन्द गीत यह गाओ--- 

3३» तत्‌ सत्‌ 3# 


ज्ञानी विरले, अज्ञानी कर घृणा हँसेगे तुम पर; 
हे हे महान्‌, तुम उनको मत छखना आँख उठा कर |, 
स्वाधीन मुक्त तुम, जाओ, पर्यटन करो पृथ्वी पर, 
अज्ञान-गर्त-पतितों का उद्धार करो तुम सब्र; 
माया-आवरण-तिमिर मे जो पड़े बेदना सहते, 
तुम उन्हें उबारो जाकर, जो मोह-नदी मे बहते। 
विंचरों जन-हित-साधन को स्च्छन्द मुक्त तुम अविजितः 
दुख की पीड़ा से निर्भय, सुख-अन्वेषण से विरहित; 
सुख दुख के इन्द्र-स्थल के तुम परे महात्मन्‌, जाओ; 
गाओ गाओ संन्यासी, उच्चस्वर से तुम गाओ--/ 

3४ तत्‌ सत्‌ ३४. 


इस विधि से छीजू दिनोंदिन, है कमे स्वीय बल खोता; 
वन्धन छुटता आत्मा का, फिर उसका जन्म न होता; 


संन्‍्यासी का गौत 


फिर कहों रह गया--मैं त्‌, मेरा तेरा, नर इरैबर ! 
२ ७० है मु ब् सिर 
में हूँ सव में मुझमे सव आनन्द परम लोकोत्तर । 
आनन्द परम वह हो तुम आनन्द सहित अब गाओ, 
हे बन्धुवथ संन्‍्यासी, यह तान पुनीत उठाओ-- 
उ5 तत्‌ सत्‌ 3४ 


२. माया 


( लन्दन में दिया हुआ भाषण ) 


माया शब्द प्रायः आप सभी ने सुना होंगा।। इसका व्यवहार 
साधारणतः कत्पना, कुहक अथवा इसी प्रकार के किसी अथ में किया 
जाता है, किन्तु यह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावोद रूप 
एक स्तम्भ पर वेदान्त की स्थापना हुईं है, अतः उसका ठीक ठीक 
अर्थ समझ ठेना आवश्यक है | मैं तुमसे तनिक बैये की। अपेक्षा रखता 
हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा भय.है कि कहीं तुंम उसे (माया के सिद्धान्त को ) 
गत न समझ्न लो । 


बैदिक साहित्य में कुहक अथ में ही माया शब्द का प्रयोग 
देखा जाता है | यही माया शब्द का* सबसे प्राचीन अथे है। किन्तु 
उस समय वास्तविक मायावाद-तक्त का उदय नहीं हुआ था। हम 
चेद में इस प्रकार का वाक्य देखते हैं---/ इन्द्रो मायामि: पुरुरूप 
इंयते,” अथीत्‌ इन्द्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किये। यहाँ पर 
माया रब्द इन्द्रजाठ॒ अथवा उसी के समान अथे में व्यवह्वत हुआ है । 
चेढों के अनेक स्पछों में माया शब्द इसी अथे में व्यवह्ृत हुआ देखा 
जाता है| इसके बाद कुछ काछ तक माया शब्द का व्यवहार एकदम 
लुप्त हो गया | किन्तु इसी बीच तत्मतिपाद्य जो अथे या भाव था वह 
क्रमश: परिपुष्ट हो रहा था | इसके बाद के समय में एक प्रश्न देखा 


माया हि 


जाता है, “ हम जगत के गुप्त रहस्य को क्‍यों नहीं जान पाते हैं 

और इसका इस प्रकार निगूढ़ भाव व्यज्जक उत्तर प्राप्त होता हैः-- 
४ हम सब व्यर्थ जल्पना करते है, हम इन्द्रिय-सुख से परितृप्त होने 
वाले और बासनापर है, अतएव इस सत्य को नीहाराबृत करके रखने 
हैं ”-.../ नीहारेण प्रावृता जरुप्या चासुतृुप उकथशासश्चरन्ति | ' 
यहाँ पर माया शब्द का व्यवहार तो विछकुछ ही हुआ नहीं, किन्‍्तु 
इससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अन्नता का जो कारण 
निर्धारित हुआ है वह इस सत्य और हमारे बीच कुज्ञटिका के 
समान वतेमान हैं| अब इसके बहुत समय के वाद, अपेक्षाकृत आधघु- 
निक उपनिपदो मे माया शब्द का फिर आविर्भाव देखने में आता है | 
किल्तु इसी बीच मे इसका प्रभृत रूपान्तर हो चुका है; उसके साथ 
कई नये अथे संयोजित हो गये है; नाना प्रकार के मतवाद प्रचारित 
और पुनरुक्‍्त हुये है; और अन्त में माया विषयक धारणा एक स्थिर 
रुप प्राप्त कर चुकी है | हम श्वेताध्तर उपनिषद्‌ में पढते हैं-- 
४ मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वर्म | “--माया को ही प्रकृति 
समझो और मायी को महेश्वर जीनों | भगवान शंकराचार्य के पूर्ववर्ती 
दाशेनिक पण्डितों ने इसी माया शब्द का विभिन्न अर्थों में व्यवहार 
किया है | माछम होता है, बौद्धों ने भी माया शब्द या मायावाद को 
कुछ रज्जित किया है। किन्तु बौद्धों ने इसको प्राय: विज्ञानवाद * 


नमकीन अनन>«-»०&- सर स+>पननयत 'िलनममापननन मनन, 


१ ऋग्वेद-ठशम मण्डल, ८२ सूक्‍त, ऋक | 





३ हमारी इन्द्वियाँ से ग्राहथ समस्त जगत हमारे मन की ही विभिन्न 


अनुभूतिमात्र है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, इसी मत को विह्वानवाद या 
[06०॥8४ कहते है । 


१० ज्ञानयोग 


( |0००॥भा। ) में प्रिणत कर दिया था और माया शब्द इसी अब 
में साधारणतः आजकढ व्यवह्ृत होता है | हिन्दू छोग जब जगत्‌ 
की “ मायामय ” बताते है तब साधारण मनुष्य के मन में यही भाव 
उदय होता है कि “ जगत्‌ कहपना मात्र है। ” बौद्रो की इस प्रकार 
वी व्याख्या का कुछ आधार है; कारण, एक श्रेणी के दाशनिक पहले 
बाह्य जगत के अस्तित्व मे ब्िडकुछ ही विश्वास नहीं करते थे। किन्तु 
बेदान्त में वर्णित माया का अन्तिम निश्चित छरूप,--विज्ञानवाद, 
वास्तवबाद । ( रि०७॥७॥ ) अथवा किसी प्रकार का मतवबांद नहीं है। 
हम क्या हैं, और अपने चारो ओर हम क्या देखंते है, इस सम्बन्ध में 
प्रकृत घटना का यह सहज वणैनमात्र है। मैं आपसे पहले ही 
कह चुका हैँ कि जिनके अन्तःकरण से वेद निकछे उनकी चिन्ताशक्ति 
मूल तत्त की खोज में तथा आविष्फार में ही छगी हुईं थी। इन सब 
तत्तों का बिस्तृत अनुशीकन करने के छिए मानों उन्हें अबसर ही. 
नही मिछा और उन्होने इसकी आवश्यकता भी नहीं समझी। वें तो" 
त्रस्तु-मात्र के अन्तरतम ग्रठेश में पहुँचने के लिये ही व्यग्र 
ऐसा जान पड़ता है मानों उस पार उन्हे कोई बुढा रहा था। अत द्ि 
ठहर नहीं सकते थे। वस्तुतः उपनिपदों मे इधर उधर ;. श 
आधुनिक विज्ञान की विपयीभूत विशेष ग्रतिपत्ति बहुधा श्रमात्मक होंति 
हुये भी उनके मूल तलो के साथ विज्ञान के मूठ तल्ो का कोई 
प्रभंद नहीं है। यहें पर एक इश्ान्त दिया जाता हैं। आधनियेः 
विज्ञान का इयर ( ६00 ) अथवा आकाशविपयक नवीन तत्ल उपा- 
निपदो में विद्यमान है। यह आकाश-तत्त आधुनिक वैज्नानिकों के: 


। जगत्‌ केवल हमारे मन की अनुभतिमात्र नहीं है, उसकी वास्तविक 
सत्ता है, इस मत को वास्तववाद या ऐ७वा।४ए कद्ते हैं । 










ब्थी लड़ 


माया श्र 


इईंथर की अपेक्षा अधिक परिपुष्ट रूप से पाया जाता है। किन्तु वह 
मूल तत्र में ही पयेवंसित था। वे छोग इस आकाशतत्न क कार्य 
की व्याख्या करते समय बहुत से श्रमो में पड गये ५। जगत्‌ की 
सम्पूर्ण जीवनी शक्ति जिसका विभिन्न विकास मात्र है. वही सर्॑व्यापी 
जीवनी शक्ति-तत्व वेद में--उसके ब्राह्मणांश में ही प्राप्त हो जाता है। 
संहिता के एक बड़े मेत्र मे समस्त जीवनी शक्ति के विकासक प्राण की 
प्रशंसा की गई है | इसी सम्बन्ध में आप छोगों मे से कुछ को यह 
जानकर आनन्द होगा कि आधुनिक योरोपीय वैज्ञानिकों के सिद्धान्तो 
के सद्रश इस पृथिवी के जीवो की उत्पत्ति का सिद्धान्त वैदिक दशनों 
में पाया जाता है। आप सभी निश्चय ही जानते है कि जीव अन्य 
ग्रहों से संक्रामित होकर पृथ्वी पर आता है, ऐसा एक मत प्रचलित हैं। 
जीव चन्द्रकोक से पृथ्वी पर आता है, किसी किसी वेदिक वैज्ञानिक 
का यही स्थिर मत है । 


मूल तत्त के सम्बन्ध में हम देखते है कि उन्होंने व्यापक 
साधारण तक्लो की छानबीन मे अतिशय साहस और आश्चर्यजनक 
निर्मीकता का परिचय दिया है| बाह्य जगत्‌ से इस विश्व-रहस्य के 
मर्म को निकालने में उन्हे यथा सम्मव उत्तर मिला । और, इस प्रकार 
उन्होने जितने मूल तक्लो का आविष्कार किया था उससे जगत के 
रहस्य की ठीक मीमांसा जब नहीं हो सकी, तव, आधुनिक विज्ञान की 
विद्येष ग्रतिपत्ति भी उसकी मीमांसा मे अधिक सहायक न हो सकेगी, 
यह निरिचित है। यदि ग्राचीन काछ में आकाशतक्व विखरहस्य को 
भेदने मे समर्थ नहीं- हुआ तब उसका विस्तृत अनुशीलन भी हमें 
सत्य की ओर अधिक अग्रसर नहीं कर सकता । यदि यह सर्वन्यापी 


१२ ब्ञानयोग 


आणतत्त विश्वरह॒स्य के उद्घाटन मे अंसमये रहा तो उसका विस्तृत 
अनुशीलन निरथक है; कारण, वह विख्वतत्व के सम्बन्ध मे कोई 
परिवर्तन नही कर सक्रता। में यह कहना चाहता हूं कि तत्ता- 
नुशीलन मे हिन्दू दाशनिक आधुनिक विद्वानों की भाँति ही एवं कभी 
कभी उनसे भी अधिक साहसी थे। उन्होंने इस प्रकार के; अनेक 
'झुविस्तृत साधारण नियमो का आविष्कार किया है जो आज भी 
बिलकुछ नवीन है, और उनके ग्रन्थों मे इस प्रकार के अनेक मत 
विद्यमान है जो कि वरतमान विज्ञान आज भी मतवाढ के रूप मे भी प्राप्त 
नही कर सका | इृथ्न्त रूप से दिखछाया जा सकता है कि वे केवछ 
आकाशतत्त पर पहुँच कर ही सन्तुष्ट अथवा थकित नहीं हो गये, 
किन्तु उन्होंने और भी आगे बढ़कर समध्ठि मन की भी एक सूक्ष्मतर 
आकाश के रूप मे कव्पना की है! एवं उसके भी ऊपर एक अधिकतर 
सूक्ष आकाश को प्राप्त किया है। किन्तु इससे कुछ भी मीमांसा नहीं 
हुईं। रहस्य का उत्तर देने में ये सत्र तत्व समर्थ नहीं है। संसार के 
सम्बन्ध मे व्यय का ज्ञान कितनी ही दूर तक विस्तृत क्‍यों न हो 
जाय, इस रहस्य का उत्तर न दे सकेगा। मन में आता है, मानों 
कुछ थोड़ा बहुत हमे मालूम हो गेया है, कुछ सहस्त बष और 
प्रतीक्षा करने पर इसकी मीमांसा हो जायगी | वेदान्तवादियों ने 
मन की ससीमता को निःसंशय ही प्रमाणित किया है, अंत्व वे उत्तर 
देते है, / नहीं, सीमा से बाहर जाने की हमारी शक्ति नहीं है| हम 
देश, काछ, निमित्त के बाहर नहीं जा सकते | ” जिस प्रकार कोई 
भी अपनी सा का उल्लंघन नहीं कर सकता उसी प्रकार देश 
और काल के नियम ने जो सीमा का बन्धन स्थापित कर दिया है 
उसको अतिक्रमण करने की क्षमता किसी मे नहीं है। देश-कारू- 


“माया रे 


निर्मित सम्बन्धी रहस्प को-खोलने का प्रयत्न ही व्यथे है, क्योकि. 
इसकी चेठ करते ही इन तीनो की सत्ता स्त्रीकार करनी होगी । 
तब- यह किस प्रकार सम्मत्र है? और ऐसा होने पर जगत्‌ के 
अल्तित्रवाद का क्या रूप रहेगा 7---" इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
है [” जगत्‌ मिथ्या है--इसका अथ क्‍या है? इसका यही अथ है 
कि उसका निरपेक्ष अस्तित् नही है। मेरे, तुम्हारे और अन्य सब 
के मन के साथ इसका केवल आपेक्षिक अस्तित्र है। हम पाँच इन्द्रियों 
“द्वारा जगत को जिस रूप मे प्रत्यक्ष करते है, यदि हमारे एक 
इन्द्रिय और होती तो हम इससे अधिक कुछ नवीन प्रत्यक्ष करते और 
इसस भी अधिक इन्द्रिय सम्पन्न होने पर हम इसे और भी विभिन्‍न 
रूपो में देख पाते | अतण्व इसकी सत्ता नहीं है---तरह अपखितंनीय, 
अचढ; अनन्त सता इसकी नहीं है। किन्तु इसको अस्तिलशून्य नहीं 
कहा जा सक्ञता, कारण इसकी वर्तमानता है और इसके साथ मिलकर 
ही हमे कार्य करना होगा | यह सत्‌ और असत्‌ का मिश्रण है | 


सूक्ष्म तत्नो से लेकर जीवन के साधारण देनिक स्थल कार्यों 
तक पर्याछोचन करने पर हम देखते है कि हमारा सम्पूर्ण जीवन ही 
सत्‌ और असत्‌ इन दोनो विरुद्ध भावों का सम्मिश्रण है। ज्ञान के 
क्षेत्र मे मी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि मनुष्य जिज्ञासु होने से ही समस्त ज्ञान ग्राप्त कर ढैग; किन्तु 
दो चार पग चलने के वाद ही एक ऐसा अभेद्य व्यवधान देखने मे 
आता है जिसको अतिक्रमण करना मनुप्य के वश के वाहर है। उसके 
सभी कार्य एक वृत्ताकार परिधि के अन्दर घृमते रहते हैं जिसको 
वह कभी लछॉध नहीं सकता। उसके अन्तरतम एवं प्रियतम रहस्य 


१७ जञानयोग 


मीमांसा के लिये उसे दिन रात उत्तेजित तथा आह्वान करते है परन्तु 
इसका उत्तर ढेने मे वह असमथ है, कारण कि'बह अपनी बुद्धि की 
सीमा का उस्लघधन नहीं कर सकता। फ़िर भी वासना५ उसके अन्तर मे 
प्रवड् वेग से उठती रहती है; किन्तु इस उत्तेजना का दमन ही एक 
मात्र मड्गलकर पथ है, यह भी हम अच्छी तरह जानते है। हमारे 
हृत्िण्ड का प्रत्येक स्पन्दन प्रत्येक निः्रास के साथ हमे स्वार्थपृर 
होने का आदेश -करता है। दूसरी ओर एक अमानुपी शक्ति कहती 
है कि नि.स्वार्थता ही एक मात्र मइगढ का साधन है। जन्म से लेकर 
अत्येक बालक सुखाशावरादी ( 07ध॥# ) होता है; वह केबल 
सुख के ही स्तरप्न देखता है। युवाबस्था मे वह' और भी अधिक्र 
आशाबादी हो जाता है। मृत्यु, पराजयः अथवा अपमान नाम की.भी 
कोई वस्तु है यह बात किसी युवक की समझ मे आना कठिन है| 
अब वद्धावस्था आती है। जीवन केबक एक घ्वसराशि हो जाता है, 
सुख के स्वप्न आकाश में विछीन हो जाते है और वृद्ध छोग 
निराशाबादी हो जांते है। इसी प्रकार हम प्रकृति से ताडित होकर 

आशाशून्य, सीमा तथा गन्तव्य-ज्ञान से शून्य होकर एक पध्रव से दूसरे 
ध्रुव की ओर दौडते रहते है| छलितविस्तार में छिखे हुए बुद्ध चरित का 
एक प्रसिद्ध गीत इस सम्बन्ध मे मुझे याद आता है। वर्णन इस प्रकार है 
कि बुद्धंदेव ने मनुष्यों के परित्राता के रूप मे जन्म ग्रहण किया, किन्तु 
जब राजप्रासाद की विलछासिता में वे आत्मविस्मृत होने छगे तब उनको 
जगाने के लिये ढेवकन्याओं ने एक गीत गाया था जिसका मर्माथ 
इस प्रकार हे,--“ हम एक प्रवाह मे बहते चले जा रहे ह, हम 
अधिरत रूप से परिवर्तित हो रहे है--कही निवृत्ति नहीं है, कहीं 
विराम नहीं है। ” इसी प्रकार हमारा जीवन विराम नहीं जानता, 


माया १५ 


अविरत चडता ही रहता है। अब उपाय क्‍या है! ज़िनके पास 
खाने पीने की प्रचुर समग्री है वे सुखाशायादी हो जाते है और 
कहते हैं, “ भय उत्पन्न करनेवाली दुःख की बाते मत कहो, क्लेश की 
वात मत सुनाओ। ” उनके पास जाकर कहो--* सभी मंगल है। ” 
वे कहेगे, “हम तो निरापद है ही; यह ठेखो, कितनी सुन्दर अद्ग- 
लिकाओं मे हमवास करते है, हमे शीत का कोई मय नही है। अतएव 
हमारे सम्मुख यह भयावह चित्र मत छाना|" किन्तु दूसरी ओर 
देखिये, शीत और अनाहार से कितने ही छोग मर रहे है। जाओ 
उन्हें जाकर शिक्षा दो कि ' सभी मड्गर है।” किन्तु यह, जो इस 
जीवन में भीषण क्लेश पा रहा है. बह तो सुख, सौन्दर्य और मंगल 
की बात सुनेगा ही नही, वह कहता है, “ सभी को भय दिखाओ, में 
जब रो रहा हूँ तो और सब कैसे हेसेगे ः में तो अपने साथ सभी को 
रुठाऊँगा; कारण कि जब मे दुःख से पीड़ित हूँ तो सभी दु.ख से 
पीडित हो, इसीसे मेरी शान्ति होगी |” हम इसी प्रकार सुखाशावाद 
से निराशावाद की ओर चले जाते है। इसके वाद मृत्युरूप भयावह 
व्यापार आता है--सारा संसार मृत्यु के मुख मे चछता जा रहा-है 
सभी मरते जा रहे है। हमारी उन्नति, हमारे व्यर्थ के आउडम्बर पूर्ण 
कार्यकलाप, समाज-संस्कार, विछासिता, ऐज्वर्य, ज्ञान--मृत्यु ही सब 
की एक, मात्र गति है। यही सर्वस्त्र है, यही सुनिश्चित. है। नगर 
के नगर बनते और ब्रिगडते जाते है। साम्राज्यो के उत्थान और 
पतन होते है, ग्रहादिक खण्ड खण्ड होकर धृल्ि के समान चूर्ण वन 
कर विभिन्न ग्रहों के वायु-ग्रवाह मे इबर उघर विज्षिप्त होते रहते है। 
इसी प्रकार अनाठिकाल से चलता आ रहा है। इस सब का छक्ष्य 
क्या है? मुत्यु ही सव का छक्य है, मृत्यु जीतन का छब्य है, 


१६ ' शानयोग 


सौन्दर्य का दक्ष्य है, ऐजर्य का ठक्ष्य है, शक्ति का छक्ष्य है, और 
तो और, धर्म का भी लक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते है, राजा 
और मिक्षुक दोनों मरते है, सभी म्रत्यु को प्राप्त होते हैं। तब भी 
जीवन के प्रति यह विपम ममता विद्यमान है। हम क्यों इस जीवन 
की ममता करने ह? क्यो हम इसका परित्याग नहीं कर पाते £ 
यह हम नहीं जानने। यही माया है। 


* माता बड़े यत्न से सन्‍्तान का छालन पाछन करती है। उसका 
समस्त मन, समस्त जीवन मानो इसी सन्‍्तान के लिये है। बालक 
बड़ा हुआ, युवाबस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुश्चरित्र एवं पशु 
होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने पीटने छगा, किन्तु माता 
फिर भी पुत्र पर मुग्ध है। जब उसकी विचारशक्ति जाग़त होती 
है तब वह उसे अपने स्नेह के, आवरण में ढक कर रखती है। 
किन्तु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं है; एक अपरिक्षेय 
शक्ति ने उसके स्नायु-मण्डल पर अधिकार कर लिया है। वह इसे 
दूर नहीं कर सकती | वह कितनी ही चड्टा क्यों न करे, इस वन्धन 
को तोड़ नहीं सकती | यही माया है । 


'हम सभी कल्पित सुबर्ण लोमों# की खोज में ढौडते फिरते 
है। सभी के मन में होता है कि यह हमारा ही प्राप्तव्य है; किन्तु 


* सुबर्ग लोम (७०४७७॥ 7]०७०७):--प्रीक पौरागिक साहित्य की कथा 
है कि अंस के अन्तगंत सेसाली देश मे राजवंशी आथामास की पत्नी नेफेंड के 
गर्भ से फ्रिक्सस नामक पुत्र और हेल नाम वी कन्या ने जन्म लिया | कुछ 
दिन के बाद नेफेल की मृत्यु होने पर आथामास ने केडमस की कन्या ईनो के साथ 
विवाह किया । इनो ने सप्त्नी की सन्‍्तान के प्रति बिंद्वेष होने के कारण नाना, 


माया १७ 


उनमे से कितने मनुष्य इस संसार मे जीवित है? सभी ज्ञानी छोग 
समझते हैं कि इस सुबरण छोम को प्राप्त करने की उनकी दो करोड़ 
मे एक से अधिक सम्मावना नहीं है ; तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके 
लिये कठोर प्रयत्न करता है; किन्तु अधिकांश किसी को कुछ प्राप्त 
नहीं होता; यही माया है। 


इस संसार मे मृत्यु रात दिन गव से मस्तक ऊँचा किये धूम 
रही है; हम सोचते है कि हम संदा जीवित रहेगे | किसी समय राजा 
युधिष्ठिर से यह ग्रइन पूछा गया कि “ इस पृथ्वी पर अत्यन्त आंइ्चर्य 
की बात क्‍या है ! ” राजा ने उत्तर दिया था, “ नित्य ही छोग चारों 
ओर मर रहे हैं किन्तु जो जीवित है वे समझते है कि वे कभी मरेगे ही 
नहीं | ” यही माया है | 


प्रकार से अपने पति को फ्रिक्सस की देवताओं को वल्ति चढ़ा देने से सहमत किया। 
किन्तु बलिदान के पूव ही फ़िक्सस की स्वर्गीया माता की आत्मा उनके सम्मुख 
आविभूत हुई और एक खुबगे छोम युक्त भेढे को उनके निकट लाकर उनको 
उस पर चढ़ कर समुद्र पार भाग जाने का आदेश देने रमी | मार्म मे उसकी 
बहिन हेल गिर कर डूब गई--फ्रिक्सस ने कृष्ण सागर की पूर्व दिशा मे ककचिस 
नामक स्थान में उतर कर वहों के जिउस देवता को उसी मेंढे की वलि चढ़ा 
कर्‌ उसकी खाल को सास ( मंगरू ) ठेवता के कुष्ज में टॉग व्या । एक दैत्य 
उसकी रखवाली के लिये नियुक्त हुआ । बुछ दिन बाढ़ इस सुबर्ग छोम की 
खाल को लाने के लिय्रे आधामास का भतीजा जसन उसेके प्रतिद्वन्द्री पेलियस 
द्वारा नियुक्त क्रिया गया और वह आर्गो नामक एक वड़े जहाज से अनेक 
प्रसिद्ध वीर पुरुषों सहित बेंठ कर नाना श्रकार के वाधा-विष्नों को पार 
करता हुआ उक्त खुब॒ण लोम के लाने मे सफल हुआ । औीक पुराणों में यह 
कबा #ध्ृ0०75एॉ7० 55.603४809 नाम से विख्यात ट ! 
रे 


२८ ज्ञानयाग 


हमारी बुद्धि, ज्ञान, जीवन, प्रत्येक घटना में यही बिपम विरुद्ध 
भाव दिखाई पड़ता है| सुख दु.ख का और दुःख सुख का अनुगामी 
हो रहा है। सुधारक आते है और किसी जाति के दोषों को दूर 
करने का प्रयत्न करते है, किन्तु इसी बीच में किसी दूसरी दिशा में 
वीस हजार दोष उस सुधार से पहले ही उठ खडे होते है| पतनों- 
न्मुख जीणे अड्टालिका की मॉति एक स्थान पर जीर्णोद्धार करते करते 
दूसेर स्थान पर जीणता आक्रमण कर देती है। भारतीय स्त्रियों के 
वालविधवा हो जाने के दोष को दूर करने के लिये हमारे सुधारक 
छोग चीत्कार तथा प्रचार कर रहे है । किन्तु पाइ्चात्य देशों मे 
अविवाहित रहना ही प्रधान दोष माना जाता है। एक स्थान पर 
अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में सहायता करनी होगी तो दूमेरे 
स्थान पर विधवाओं का कष्ट मिठाने का यत्न करना होगा; शरीर मे 
पुरानी वातव्यात्रि के समान शिरःस्थान से हटाने पर यह कमर आदि 
का आश्रय, ले छेती है, वहों से हटाने पर पैरी का आश्रय दूँढती है | 


कोई कोई दूसरों की अपेक्षा अधिक धनवान हो गये है-- 
विद्या, सम्पत्ति और ज्ञानानुशीलन केवरू उन्हीं की सम्पत्ति हो गये 
हैं। ज्ञान कितना महत्तर और मनोहर है, ज्ञानानुशीकन कितना 
सुन्दर है! यह केबरछ कुछ छोगों के हाथ में है। कितनी भयानक बात 
है। अब सुधारक आये और सर्वसाधारण में इस ज्ञान का विस्तार 
करने छगे । इससे जनसाधारण एक प्रकार से कुछ सुखी हुए अवश्य, 
किन्तु ज्ञानानुशीकन जितना ही अधिक होने छगा, शारीरिक सुख 
जायद उतना ही अन्तहिंत होने छगा । अब कौन से मार्ग का अब- 
छम्बन किया जाय 7--क्ष्योकि झुख के ज्ञान से ही तो दुःख का 


माया १९. 


हि 


ज्ञान होता है । हम लोग जो थोडासा छुख भोग रहे है, अन्य कहां 
पर उससे उतना ही दुःख उत्पन्न हो रहा है। सभी वस्तुओ की 
यही अवस्था है। युवकगण शायद इस वात को न समझ पाये |. 
किन्तु जिन्होंने संसार में वहुत दिन विताये है, जिन्होंने वहुतसी 
येत्रणाय भोगी है वे इस वात को समझ सकेगे | यही माया है| दिन 
रात ये समस्त व्यापार संघटित हो रहे है, क्रिन्तु इनकी ठीक ग्रकार 
से मीमांसा करना असम्मव है | इस ग्रकार यह सब जो हो रहा है 
उसका कारण क्या है? इस विषय मे वास्तव में न्‍्यायसंगत कोई प्रश्न 
ही नहीं हों सकता; अतएव इस ग्रइन का उत्तर भी असम्मव है । 
इसका कारण जाना नहीं जा सकता । उत्तर देने से पहले इसको 
तात्यर्यवोध ही नहीं होगा, यह क्या है. यह हम नहीं जान सकते [ 
हम इसे एक क्षण को भी स्थिर नही रख सकते--्रति क्षण यह हमारे 
हाथ से निकलता रहता है | हम स॒व अन्धे येत्रो के समान परिचालित 
हो रहे हैं। यद्यपि हमने कमी कमी नि'स्त्रार्थ भाव से जो कार्य किया 
. है, परोपकार की जो चेष्टा की है उसे स्मरण करके कह सकते है, 
“क्यो, यह काये तो हमने समझ बूज् कर, सोच विचार कर किया 
था |! किन्तु वास्तव मे हम उन कायों को किये बिना रह ही नहीं 
सकते थे, इसी कारण उन्हें किया था। मुझे इसी स्थान पर खड़े हो 
कर आप छोगों को भाषण द्वारा उपदेश ढेना पड़ रहा है और आप 
छोंगो को वेठ कर इसे सुनना पड़ रहा है, यह भी हम छोंग बिना _ 
किये रह नहाों सकते इसीलिये कर रहें हं। आप घर छोट जायेगे, 
शायद कुछ छांग थोंडी बहुत शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, दसरे शायद 
मन मे कहेंगे, यह आठमी व्यथे ही वक रहा है। में भी घर चछा 
जाऊँगा और सोचेंगा कि मेने आज भाषण दिया। यही माया है । 


२० शानयोग 


अतएब इस संसार की गति के वर्णन का नाम ही माया है ॥ 
साधारणतया छोग यह बात छुन कर भयमीत हो जाते है। हमें 
साहसी होना पड़ेगा | अवस्था के विषय को छिपाने से रोग का ग्रति- 
कार नहीं होगा | कुत्तो से पीछा किये जाने पर जिस प्रकार खरगोश 
अपने मुँह को ठॉगों मे छिपा कर अपने को निरापद समझता है, उसी 
ग्रकार हम छोग भी आशावादी अथवा निराशावादी होकर ठीक उस 
खरगोश के समान काये करते है । यह रोगमुक्ति की औपधि नहीं है। 


दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, खुख और स्वच्छन्दता 
भोगने वाले इस मायावाद के सम्बन्ध में बड़ी आपत्तियों उठाते है। इस 
देश में, इंग्लैण्ड में निराशावादी होना बहुत कठिन है| सभी मुन्नसे कहते 
है---जगत्‌ का कार्य कितने सुंदर रूपसे चल रहा है, जगत्‌ कितना 
उन्नतिशीछ है | किन्तु वे अपने जीवन को ही अपना जगत्‌ समझते 
है। एक पुराना ग्रइन उठता है--इसाई धर्म ही एक मात्र धम है। 
कारण, ईसाई घमे को मानने वाढी सभी जातियों समद्धिशाली है। 
उस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धान्त स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो 
जाता है | अन्य जातियो का दुभौग्य ही तो ईसाई जातियों की समद्धिं 
का कारण है, क्योकि एक का सौमाग्य दूसरों के शोणित द्वारा शोषण 
के बिना नहीं बनता | तो जब समस्त पृथित्री ईसाई धर्म को ही मानने 
लगेगी तव भक्ष्य स्वरूप इतर जातियो का नाश करने वाली इंसाई 
जाति स्त्रये ही दरिद्र हो जायगी। अतः इस युक्‍्ति ने अपना ही खण्डन 
कर दिया | उद्धिज पशुओं के लिय अन्न स्वरूप है, मनुप्य पश्ुओ का 
भोक्‍ता है, और सब से अधिक गहिंत कार्य यह है कि मनुष्य एक दूसेरे 
का, दुबछ बल्वान्‌ का मक्ष्य वन रहा है। यही हाल सर्वत्र विद्यमान 


माया श्श्‌ 


है । यही माया है। इस रहस्य की आप क्या मीमांसा करते है ? हम 
अतिदिन ही नई नई युक्तियों सुनते है। कोई कहते है, अन्त मे सब 
का कल्याण होगा। इस प्रकार की सम्भावना अत्यन्त संदहास्पद होने 
पर भी हम ने स्त्रीकार कर छठी | किन्तु इस प्रशाचिक उपाय से मंगल 
होने का कारण क्या है: पैशाचिक रीति को छोड कर क्या मंगल द्वारा 
ही मंगलसाधन नही हो सकता * वर्तमान मनुष्यों की सनन्‍तान सुखी होगी; 
किन्तु उससे हमे क्‍या फछ मिलेगा जिसके लिय हम इस समय ये 
भयानक यन्त्रणाये भोग रहे है ? यही माया है | इसकी मीमांसा नहीं 
है | सुना जाता है कि दोषों का क्रमशः धीरे धीरे दूर होता जाना 
कऋमविकासत्राद ( 0०एफाए ४8 एचसणीपाणा ) की एक विशेषता है; संसार 
से दोप का इस प्रकार क्रमशः दूर हो जाने पर अन्त में केवल मंगल 
डी मंगल रह जायगा | सुनने में तो बड़ा अच्छा छगता है।इस ससार 
मे जिसके पास सब वस्तुओ का ग्राच्॒य है, जिन्हे प्रतिदिन कठोर 
अन्त्रणा सहनी नही पडती, जिन्हे क्रमविकास के चक्र में पिसना नहीं 
प्रड़ता, उन छोगों के दम्म को इस प्रकार के सिद्धान्त वढ़ा सकते है। 

सचमुच ही उनके लिये ये सिद्धान्त अत्यन्त हितकर और शान्तिप्रद 
हैं | साधारण जनसमूह यन्त्रणा भोगा करे--इनकी क्या हानि है ? वे 
सब मारे जाये--इसके लिय ये सोच विचार क्‍यों करे ? ठीक वात है 

किन्तु यह युक्ति आदि से अन्त तक श्रमप्रूण है। प्रथम तो, ये छोग 

बिना किसी प्रमाण के ही धारणा कर लेते हैं कि संसार में अभिव्यक्त 

मंगल और अमंगरछ का परिणाम एकदम निर्ठिप्टठ है। दूसेर, इससे भी 
अधिक दोपयुक्त धारणा यह है कि मंगछ का परिमाण तो कऋ्रमबद्धि- 

शील है और अमंगर निर्दिष्ट परिमाण में विद्यमान रहता है | अतएब 

: श्सा समय आयेगा कि जब अमगढछ का अंश इसी प्रकार ऋमबिकास: 


२ ज्ञानयोग 


के द्वारा घट जाने पर अन्त में विछकुछ नष्ट हो जायगा और केवरू 
मंगल ही विराजित रहेगा--यह कहना वडा सरल है। किन्तु क्या 
यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अमंगछ का परिमाण निर्दिष्ट 
रहता है ? क्या अमगल की भी क्रमश: वृद्धि नहीं हो रही है ! एक 
जंगली मनुष्य है जो मनोवृत्तियों के परिचालन से सबंया अनभिज्ञ है, 
एक पुस्तक भी नहीं पढ़ सकता, हस्तढिपि किसे कहते है, उसने 
कमी सुना भी नहीं; आज रात को उसके बीस टुकड़े कर दो, करू 
वह स्वस्थ हो उठेगा। घार घरा हुआ अस्त्र उसके दरीर में घुसा कर 
वाहर निकाल लो, फिर भी वह अच्छा हो जायगा; किन्तु हम अधिक 
सम्य होने पर भी मार्ग मे चलते हुए ठोकर खाते ही मर जाते है | 


मशीनों के द्वारा धन आदि सुल्म हो रहा है; उन्नति और 
क्रमविकास की वद्धि हो रही है; किन्तु एक व्यक्ति धनी हो जायगा 
इसडिये छाखो मनुप्यो को पीसा जा रहा है--एक व्यक्तित घनवान 
वने इसलिये सहल्नो मनुप्य दरिद्र से दरिद्तर हो रहे है---संल्यातीत 
मनुष्य के वंशज क्रीतदास वनाये जा रहे है । जगत की धारा ही 
एसी है । जो मनुप्य पश्मुवत्‌ हैं उनके समस्त सुखभोग इन्द्रियो में 
ही सीमित हैं; उनके दुख और सुख इच्द्रियों के भीतर ही सन्निविष्ट 
हैं। यदि उस पर्याल भोजन नही मिछता अथवा उसे कोई शारीरिक 
रोग या कष्ट होता है तो वह अपने को अभागा समझता है | इन्द्रियो 
में ही उसके सुख-हुख का उत्यान और पर्यब्रसान हो जाता है। 
इस प्रकार के व्यक्ति की जब उन्नति होती रहती है तो उसके सुख 
दी सीमा के बिस्तार के साय ही साव उतने ही परिमाण में उसके दुःख 
दी भी वृद्धि होती जाती है| जंगली मनुप्य ईप्यों के वश में होना 


माया श्ड्रे 


नही जानता, कचहरी में जाना नहीं जानता, वह नियमित कर 
देना नही जानता, समाज द्वारा निन्दित होना नहीं जानता, पेशा- 
चिक मानव-अकृति से उत्पन्न जो भीषण अत्याचार _एक दूसरे के 
हृदय के गुप्त से गुप्त भावों का अन्वेषण करने मे छूगा हुआ है 
उसके द्वारा वह दिन रात परयवेक्षित होना नहीं जानता। वह नहीं 
जानता कि श्रान्तज्ञान से सम्पन्न गर्वित मानव किस प्रकार पशु से 
भी सहस्र गुना पैशाचिक स्त्रभाव वाछा हो जाता है। इर्सी प्रकार 
हम जिस समय इन्द्रियपरायणता से उन्मुक्त होने छूगंत है, हमारी 
सुखानुभत की उच्चतर शक्ति की वृद्धि के साथ साथ यन्त्रणानुभव 
की शक्ति की भी पुष्टि होती है | स्नायुमण्डल और भी सूक्ष्म होकर 
* अधिक यन्त्रणा के अनुभत्र मे सम हो जाता हैं। सभी समाजो मे 
यह बात दिन प्रति दिन प्रत्यक्ष होती जाती है कि साधारण 
मूल मनुष्य तिरस्कृत होने पर अधिक दुःखी नहीं होता किन्तु 
अधिक ग्रहार होने पर दु:खी हो जाता है। सभ्य पुरुष एक 
वात भी सहन नहीं कर सकते। उनका स्नायुमण्डल इतना 
सूक्ष्म भावग्राही हो गया हैं। उनकी सुखानुभूति सहज हो गई 
है इसीलिये उनका दुख भी बढ़ गया है। दार्शनिक पण्डितो 
का क्रमविकास-बाद इसके द्वारा अधिक समर्थित नहीं होता | हम 
अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते है, हमारी यन्त्रणा- 
भोग की शक्ति उसी परिमाण में बढ़ जाती है। मेरा विनीत मत यही 
है कि हमारी सुखी होने की शंक्ति यदि समंयुक्तान्तर श्रेणी के 
नियम (डैजाए्रम्रथा०ठों ?7097०४४०7) से बढ़ती है तो दूसरी ओर 
दुखी होने की शक्ति समगुणितान्तर श्रेणी (#००ग्रनणए्ठ 97०5. 


शछ ज्ञानयोग 


३७४४०) # के नियम से बढ़ेगी | जंगली मनुष्य समाज के सम्बन्ध में 
अधिक नहीं जानता | किन्तु हम उन्नतिशील छोग जानते है कि 
हम जितेन क्ली उन्नत होगे, हमारी सुख और दुःख के अनुभव करने 
की शक्ति उतनी ही तीज होगी | हममे से तीन चौयाई मनुष्य जन्म 
से ही जो पागल रहते है यह प्रायः सभी जानते है । यही माया ह | 


अतए॒ब, हम देखते है कि माया संसार-रहस्य की व्याख्या 
करने के निमित कोई विशेष मतवाद नहीं है। संसार में घटनांय 
जिस प्रकार होती रही हैं, माया उन्हीं का वर्णन मात्र है | विरुद्ध 
भाव ही हमारे अस्तित्व की भित्ति है; समत्र इन्हीं भयानक विरुद्ध 
भावों के बीच मे से होकर हम चलते हैं | जहों मगर है वहीं 
अमगछ रहता है; जहाँ अमंगछ है वहीं मंगल है | जहों जीवन है 
मृत्यु वहीं छाया की भोति उसका अनुसरण कर रही है। जो हँस 
रहा है उसीको रोना पड़ेगा; जो रो रहा है. वह भी हँसेगा। यह 
क्रम बदल नहीं सकता | हम छोग अवश्य ही ऐसे स्थान की कव्पना 
कर सकते है जहाँ केवठ मड्गर ही रहेगा, अमड्गल रहेगा नही; 
जहों हम केबल हँसेंगे, रोयेगे नही । किन्तु जब तक ये सब कारण 
समान रूप से विद्यमान हैं तब तक इस प्रकार का संघटन स्वयं ही 
असम्भव है । जहां हमें हँसाने की शक्ति विद्यमान है वहीं इछाने की 
भी शक्ति प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है; जहाँ सुख उत्पन्न करने वाली 
शक्ति विद्यमान है दुःख देने वाढी शक्ति भी वही छिपी हुई है। 

# समयुक्तान्तर श्रेणी नियम जैसे ३५०९ इत्यादि, यहाँ पर प्रत्येक 
परवर्ती अपने पूव॑वर्ती अड्ड से ठो दो अधिक है। समग्ुणितान्तर जैंस ३।६।१२।२४ 
इत्यादि यह पर प्रत्येक परवर्ती अड्ढड अपने पूर्ववर्ती अइ का उुग्गुना है। 





माया श्ज्‌ 


अतएव वेदान्त-दशीन आशावादी अथवा निराशाबादी नहीं है । 
चह तो दोनो ही वादों का प्रचार करता है; सारी घटनाये जिस 
प्रकार होती है वह उसे उसी रूप में ग्रहण करता है; अथात्‌ 
उसके मत मे यह संसार मड्गल और अमड्गछ, सुख ओर 
दुःख का मिश्रण है; एक को बढ़ाओ, दूसरा भी साथ साथ बढ़ेगा । 
केवछ सुख का संसार अथवा केवल दु ख का संसार होही नह्ठी सकता।| 
इस प्रकार की धारणा ही स्व॒तःतरिरोधी है। किन्तु इस अकार का 
मत व्यक्त करके और इस विस्लेपण के द्वारा वेदान्त ने' यही एक- 
महारहस्य का मम निकाला है कि मड्गल और अमड्गढ ये दो एक- 
ठम विभिन्न सत्तायं नहीं है। इस संसार मे ऐसी एक भी वस्तु नहीं 
है जिसे एकदम मंगल जनक या एकदम अमड्गल जनक कहा जा 
सके । एक ही घठना जो आज छुम जनक॑ माछ्म पड़ती है, कछ 
अशुभ माठ्म पड सकती है। एक ही बस्तु जो एक व्यक्ति 
को दुःखी करती है दूसरे को सुखी वना सकती है | जो अग्नि 
बच्चे को जला देती है, वही अनशन से जजेर व्यक्ति के लिये 
उत्तम खाद्यान्न भी पका सकती है। जिस स्नायुमण्डल के द्वारा 
दुःख का ज्ञान हमारे अन्दर प्रवेश करता है, सुख का ज्ञान भी उसी 
के द्वारा हमे मिछता है। अमड्गल का निवारण करने का एक मात्र 
उपाय मड्गलछ का निवारण ही है, अन्य कोई उपाय नहीं है---यह 
निश्चित है। मृत्यु का निवारण करने के लिये जीवन का निवारण 
करना पड़ेगा। मृत्युहीन जीचन और असुख-हीन घुख ये बातें 
अपनी ही विरोधी हैं, इनमे कोई सत्य नहीं हैं। कारण, दोनो 
ही एक ही वस्तु का व्रिकास हैं| करू जो शुभदायक लगता था 
आज वह वैसा नहीं छगता | जब हम विगत जीवन की आलोचना 


६ जानयोग 


करते है, विभिन्न युगो के समस्त आदरशों की आलोचना करते है, 
तभी इस वात की सत्यता दिखाई पडती है। एक समय था जब 
कि सुन्दर तेजस्वी घोड़ो की जोड़ी को हॉक कर चढाना ही मेरा 
आठउश था, अब वह भावना नहीं होती। बचपन मे सोचता था 
कि अमुक मिठाई प्रस्तुत कर ढेने पर मै प्रर्ण सुखी होऊेंगा। 
कभी सोचता था, स्त्री-युत्र से युक्त तथा प्रचुर धनसम्पन्न होंने पर 
सुखी होऊँगा। अब वे सव छड़कपन की वाते सोच कर हँसी 
आती है। वेढान्त कहता है कि जिन समस्त आदर्शों का अबरम्बन 
करते हुए, अपने शारीरिक व्यक्तित्व का परिहार करने मे, हममे मय 
का सज्चार होता है, समय आने पर उन्हीं आदर्शों को देखकर हम 
हंसेगे | सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने मे व्यग्र है। कोई 
भी इसका परित्याग करने की इच्छा नहीं करता। इस देह की 
ययेच्छ समय तक रक्षा कर लेने पर हम अत्यन्त खुखी होगे, हम 
सत्र इसी रूप में सोचते हैं। किन्तु समय आने पर यह बात भी 
याद करके हम हँसेगे। अतएवं, यदि हमारी वर्तमान अवस्था सत्‌ 
भी नही है, असत्‌ भी नहीं है--किन्तु ढोनों का संमिश्रण है, असुख 
भी नहीं है, सुख भी नहीं है--किन्तु दोनो का ही संमिश्रण है, 
इस प्रकार का विपम विरुद्ध भाव जब॒ उत्पन्न हुआ तब वेढान्त की 
आवश्यकता क्या है ? अन्यान्य दर्शनशास्त्र तथा धर्मतादिको की 
भी क्या आवश्यकता है! बिशेषतः झुभ कर्म आदि करने का ही 
क्या प्रयोजन है! यही प्रदून॒ मन में उठता हे, कारण, छोंग यही 
पूछगे कि यदि शुम कर्म करने का यत्न करने पर अमंगल रहता ही 
है एवं सुलोत्यादन का यत्न करने पर पर्वत के समान असुख की 
राशि उपस्थित हो जाती हैं तव फिर इस यत्न की आवश्यकता ही 


' भाया श्७ 
क्या है! इसका उत्तर यह है कि-पहले तो दुःख को दूर करने 
के छिये तुम्हे कम करना पड़ेगा; कारण, स्वयं सुखी होने का यही 
एक मात्र उपाय है। हममे से प्रत्येक अपने अपने जीवन में शीघ्र 
या देरी में इस बात की यथार्थता को समझ छेते है। तीकढ्णबुद्धि 
छोग कुछ शीघ्र और मन्दबुद्धि छोग कुछ देर मे इसे समझ्न 
सकते हैं ! मन्दबुद्धि छोग उत्कट यन्त्रणा भोगने के बाद तथा तीढ्षण- 
बुद्धि छोग थोड़ी यन्त्रणा पाने के बाद ही इसे समझ जाते है। दूसेर, 
यद्यपि हम जानते है कि यह जगत्‌ केवल सुखपूर्ण हो, दुःख न 
रे--ऐसा समय कमी मी न आयेगा, तथापि हमे यही कार्य करना 
होगा। यदि दुख बढ़ता जाता है तो भी हम उस समय अपना 
कार्य करेगे। ये दोनो शक्तियाँ ही जगत को जीवित रखेगी; अन्त 
में एक दिन ऐसा आयेगा कि जब हम स्त्प्न से जागेगे एवं इस मिट्टी 
के पुतले का बनाना बन्द कर देगे। सचमुच हम चिरकाछ मिट्टी के 
पुतले बनाने मे छगे है | हमे यह शिक्षा ढेनी होगी; और यह 
शिक्षा प्राप्त करने में बहुत देर छंगेगी । 


वेदान्त कहता है--अनन्त ही सान्‍्त हो गया है | जम॑नी में 
इसी मित्ति के ऊपर दरशीन-शास्त्र-स्चना की चेथश की गई थी। 
इंग्छेण्ड मे अब भी इस प्रकार की चेष्ठा चढू रही है ! किन्तु इन संब 
दाशनिको के मत का विश्लेषण करने पर यही सारांश निकलता है 
कि अनन्तस्वरूप ( मेंब्व॒*3 598०एॉ० (पाए ) अपने को जगत्‌ में 
व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है | यदि यह बात सत्य मान छी जाय 
तो अनन्त कमी न कभी अपने को व्यक्त करने मे समर्थ हो ही 
जायगा | अत््व निरपेक्षाबस्था त्रिकसितावस्था से नीची हैं; कारण, 


२८ शानयोग 


विकसिताबस्था मे ही तो निरपेक्ष स्वरूप अपने को व्यक्त कर रहा है। 
जब तक अनन्त स्वरूप अपने को सम्पृणे रूप से बाहर निकाछ नहीं 
पाता तब तक हमे इसी अभिव्यक्ति मे उत्तरोत्तर सहायता करनी होगी। 
छुनने मे यह बात बड़ी मधुर है, और हमने अनन्त, विकास, व्यक्ति 
आदि दाशनिक शब्दों का भी प्रयोग किया। किन्तु सान्‍्त किस प्रकार 
अनन्त हो सकता है, एक किस प्रकार दो कोटि का हो सकता है, 
इस सिद्धान्त की न्यायसंगत मूलभित्ति क्या है, यह प्रश्न तो दाशनिक 
पण्डित छोग स्॒भावत: ही पृ सकते हैं| निरपेक्ष एवं अनन्त सत्ता 
सोपाधिक होकर ही इस जगत्‌ रूप में प्रकाशित हुईं है। यहाँ पर 
सभी कुछ सीमाबद्ध रहेगा ही | जो कुछ भी इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि के 
भीतर से आयेगा उसको स्वतः ही सीमाबद्ध होना पड़ेगा, अतए्व ससीम 
का असीम होना नितान्त मिथ्या है | ऐसा हो ही नही सकता । 


दूसरे पक्ष मे, वेदान्त कहता है, यह ठीक है. कि निरपेक्ष एवं अनन्त 
सत्ता अपने को सान्त रूप मे ब्यक्त करने की चेश् कर रही है। 
किन्तु एक समय ऐसा आयेगा जंब इस उद्योग को असम्मव जान कर 
उसे अपने पॉव पीछे छोटाने पड़ेगे। यह पीछे पॉव ठौठाना ही 
यथाये घमे का आरम्भ है। वैराग्य ही धर्म का ग्रार्म्म है। आधुनिक 
मनुष्य से वैराग्य की बात कहना अत्यन्त कठिन है । अमेरिका में मेरे 
बारे मे छोग कहते हैं कि मानो मैं पॉच हजार वर्ष पूषे के किसी 
अतीत और विलुप्त ग्रह से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा हैँ; 
इंग्लेंड के दाशैनिक पंडित शायद यही कहेगे | किन्तु वैराग्य और 
त्याग ही केवछ इस जीवन की एक मात्र सत्य वस्तु है| ग्राणपण से 
चेश करके देखो यदि कोई दूसरा उपाय प्राप्त कर सकते हो | यह 


माया श्र 


कभी भीन हो सकेगा । ऐसा समय आयेगा जब अत्तरात्मा 
जागेगा--इस रुम्बे विधादमय स्वप्न से जाग उठेगा; बालक खेढ- 
कप 


; छोड़ कर अपनी जननी के निकट छौट जाने को उद्यत होगा । 
वह समझेगा--- 


न जातु काम: कामानामुपभोंगेन शाम्यति। 
ह॒विया कृष्णवर्त्मेव भय एवामिवर्धते ॥ 


काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की नित्रत्ति नहीं 
होती, वरञ्च घृताहुति के द्वारा अग्नि के, समान वासना और भी 
बदती हैं। इस प्रकार क्‍या इन्द्रिय विछास, क्या बुद्धि-वत्ति के परि- 
चालन से उत्पन्न आनन्द, क्या मानवात्मा का उपभोग्य सब प्रकार का 
सुख--सभी मिथ्या है--सभी माया के अधीन है। सभी इस संसार के 
बन्धन के अन्तर्गत हैं ; हम उसे अतिक्रमण नहीं कर पाते । हम 
उसके अन्दर अनन्त काल पर्यन्त दौडते फिर सकते है, किन्तु उसका 
अन्त नहीं पा सकते; एवं जब भी हम सुख का कण प्राप्त करने की 
चेष्टा करेगे तमी दुख का ढेर हमे घेर छेगा। यह कितनी भयानक 
अवस्था है! जब मै इस पर विचार करने की चेथ्ट करता हैँ, मुच्ने 
नि'सशय ही यह अनुभूति होती है कि यही मायावाठ है--सभी कुछ 
माया ह--यह वाक्य ही इसकी एक मात्र ठीक ठीक व्याख्या है। 
इस ससार में क्या दुख ही वर्तमान है | यदि आप छोग विभिन्न 
जातियो के बीच परिश्रमण करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि यदि एक 
जाति अपने दोप का एक उपाय के द्वारा ग्रतिकार करने की चेष्ट कर 
रही हैं तो दूसरी किसी अन्य उपाय का अबल्म्बन क रही ह। 
* एक ही दोप को विभिन्न जातियों ने विभिन्न प्रकार से प्रतिरोध करने 


३० ज्ञानयोंग 


की चेष्टा की है बिल्तु कोई भी कृतकाय न हो सका। यचपि ढोप 
को धीरे धीरे कम करते हुए किसी अश मे रोका भी जा सकता है 
किन्तु दूसरे किसी अंश में ढेर का ढेर अश्ञुभ सज्चित होता रहता है । 
इसकी गति ही ऐसी है । हिन्दुओं ने जाति के जीवन मे किसी 
प्रकार सतीतव धर्म को उत्पन्न करने के लिये अपनी सन्‍्तान को तथा 
धीरे धीरे समस्त जाति को बालविवाह के द्वारा अधोगामी कर दिया 
है। किन्तु यह बात भी में अस्तीकार नही कर सकता कि वालवबिवाह 
ने हिन्दू जाति को सतोत्व धम से बिभूपित किया है । तुम चाहते क्या 
हो ? यदि जाति को सतीत्व/धम्म से थोडा बहुत विभूषित करना चाहते. 
हो तो इसी भयानक बाल्यविवाह द्वारा समस्त स्त्रीपुरुषों को शारीरिक 
विषय में अधोगामी करना पड़ेगा । दूसरी ओर क्या तुम्हारी जाति 
विपत्तियो से रहित है ? कभी नहीं | कारण, संतीत्व ही जाति की 
जीवनी शक्ति है। क्या आप ने इतिहास में नही पढा है कि जातियों 
की मृत्यु का चिन्ह असतील के भीतर से ही आता है--जब यह 
किसी जाति के भीतर प्रवेश करता है तभी उसका विनाश निकट 
पहुँचता है | इन सब हु'खजनक प्रइनों की मीमांसा कहों मिलेगी ! 
यदि माता-पिता अपनी सनन्‍्तान के ढिये पात्र या पात्री का निवोचन 
करे तब इस तथाकथित प्रेम के दोप का निबारण हो सकता है। 
भारत को बेटियों भावुक होने की अपेक्षा कार्यक्शल अधिक होती 
है। उनके जीवन में कह्पनाप्रियता को अधिक स्थान नहीं मिलता | 
"किन्तु यद्षि छोग अपने आप ही स्वामी और स्त्री का निर्वाचन करते 
है तब उन्हे इससे अधिक सुख नही मिलता । भारतीय नारियों अधिक 
सुखी है। स्त्री और स्त्रामी के बीच कलह अधिकांश नहीं होता। 
दूसरी ओर अमेरिका मे जहाँ स्वाधीनता की अधिकता है वहां सुखी 


माया ३१ 


परिवार बहुत कम देखने मे आते है | थोड़े बहुत सुखी परिषार हो भी 
सकते है, परन्तु असुछी परिवारों तथा असुखकर विवाहों -की संख्या 
व्णनातवीत है| मै जिस किसी समा में गया हूँ, वहां सुनता हूँ कि 
उसमे उपस्थित एक तिहे। स्ज्ियों ने अपने पति-पुत्रों को बहिष्कृत 

दिया है | इसी प्रकार सभी जगह है | इससे क्या सिद्ध होता है 
सिद्ध होता है कि इस सब आदशों के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं 
हो सकता | हम सभी सुख के लिये उत्कट चेष्टा कर रहे है, किन्तु 
एक ओर कुछ प्राप्त होने के पहले ही दूसरी ओर दु'ख्‌ उपस्थित 
हो जाता है । 


तब क्या हम कोई भी जुम कमे न करे ? अवश्य कर, और 
पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम इस काये को करें। 
किन्तु यही ज्ञान-शिक्षा हमारे औद्धत्य एवं तआस्पुव॒( एच्ाबांपणाआा। ) 
को नष्ट करेगी। तब अगरेज उत्तेजित होकर हिन्दू को “ओह , 
पैशाचिक हिन्दू ! नारियो के प्रति कैसा असदृव्यवहार करता है [?--. 
यह कहकर अभिशप्त नहीं करेंगे । तब वे विभिन्न जातियों की 
ग्रधाओं को आदरणीय बनाने की शिक्षा देगे । तआस्सुब कम होगा, 
कार्य अधिक होगा | तआस्मुब में आदमी अधिक कार्य नही कर पाता | 
वह, अपनी शक्ति का ठीन चौथाई व्यथ ही व्यय कर देता है | 
जिन्हे धीर प्रशान्त चित्त "काम के आदमी ' कह कर पुकारा 
जाता है वे ही कर्म करते है। निरथेक वाक्यपटु तआस्मुबी व्यक्ति 
कुछ भी नहीं कर पाता | अतण्व इसी ज्ञान के द्वारा कार्यकारिणी 
शक्ति की वृद्धि होगी। घटनाचक्र ऐसा ही है, यह जान कर 
हमारी तितिक्ञा भी अधिक होगी। दुख और अमड्गल के दृ्य 


ड्रर्‌ ज्ञानयोग 


53! 
श् 
पु 


गाव से च्युन नहीं कर सकगे ओर छाया के पीछे पीछे 
पड़ा नहीं सकग | अतण्व संसार का गति ही एसा हू यह जान 
कर हम सहिप्ण बनगे | उदाहरण ख्वम्यय हम कह सकते हैं कि 





डा) (पी 
जी पं 
 :॥॥ 
वि । हक 
बॉय 
स्पिः ४ 
» ५) शा 
“2 £ 
5 | 
" (:॥ 
5) + 
, 3 पा 
दर “५. 
रू । बिल 
| 2 
न 
| 
कक ५ 
&7॥ 
, 2 --! 
2/) का, 
5 
हर 5-५2 
५ न 
अी हर 
» प्र 
“ 53| | 
४४ 2) ध्, 
८* रे 


के है और सम्मत्रत विपरीत दिद्ला भें बहने की भी चेष्टा कर रहे 
है, किन्तु ऐस्ता समथ आयेगा जब्र प्रत्येक वस्तु उस समुद्र के वक्ष:स्थल 
मे खिंच कर पहुँच जायगी। अतण्व, जीवन समस्त हुःख और क्लेश, 
आनन्द, हात्य और कऋन्‍ठन के सहित उसी अनन्त समुद्र की ओर 
प्रवल् बेग से प्रबाद्दित द्वो रहा है. यह निश्चित है और केवड समय 
वा ग्रव्न है जत्र कि तुम, में, जीव, उद्धिद ओर साधारण जीवाण 


कक] 


० ऋचकुमओ. १पपेानबकान' 


ज्ञाशभ 
व| री 


५ 


5 भी जहाँ पर है. रह उता ह सब कठ उसी अनन्त 
जाइन-समुद्र म--मुक्तित ओर इंद्र मे पहुंचकर रहेगा! 


ढ़ ५ 
4 





0 % ६ 


फ्क् बार फिर झादता वंदान्त न्त का दइशण्काण आजश्यञाबरादा 
अब्बा निगद्मागर्दी नहीं है।यह संसार केवल मंगलमय ह अयवबा 


कायल अमागाल्मण् ह एम्ा मन वह व्यकता नहा करता | तरह कहता 


ण्तॉ्‌ 
| ज 





"4 बज्ञार हिल,नद् कर रहा करते है। संसार णमा हो है. यह समझ 

पर नुम्र सहेप्णता ऋ साथ क्रम कगें। किलु किस दिया! यहि 

उदनाचक टर्मी।! प्रशार का हू तो हम क्‍या कर? हम अभन्रेयवादी 
7 


सा. 


अपर, ्जु कक] चकज # ७, 
। 7 जाई आजक्रद छा अनयवबादा भाता कहते है कि 


माया ड्र्‌दे 


इस रहस्य की कोई मीमांसा नहीं है; वेदान्त की भाषा मे कहेगे 
कि इस मायापाश से मुक्ति नही है। अतर् सन्तुष्ट होकर सब उपभोग 
करो | किन्तु यहॉ भी एक अति असंगत महाश्रम रह जाता हैं। 
और वह यह है। तुम जिस जीवन से चारो ओर से घिरे हुए 
हो उस जीत्रन के व्रियय में तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है ! 
क्या जीवन शब्द से तुम केवल पाँच इब्द्रियो से आवद्ध जो 
जीवन हैं उसे ही लेते हो ” इन्द्रियात्म ज्ञान भें तो हम पशुओं से 
अधिक मिन्न नहीं है । किन्तु मुझे विश्वास है कि यहाँ वेंठे हुए छोगो 
मै से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा सम्यृणे भाव से केवल 
इन्द्रियों मे आवद्ध हो। | अतण्व हमारे बरततमान जीवन का अथे इन्द्रि- 
थात्म ज्ञान की अप्रेक्षा और भी कुछ है। छुखदुःख का अनुभव कराने 
वाली हमारी मनोवुत्ति और चिन्ता-शक्ति भी तो हमारे जीवन का 
प्रंधान अग है । और उस महान आदर अथीत्‌ प्र्णता की ओर अग्न- 
सर होने की कठोर चेश्व मी क्‍या हमारे जीवन का उपादान नहीं है? 
अकज्षयवादियों के ( 8907००४४ #07०872०8० ) मत में वर्तमान जीवन 
की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। किन्तु जीवन कहने से हमारे 
सामान्य सुखदःख के साथ साथ हमारे जीवन के अष्थि मज्जा स्वरूप 
अयोत्‌ सारभूत इस आदश के अन्वेषण की, इस पूर्णता की ओर अग्न- 
सर होन की चथश का भी तानपय है| हम इसी को आप्त करना 
होगा | अतएवं हम अंब्रेयवादी नहीं हो सकते और अज्ञेयवादी के 
प्रययक्ष ससार को छकर नहीं चछु सकते। अज्ञेयवरादी तो जीवन के उप- 
युक्त उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को सर्वस्त्र मानते है। थे 
इस आदश का ज्ञान का अगोचर कह कर इसके अन्वेषण का परित्याग 
कर देते है। यही स्वभाव, यही जगत, इसे ही माया कहते है।वेदान्त 


है 
च्‌ 


३४ ज्ञानयोंग 


के शब्दों मे यही प्रकृति है। किन्तु चाहे देवोपासना के द्वारा हो, 
चाहे मूर्तिपूजा द्वारा, चाहे दाशनिक बिचारों के अवढम्बन से आचरित 
हो, अथवा ठेव चरित्र, पिशाच्र चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि 
चरित्र, महात्मा चरित्र अथवा अबतार चरित्र की सहायता से अनुष्ठित 
हो, सभी धर्मों का, चाहे वे उन्नत धर्म हो चाहे अपरिणत, सभी का 
उद्देश्य एक ही है। सभी धर्म इस ग्रक्नति के वन्धन को तोडने की थोडी 
बहुत चेष्टा कर रहे है। सक्षेप मे सभी धर्म स्वाधीनता की ओर अग्रसर 
होने की कठोर चेष्टा कर रहे हैं। जाने या अनजान मनुष्य समझ गये है 
कि वे बन्दी हैं। वे जो बनने की इच्छा करने है सो नही है। जिस समय, 
जिस मुहूर्त में उन्हाने अपने चारों ओर इष्टिपात किया उसी मुद्न्त में 
वे समझ गये कि वे बन्दी है| उसी क्षण उन्हे अनुभूति हो गई कि 
ये बन्दी है । वे यह भी समझ कि इस सीमा से जकडा हुआ जो 
कोई भी उनके भीतर रह रहा है वह देह से भी अगम्य स्थान को 
उड जाना चाहता है| संसार के उन निम्नतम धर्मी मे भी जहाँ 
दुदान्त, नुशंस, आत्मीयों के घरों में छुक छिप कर फिरने वाले, हत्या 
नथा सुराप्रिय मृत पितर या भृत-तों की पूजा की जाती है उनमे 
भी स्वाबीनता का यह भाव हम पाते हैं। जो छोग देवताओं की 
उपासना करते है वे उन्ही सब देघताजो को अपनी अपेक्षा अधिक 
स्वाधीन देखते है--द्वार बन्द होने पर भी देवता छोग घर की दीवारों को 
पार करके आ सकते है; ढीवोर उनके मार्ग में बाधक नहीं होतीं, ऐसा 
भक्त का विश्वास होता है। यही स्वाधीनता का भाव ऋमशः बढते 
बढ़ते अन्त मे सगुण इश्वर के आदर मे परिणत होता है। इस आदर्श 
का केल्द्रीय भाव है-इश्वर माया से अतीत है । मुझे मानों ऐसा छगता 


ले, कण. घ॥. किक 


हे कि में दूर से आता हुआ एक शब्द सुन रहा हूँ और देखता हैँ कि 


माया ३५ .. 


भारत के प्राचीन आचाय, प्राचीन ऋषि जगछ में बेठे इस प्रइन पर 
विचार कर रहे है, बड़े बडे वयोवृद्ध परवित्रमय महर्पिगण भी इसकी 
मीमांसा करने मे असम्थ रहे है. परन्तु एक वालक उनके बीच खड़े हो 
कर घोषणा करता है'-/ हे दिव्य धामत्रासी अमृत के पुत्रगण ! सुनो, 
मुझे मागे मिल गया है। जो अन्धकार से अतीत है उसे जान ढछेने 
प्र अन्धकार के वाहर जाने का माग मिल जाता है । 
श्रण्वन्तु विश्त्रे अमृतस्य पुत्रा: | 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु. ॥ 
बेदांहमेत पुरुष मह्ान्तमादित्यचणे तमस. प्रस्तात 
तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्या विद्यतेड्यनाय ॥ 
( खेताख़तर उपनिषद्‌ ) 


इसी उपनिषद से हमे यह उक्ति सी मिलती है कि यह माया 
हमे चारों ओर से घेरे हुये है एवं वह अति भयडूर है। माया के वीच 
मे से होकर काये करना असम्भव है | जो यह कहता है कि “ मे इस 
नदी के तठ पर बैठा हूँ, जब सारा पानी समुद्र मे पहुँच जायगा तब 
में नदी के पार जाऊँगा. ” वह उतनी ही भूछ करता है जितनी कि 
यह कहने वाछा कि “जब तक पृथित्री प्रूण मगलूमय नहीं हो 
जाती उतने दिन काये करते रहने के वाद सुख भोग करूँगा | 
ढोनो ही बाते असम्भव है | माया के बीच में से रास्ता नहीं है, 
माया के चिरुद्ध चछु कर ही रास्ता मिठिगा--यह बात भी मानर्न 
पड़गा | हमारा जन्म प्रकृति के सहायक रूप में नहीं वरजञ्च 
ग्रकृति के विरोधी के रूप में हुआ है। हम बन्धन के कता होकर 
भी स्त्रय को बन्दी बनाने की चेश्ा करते है।यह मकान कहाँ से 


"३६ ज्ञानयोग 


आया ? प्रकृति ने तो दिया नहीं । प्रकृति कहती है--- जाओ, वन 
मे जाकर वसो / मनुप्य कहता है--“ मैं मकान वनाडेँगा, प्रकृति 
के साथ युद्ध करूँगा।” और वह यही कर रहा है । मानव जाति 
का इतिहास प्राकृतिक नियमों के साथ युद्ध का इतिहास है और मनुप्प 
की ही अन्त मे प्रकृति पर विजय होती है | अन्तजगत में आकर 
देखो, वहां भी यही युद्ध चल रहा है, यही पाशव मानव और 
आध्यात्मिक मानव का संग्राम, प्रकाश और अन्चकार का संग्राम निर- . 
न्तर जारी है। मानव यहों भी जीत रहा है। स्वाधीनता की प्राप्ति 
के छिये प्रकृति के वन्‍्धन को चीर कर मनुप्य अपने गन्तव्य मार्ग 
को प्राप्त करता है | हमने अमीतक माया का ही वर्णन ठेखा है। 
वेदान्ती पण्डितों ने इस माया को अतिक्रमण करके एसी किंसी वस्तु 
वो जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके 
पास पहुँच सके तो हम भी माया के पार हो जायेँगे। ईझ्रार्दी 
सभी धर्मो की यह साधारण सम्पत्ति हैं | किन्तु वेदान्त के मत मे यह 
बर्म का प्रारम्भ है. अन्त नहीं। जो विश्व की सृष्टि तथा पान करने 
वाले है, जो मायाधि्ठित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा 
जाता है, उन्हीं सगुण ईइबर का ज्ञान वेदान्त का अन्त नहीं है। 
यही ज्ञान वढ़ते बदने, अन्त में वेढान्ती ठेग्वता है कि जिसे वह बाहर 
खडा हुआ समझता था वह उसुके अन्दर ही है और वह स्त्रय वही है ! 
जो अपने को वद्भभावापन्न समझता था वह स्वयं ही वही भुक्त- 
स्वम्घ्प है। 


है 


३, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप 


( लन्दन में दिया हुआ सापण ) 


पञ्चेन्द्रियप्राह्य जगत्‌ में मनुष्प इतना अधिक आसकक्‍त हो 
जाता है कि वह उस सहज मे ही त्याग करना नहीं चाहता | किन्तु 
वह इस बाह्य जगत को चाहे कितना ही सत्य या साररूप क्यो न 
समझे प्रत्येक व्यक्ति तथा जाति के जीवन में एक समय ऐसा आता 
है कि जब उसे अनिच्छा से भी जिज्ञासा करनी होठी है, कि क्या 
यह जगत्‌ सत्य है ? जिन व्यक्तियों को अपनी इन्द्रियों की गवाही 
में अविश्वास करने का तनिक भी समय नहीं मिलता, जिनके 
जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विपयमभोंग में 
वीतता है, मृत्यु उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और 
' विवश होकर उन्हे भी कहना पड़ता है--क्या यह जगत्‌ सत्य है! 
डसी एक प्रशइन में धम का आरम्म होता है और इसी के उत्तर में 
धम की इति भी हो जाती है | इतना ही क्यो, सुदूर अतीत काल में 
जिसका निश्चित इतिहास भी अब नहीं मिलता, उसी रहस्यमय 
यौराणिक युग में भी, सम्यता के उस अस्फुट उषाकाल में भी, हम 
देखते है कि यही एक प्रइन उस समय भी पूछा गया है--क्या यह 
जगत सत्य है ! 


कवित्वमय कठोपनिपद के प्रारम्म में हम यह प्रइन देखते है, 
मनुष्य के मरने पर, कोई कोई लोग कहते है कि उसका अस्तित्व 


३े८ जानयोग 


समाप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं कि, नही, उसका अस्तित्व 
फिर भी रहता है, इन दोनों बातों में कौन सी सत्य है ? ( येय॑ ग्रेते 
विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके )।” जगत मे इस 
सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के उत्तर मिलते है। जितने प्रकार के दशन 
या धमं ससार में है वे सब वास्तव मे इसी प्रश्न के विभिन्न रूप के 
उत्तरों से परिष्रण है । अनेक तो ऐंसे है जिन्होंने इस प्रइन को ही-- 
ग्राणों की इस महती आकांक्षा को--संसार से अतीत परमार्थ सत्तः 
के इस अन्वेषण को--व्यर्थ कह कर उडा देने की चेश की है। 
किन्तु जब तक मृत्यु नाम की कोई वस्तु जगत में है तब तक इस 
ग्रइन को यो ही उडा देने की सारी चेशयें विफल रहगी। यह कहना 
सरल है कि हम जगत्‌ के अतीत की सत्ता का अन्वेषण नहीं करेंगे- 
वर्तमान क्षण मे ही हम अपनी समस्त आशा, आकांक्षा को सीमित 
रखेंगे; हम इसके ढिये भरपूर चेश कर सकते हैं और बहिजेगत्‌ 
वी सब वस्तुये ही हमे इन्द्रियों की सीमा के भीतर बन्द करके 
रख सकती है, सारा संसार मिलकर वर्तमान की श्रुद्र सीमा 
के वाहर इृष्टि प्रसारित करने से हमें रोक सकता है; किन्तु जितेन 
दिन जगत्‌ में मृत्यु रहेगी उतने दिन यह प्रइन बार बार उठेगा-- 
हम जो इन सव वस्तुओं को सत्य का सत्य, सार का भी सार समझ 
कर इनमें भयानक रूप से आसकक्‍त है, क्या मृत्यु ही इस सब का 
अन्तिम ,परिणाम है? जगत्‌ एक क्षण मे ही ध्वंस होकर न जाने 
कहाँ चढा जाता है | ऊँचे गगनस्पर्शी पर्वत के नीचे की गम्भीर 
गुफा मानो मुँह फैछाये जीवो को निगलने को आरही है।इस 
भीषण परत के पास खडे होकर, कितना ही कठोर अन्तःकरण क्‍यों 
न हो, निश्चय ही सिहर उठेगा और पूछेगा--यह रूब क्‍या सत्य 


मनुष्य का यथाथे स्वरूप बे 


है! कोई तेजस्त्री दृदय जीवन भर बड़े आग्रह के साथ जिस 
आशा को अपने हृदय मे रव कर पाछता रहा वह एक मुहूत मे 
ही उड कर न जाने कहाँ चढी गई, तो क्या हम इस सब आशा को 
सत्य कहे ? इस प्रइन का उत्तर देना होगा। प्राणों की इस आकांक्षा 
की, हृदय के इस गम्भीर ग्रइन की शक्ति का कभी भी हास नही 
होगा, वरञ्च काल का ब्ोत ज्यो ज्यो आगे बढता जायगा त्यो त्यो 
इस ग्रइन की शक्ति बढती जायगी और उतने ही अधिक प्रबल वेग 
से यह प्रश्न हृदय के ऊपर आधात करेगा । मनुष्य को सुखी हाने 
की इच्छा होती है। अपने को सुखी करने की इच्छा से मनुष्य 
सभी ओर दौडता फिरता है--इन्द्रियों के पीछे पीछे दौड़ता फिरता 
है--पागल की भेंति वहिजंगत्‌ में काये करता जाता है। जो 
युवक जीवनसड्माम में सफल हुये है. उनसे यदि प्रूछो तो कहेंगे, 
यह जगत्‌ सत्य है--उन्हे सभी वाते सत्य प्रतीत होती है। 
ये ही व्यक्ति जब बूढ़े हो जायेगे, जब सौभाग्यरक्ष्मी उन्हे वार 
वार धोखा देगी तव उन्होंसे यदि पृछोगे तो यही कहेगे कि 
' सत्र ही अद्श् है ! | उन्होंने इतने दिन तक यही देख पाया कि 
वासना की पूति नहीं होती।वे जिधर जांते है उधर ही मानों 
बज्र के समान इढ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है जिसे 
व्टंघ कर जाना उनके लिये असम्भव है| इन्द्रियो की चब्चलता 
की ही प्रतिक्रिया होती रहती है|सुख और दु.ख ढोनों ही 
क्षणस्थायी है । विछास, विभव, शक्ति, दारिद्रब, यहाँ तक कि जीवन 
भी क्षणस्थायी है | 
उपयुक्त ग्रश्न के दो उत्तर हैं। एक है---शून्यवादियों की मोति 
विश्वास करना कि सभी झत्य है, हम कुछ भी नही जान सकते, हम 


००. 


'छि० है / आनयाग 


2 


4५ क्र 


अत, मविष्यत्‌ या बतमान के सम्बन्ध मे भी कुछ नहीं जान सकते | 


च््ज 
# ७, [.] 


---कारण कि जो व्यक्ति मूत भविष्य को अस्वीकार कर केवछ बरतेमान 
को स्त्रीकार करते हुए उसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता 
डै बय केवछ बातनी है; क्योंकि ऐसा होने पर वह माता-पिता को 
स्वीकार न करते हुए भी सनन्‍्तान के अस्तित्व को स्वीकार करेगा ! 
और ऐसा कहना इस अवस्था मे वुक्तिसंगत ही होगा; क्योंकि भृत 
भविष्य को असख्वीकार करने का अभे है वर्तमान को भी अस्वीकार 
ऋरना | यही एक भाव--यही भ्ृन्यवादियो का मत है। किन्तु मेने 
एस मनुप्प आज तक नहीं देखा जो एक मुद्ठत के लिये भी घृत्यवादी 
हो सके;--मुख से कहना तो अवश्य ही बहुत मर है । 


दूसरा उत्तर यह है कि इस ग्रइन के वास्तविक उत्तर की खोज 
करो--सत्य की खोज करो--इस नित्य परिवर्तनशीछ नझ्लर जगत में 
क्या सत्य है इसकी खोज करो | यह शरीर जो कुछ भीतिक अणुओ 
का समष्टि मात्र है, क्या इसके अन्दर कुछ सत्य भी है ? दखा जाता 
है कि मानवजीवन के इतिहास मे सर्वदा ही इस तत्व का अन्वेषण 
किया गया है | हम देखते हैं कि अति ग्राचीन काल मे ही मनुष्य के 
मन में इस तत्व का अस्पष्ट प्रकाश उद्स्‍ासित हों गया था | हम 
ठेखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थुछ देह से अतीत एक अन्य 
ढह का भी पता पा लिया हे--यह देह अधिकांश इसी स्थुछ ढेह के 
समान अवश्य हैं किन्तु प्रण रूप से नहीं; यह स्थुरू देह से श्रेष्ठ ह--- 
शरीर का नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होगा। हम 
ऋतगेढ के एक सूक्‍त में किसी मृत शरीर का ठाह करने बाले 
अग्निदेव के प्रति कहा हुआ यह स्तव देखते हैं. “ हे अग्नि ! 


मनुष्य का यथा स्वरूप ४१ 


सुम इसे अपने हाथो मे लेकर धीरे धीरे ढे जोओ--इसे सवाग सुन्दर 
ज्योतिमय देह से सम्पन्न करो--इसे उसी स्थान मे के जाओ जहाँ 
पितृगण वास करते है, जहाँ दुःख नही है, जहों मृत्यु नही है।” 
तुम देखोंगे कि सभी धर्मा मे यही एक माव विद्यमान है, और इसके 
साथ ही हम एक और तत्व भी पाते है। आश्चर्य की बात हें--सभी 
धर्म एक स्वर से घोषणा करते है कि मनुष्य पहले निष्पाप और 
पवित्र था, इस समय उसकी अवनति हो गई है--यही भाव, चाहे वे 
रूपक की भाषा मे, या ढशन की सुस्पष्ट भाषा में, अथवा कविता की 
सुन्दर भाषा में छंपेट कर प्रकाशित क्यो न करे किन्तु समी इस एक 
तत्व की घोषणा करते अवश्य है। सभी शास्त्रो और पुराणो में यही 
एक तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था वैसा अब नही है 
और इस समय वह पहले था वैसा अब नही है और इस समय वह 
पहले से गिरी हुईं दशा मे है| यहूदियों के शास्त्र बाइबिल के 
प्राचीन भाग मे आदम के पतन की जो कथा है उसमे भी सार यही 
है। हिन्दू शास्त्रों में इसका वार बार उल्लेख हुआ है| उन्होंने 
सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है, जब कि मनुष्य की 
मृत्यु उसकी इच्छानुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने 
शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्यों का मन शुद्ध और हृढ 
था, इस सब मे भी उसी एक सावेभोमिक सत्य का इशारा ठीखता है। 
बे कहते है कि उस समय मृत्यु नही थी एवं किसी प्रकार का अशभ 
और दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का 
अवनत भाष ही तो है। इस वर्णन के साथ साथ हम सभी घर्मों मे 
जलप्छावन अथोत्‌ जल्ग्रछ्य का वर्णन भी पाते है। यह जलप्रल्य 
वी कथा ही इस वात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान 


४२ जशानयोग 


युग को प्राचीन युग की अवनत अवस्था ही मानते है। जगत्‌ की 
अवनति क्रमशः बढ़ती ही गई | इसके बाद जब जलप्रढय हुआ तो 
अधिकाश जगत्‌ उसमे डूब गया। फिर उन्नति आरम्म हुई । और 
अब यह जगतू अपनी उसी प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने 
के लिये धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। आप सब 04 '४वाश्षा 
(पुराने बाइबिल ) में जलूप्रछकय की कथा जानते ही है. । यही एक 
क्रया प्राचीन बेबीकोन, मिस्र, चीन एवं हिन्दू धर्म मे भी प्रचलित थी। 
हिन्दू शास्त्र मे जलप्रढय का इस प्रकार का वर्णन मिलता है,-- 
महर्षि मनु जब एक दिन गंगातठ पर सन्व्या वन्‍्दन में छंगे थे, तब 
एक छोटी सी मछली ने उनसे आकर कहा---' मुझे आश्रय दीजिये! 
मनु ने उसी क्षण पास रक़खे हुए पात्र मे उसे रख कर उससे पूछा-- 
“तू क्या चाहती है ” मछली बोली--/ एक बड़ी भारी मछली मुझे 
मार डालने के ढिये मेरा पीछा कर रही है। मेरी रक्षा कीजिये । 
मनु उसे घर के गये, ग्रातःकारू देखा, वह बढ कर पात्र 
के वराबर गई' है । मछली वबोली-- मैं अब इस पात्र में नहीं रह 
सकती |” तब मनु ने उसे एक कुण्ड भे रख दिया । दूसरे दिन 
बह कुण्ड के बराबर हो गहँ और कहने छगी--' मैं इसमें भी नहीं 
रह सकती तब भन्ु ने उस नदी में डाछ दिया | ग्रात'काढ को 
देखा कि उसका शरीर सारी नदी में फैल गया है। तब उन्होने उसे 
समुद्र मे डाल दिया | तब मछली कहने लगी,--“ मनु, में जगत्‌ का 
सृष्टिकर्ता हूँ। मैं जलप्रकय से जगत्‌ को '्वेस करूँगा। तुम्हें साव- 
वान करने के लिये मै मछछी का रूप धारण करके आया था। तुम एक 
बहुत वडी नौका बना कर सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोडा 
उसमे रख कर उनकी रक्षा करो और स््रय भी सपरिवार उसमे बैठों । 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप रे 


सभी स्थान जब उस जल में इवब जाएँगे तब उस जल मे तुम्हे मेरा 
एक सीग (कॉटा) दिखेगा, तुम नौका को उससे बॉव देना। उसके बाद 
जल घट जाने पर नौका से उतर कर ग्रजावृद्धि करना । ” इसी प्रकार 
भगवान के कथनानुसार जलग्रछ्य हुआ और मनु ने अपने परिवार 
सहित प्रत्येक जन्तु के एक एक जोडे और उदमिदो के बीज की ग्रद्य 
से रक्षा की, और प्रढुय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतर कर 
वे प्रजा उत्पन्न करने मे छग गये--और हम छोग मनु के वंशज होने 
से मानव कहलाने लगे (मन धातु से मनु बनता है; मन्‌ धातु का 
अर्थ है मनन अथोत्‌ चिन्ता करना )।| अब देखों, मनुष्य की भाषा 
उस आमभ्यन्तरीण सत्य को प्रकाशित करने की चेष्ट मात्र है। मेरा 
स्थिर विज्ञास है कि यह सब कथा और कुछ नहीं, मानो एक 
छोटा बालक, जिसकी एकमात्र भाषा अस्फुट अस्पष्ट शब्दराशि 
ही है, अपनी तोतढी भाण में एक महान गम्भीर दार्शनिक सत्य 
को प्रकाशित करने की चेश कर रहा है--केवछ उसके पास 
इसकों प्रकाशित करने के लिये कोई उपयुक्त इन्द्रिय अथवा अन्य 
कोई उपाय नहीं है। उच्चतम दाशैनिक और शिजश्ु की भाषा मे 
प्रकार का कोई भेद नहीं है, भेद है केवल मात्रा ( 0०५7०० ) का | 
आजकल की विशुद्ध, ग्रणाढीवद्ध, गणित के समान कटी छेंटी 
भाषा और प्राचीन ऋषियों की अस्फुट रहस्यमय पौराणिक भाषा 
में अन्तर केबल मात्रा की अधिकता और अल्पता का है। इन 
सब कथाओ के पीछे एक महान सत्य छिपा है जिसे प्रकाशित करने 
की प्राचीन छोगो; ने चे्ठ की है । बहुधा इन सब ग्राचीन पौराणिक 
कथाओ के भीतर ही महामूल्य सत्य रहता है, और दुख के साथ 
कहना पड़ता हैं कि आधुनिक छोगो की चटपटी भापा में बहुघा 


3४ शानयाग 


भुस्ती ही रहती है, तत्व नहीं रहता । अत, रूपक में सत्य छिपा 
है यह कह कर और आजकल के 'राम! “श्याम ' की' समझ मे 
नहीं आता यह कह कर सभी ग्राचीन बातो को ताक पर रख देना 
चाहिये, इसका भी कोई अथ नहीं है। “ अमुक महापुरुष ने ऐसा 
कहा है, अतएव इस पर विश्वास करो! इस प्रकार बोलने के कारण 
ही यदि सभी धर्म उपहासस्पद् हो जाते है. तव आजकल के छोग और 
भी उपहासःस्पढ हैं। आजकछ यदि कोई मृसा, बुद्ध अथवा इसा की 
उक्ति को उद्धृत करता है तो उसकी हँसी उड़ाई जाती है; किन्तु 
हक्सडे, टिण्डछ अथवा डारबिन का नाम लेते ही वात एकदम अकाठ्य 
और प्रामाणिक बन जाठी है। ' हक्सले ने यह कहा ” बहुतों के डिये 
तो इतना ही कहना पयोप्त है! सचमुच ही हम कुप्तस्कारें या अन्ध- 
विश्वासो से मुक्त हो गये हैं। पहले था धर्म का कुसस्कार, अब है 
विज्ञान का कुसस्कार; किल्तु पहले के कुसस्कार के भीतर एक जीवन- 
ढायक आध्यात्मिक भाव रहता था पर आधुनिक कुसंस्कार ढारा 
तो केबछ काम और छोम ही उत्पन्न होता है | वह अन्धविश्वास था 
इंद्बर॒ की उपासना को छेकर और आजकल का अन्धविश्वास हे 
महाघुणित घन, यश और शक्ति की उपासना को लेकर । यही भेद्र 
है । अब हम ऊपर कही हुई पौराणिक कथा के सम्बन्ध में विविचना 
करेंगे | इन सव कथाओ के भीतर यही एक प्रधान भाव देखेन में 
आता है कि मनुष्य जिस अवस्था मे पहुछे था अब उसंस गिरी हुई 
ढशा में है। आजकल के तत्वान्बेपी छोग इस वात को एकठम अखी- 
कार: करते हैं। क्रमविकासत्रादी विद्वानों ने तो मानो इस सत्य का 
सम्यूणे रूप से ही खण्डन कर दिया है | उनके मत मे मनुप्य एक 
विशेष प्रकार के श्षुद्र मांसछ जन्तु( )(०॥५७४० ) का क्रमविकास मात्र है, 


मनणष्य का यथारथे स्वरूप ४५. 


अतणएव प्रूवॉक्त पौराणिक सिद्धान्त सत्य नहीं हो सकता। किन्तु 
भारतीय पराण तो दोनो ही - मतो का समन्वय करता है। भारतीय 
पुराणों के मत के अनुसार सभी प्रकार की उन्नति तरग के आकार 
की होती है। प्रत्येक तरंग एक बार उठती है, फिर गिरती है, गिर 
कर फिर उठती है, फिर गिरती है, इसी प्रकार क्रम चलता रहता है | 
प्रत्येक गति ही चक्राकार होती है | आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से 
देखने पर भी मनुप्य केवल क्रमविकास का परिणाम है, यह बात सिद्ध 
नहीं होती। क्रमनिकास कहने के साथ साथ ही क्रमसंकोच की 
प्रक्रि] को भी मानना पडेगा। विज्ञानवेत्ता ही तुमसे कहते है कि 
किसी यन्त्र मे तुम जितनी शक्ति का प्रयोग करोगे उतनी ही शक्ति 
तुम्हे उसमे से मिलिगी | असत्‌ ( कुछ नही ) से कमी भी सत्‌ ( कुछ ) 
की उत्पत्ति नही हो सकती | यदि मानव--प्रूण मानव--बुद्ध-मानव 
ईसा-मानव, एक शुद्र मांसठ जन्तु का क्रमविकास ही है तो इस 
श्रुद्र जन्तु को भी ऋमसंकुचित बुद्ध कहकर मानना पडेगा। यदि 
ऐसा नहीं तो ये सव महापुरुष कहाँ से उत्पन्न हुए ? असत से सत्‌ 
की उत्पत्ति तो कभी होती नहीं। इसी रूप से हम शास्त्र के साथ 
आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शक्तित धीरे धीरे 
अनेक सीढ़ियों से होती हुई पूणी मनुष्य के रूप में परिणत होती ह्वै 
वह कभी भी जूत्य में से उत्पन्न नहीं हो सकती | वह कही न कहीं 
वर्तमान थी; और यदि तुम विश्लेषण करते करते इसी ग्रकार के क्षद्ग 
जन्तविदश्ेप या जीवाण ( एःज्॑ज़ंबहणा ) तक ही पंच कर उसी 
को आठदिकारण सिद्ध करते हो तो यह निरचय है कि इसी जीवाण 
में यह शक्ति किसी न किसी रूप मे विद्यमान थी | आजकल यही एक 
महान विचार चर रहा हैं कि क्या यह देह ही जो पज्चभूत की 


६ | शानयोग 


समष्टि मात्र है, आत्मा अथवा चिन्ता ( १४००० ) आदि कही जोन 
त्राढ्ली जक्ति के विकास का कारण है ? अथवा चिन्ताशक्ति ही 
देहोत्रत्ति का कारण है ? अवश्य ही संसार के सभी धर्म कहते है 
कि चिन्ता नाम की शक्ति ही शरीर की प्रकाशक है--कोई भी धर्म 
इसके विपरीत विज्वास नहीं प्रकट करता। किन्तु आधुनिक अनेक 
सम्प्रदाय ( ०४8 ए0थ्पराडए ) मानते है कि चिन्ताशक्ति केवड 
शरीर नामक यन्त्र के विभिन्न अँशों के एक विशेष रूप के सब्रिविश 
से उत्पन्न होती है। यह इसी मत को मान कर कहा जाय कि यह 
आत्मा, मन अथवा इसका जो कुछ भी नाम रखा जाय, यह स॒ब 
इसी जड देह रूप यत्र का ही फलस्वरूप है, जिन सव जड़ परमाणओं 
से मस्तिप्फ और शरीर का गठन होता है उन्हीं के रासायनिक अथवा 
भौतिक योग से उत्मन्न होने वाली वस्तु है, तब तो यह प्रश्न ही 
अमीमांसित रह जायगा। शरीर गठन कौन करता है, कौन सी 
राक्ति इन भौतिक अणुओं को शरीर के रूप में परिणत करती 
है ? कौन सी शक्तित प्रकृति मे पडी हुई जड वस्तुओ के ढेर मे से 
कुछ अश छेकर तुम्हारा शरीर एक प्रकार का और मेरा शरीर दूसरे 
अकार का वना डालती है? यह सत्र विभिन्नता क्‍यों होती है ! 

आत्मा नामक शक्ति शरीर में रहने वाले भौतिक परमाणओं के 
विभिन्न सब्रिविशों से उत्पन्न होती है. यह कद्दना ऐसे ही है जैसे गाडी 

के पीछे की ओर घोडे को जोत देना। यह सब्विश कैसे उत्पन्न हुआ 

किस शक्ति ने ऐसा कर दिया? यढहि तुम कहो कि अन्य किसी 

शक्ति ने यह संयोग कर ढिया है, और आत्मा--जो इस समय 

एक विशेष जड़राशि के साथ सथुक्त रूप से इश्िगोचर हो रहा है 

वह इन्हीं स्व जड़ परमाणओ के सयोग का फल है, तब तो उत्तर 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ४७ 


ठीक बहीँ हुआ। जो मत अन्यान्य मतों का खण्डन किये विना ही, 
चाहे उसमे सब का समन्वय न हो, अविकांश घटठनाओ की, अधि- 
कांश विषय की व्याख्या कर सकता है वही ग्राह्म है । अतएव यही 
वात युक्तिसंगत हैं कि जो शक्ति जड़राशि को लेकर उसमें से 
शरीर का निर्माण करती है और जो शक्ति शरीर के भीतर ग्रकाशित 
रहती है ये दोनों एक ही है । अतः यह कहना कि “ जो चिन्ता- 
शक्ति हमारे शरीर में ग्रकाशित होती हैं वह केंबछ जड़ अणुओ 
के संयोग से उत्पन्न होती है और इसीलिये शरीर से पृथक उसका 
कोई अस्तित्व नहीं ” बिलकुल ही निरथेक है। और शक्ति कभी 
जडवस्तु से उत्पन हो नहीं सकती | वरञ्च यह प्रमाणित करना 
अधिक सम्मव है कि हम जिसे जड़ कहकर पुकारते है उसका 
अस्तित्व ही नही है । यह केबरछ शक्तित की एक विशेष अवस्था है | 
यह सिद्ध किया जा सकता है कि काठिन्य आदि जो जड़ के गुण है थे 
सब विमिन्न रुप के स्पन्दनों के फह है। जड़ प्रमाणओं के भीतर 
प्रवक्त स्पन्दन या कम्पन उत्पन्न कर देने से वे कठिन हो जायेगे | 
थोड़ी सी वायुराशि मे यदि अतिशय ग्रवछू गति उत्पन्न कर दी जाय 
तो वह मेज के काठ से भी अधिक कठोर मालूम होगी | अदृश्य 
वायुराशि यदि प्रबुछ झटके के साथ गतिशील हो जाय तो वह 
लोहे के डण्डे को मोड देगी और तोड़ दगी--केबछ गतिशीलता 
के द्वारा ही) उसमे कठिनता का घ॒र्म या गुण उत्पन्न हो जायगा। 
इसी इृध्ान्त से यह कल्पना भी की जा सकती है कि अननुभाव्य 
अजड इयर को यदि ग्रबलछ चक्र की गढि से चलाया जाय तो इसेम 
जड़ पदढाथा के सभी शुणों का साह्य्य दीख पड़ेगा। इसी प्रकार 
से विचार करने पर यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि 


४८ कश्ानयोग 


हम जिन्हें. पञचभूत कहते है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, , किन्तु 
दूसरा मत सिंद्ध नहीं किया जा सकता | 


शरीर के भीतर यह जो शक्ति का विकास देखा जाता है 
यह क्या है ! हम सभी यह बात सरलता से समग् सकते है कि यह 
शक्ति जो कुछ भी हो, यही शक्ति जड परमाणुओ को छेकर उनसे 
एक विशेष आक्ृति--मनुष्य देह--को तैयार करती है। और कोई 
आकर तुम्हारे मेरे शरीर को नहीं बनाता । दूसरा कोई मेरे लिये 
खा रहा है ऐसा मैने कभी नहीं देखा। मुझे ही इस भोजन का 
सार शरीर में छेकर उससे रक्त, मास, अस्थि आदि का गठन 
करना होता है। यह अद्भत शक्ति क्या हैं? भूत भविष्य के. 
सम्बन्ध मे कोई भी सिद्धान्त मनुष्यो को भयावह ग्रतीत होता है 
बहुत लोगों को तो यह केबछ एक अमानुषिक बात मारछुम होती 
है | अतण्व वर्तमान में क्या होता है, हम यही समझने की चेश 
करेगे | हम बरतमान विपय को ही छेगे। वह। शक्ति क्‍या है जो 
इस समय हमारे भीतर बैठी काम कर रही है? हम ठेख चके है 
कि सभी प्राचीन शास्त्रों मे इस शक्ति को छोंगो ने इसी शरीर 
के समान शरीर से सम्पन्न एक ज्योतिमेय पदाथे माना हैं; उनका 
विश्वास था कि इस शरीर के चले जाने पर भी वह शरीर रहेगा | 
क्रमशः हम ठेखते है कि केवल ज्योतिर्मय ठेह कहने से सन्तोष 
नहीं होता--एक और भी उेँचा भाव छोगों के मन पर अधिकार 
करता दिखाई ठेता है।वह यह है कि किसी प्रकार का शरीर 
शक्ति का स्थान नहीं छे सकता | जिस किसी वस्तु की आकृति 
है वह वस्तु केवछ बहुत से परमाणओं का एक समृह है, अतएव 
उसको चढछाने के लिये और कुठ भी चाहिये | यदि इस शरीर 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ४९ 


का गठन और परिचाढन करने के लिये श्सं शरीर के अतिरिक्त 
किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है. तो इसी कारण से उस ज्योति 
देह का गठन और परिचालन करने के लिये भी तदतिरिक्त और 
कुछ चाहिये। यही “ और कुछ ” आत्मा नाम से पुकारा जाने 
लगा । आत्मा ही मानों इस ज्योतिर्मय देह के भीतर से स्थूछ शरीर 
के ऊपर काम कर रहा है। यही ज्योतिमेय शरीर मन का आधार 
कहा जाता है, और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन नहीं है, 
वह मन के ऊपर काये करता है और मन के भीतर से शरीर के 
ऊपर काये करता है। तुम्दोरे एक आत्मा है, मेरे भी एक आत्मा है 
सभी के पृथक्‌ एक-एक आत्मा है और एक-एक सूक्ष्म शरीर भी है; 
इसी सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूछ शरीर के ऊपर काये 
करते है | अब ग्रशन उठा--आत्मा और उसके स्वरूप के सम्बन्ध में 
ररीर और मन से प्रथक्‌ इस आत्मा का क्‍या स्वरूप है ? बहुत से 
से वाद ग्रतिवाद होने रंगे, बहुत से सिद्धान्त और अनुमान माने 
जोन छगे, बहुत से दाशैनिक अनुसन्धान होने रुंगे--मै आपके 
समक्ष इस आत्मा के सम्बन्ध में उन्होंने जो कई एक सिद्धान्त अपनाये 
है उनका वर्णन करने की चेथ्ट करूँगा। भिन्न-मिन्न दर्शनों का इस 
एक विषय में मतैक्य देखा जाता है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ 
भी हो, उसकी कोई आकृति नहीं है, और जिसकी आकृति नहीं 
वह अवश्य ही सबब्यापी होंगा। कार मन के अन्तगैत है--देश 
भी मन के अन्तगत है | काछ को छोड कार्य-कारण-भाव भी नहीं 
रह सकता। कऋमर्तिभाव को छोड कार्य-कारण-भाव भी नहीं रह 
सकता। अतझ्र, देश-काछ-निमित्त मन के अन्तर्गत है और यह 


आत्मा, मन से अतीत और निराकार है, इसलिये वह भी अवश्य 
डे 


0५७ ' ज्ञानयोंग 


ही देश-काछ-निमित्त से अंतीत है। और जब वह देश-कारू-निमित्त 
से अतीत है तो अवश्य ही अनन्त होगा । अब इस वार हिन्दूढशन 
का उच्चतम विचार आता है | अनन्त कमी ठो नहीं हो 
सफकते। ये आत्मा अनन्त है तो केवठ एक ही आत्मा हो 
सकता है, और यह जो अनेक आत्माओं की धारणा है--तुम्हारा 
एक आत्मा, मेरा दूसरा आत्मा-यह सत्य नहीं है। अतएव मनुष्य 
“का प्रकृत स्ररूप एक ही है, अनन्त और सर्॑व्यापी, और यह 
व्यवह्ारिक जीब मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का केवल एक 
सीमाबद्ध भाव है| इसी हिसाब से पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य 
हो सकते है कि व्यवह्वारिक जीव, चाहे वह कितना ही बडा क्यो 
न हो जाय फिर भी मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत रतरूप का अस्फुट 
प्रतिबिम्बमात्र ही है । अतण्व मनुष्य का प्रकृत स्वरूप--आत्मा-- 
जो कार्य-कारण से अतीत हे--जो देश-काछ से अतीत है--अवश्य ही 
मुक्त स्वभाव है--वह कभी बद्ध नही था, उसको बद्ध करने की शक्ति 
किसीमे नहीं थी। यह व्यवहारिक जीव, यह प्रतिविम्व देश-काल-निमित्त 
के द्वारा सीमावद्ध है, इसलिये यह बद्ध है। अथवा किन्ही-किन्हीं 
दाशनिको की भाषा में यो कहेंगे कि “ माठूम होता है कि जेसे बह 
बद्ध हो गया है, परन्तु वास्तव मे वह बद्ध नही हैं। ” हमारी आत्मा 
के भीतर यथाथे सत्य केवछ इतना ही है--यही सबव्यापी, अनन्त 
चेतन्यस्व्रभाव है; हम स्वभाव से ही ऐसे है--चेश करके हमे ऐसा 
वनने की आवश्यकता नही। ग्रत्येक्ष आत्मा ही अनन्त है इसलिये 
जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ बालक परीक्षा 
दे रहे थे | परीक्षक कठिन कठिन प्रइन प्रूछ रहे थे। उनमे यह भी 
प्रघन था--- पृथित्री गिरती क्यों नही * ? वे मध्याकपण के नियम आदि 
सम्बन्धी उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश वाढक-बालिक 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप ७१ 


कोई उत्तर नहीं दे सके। कोई कोई वाहुक मध्याकर्पण या और 
कुछ कह कह कर उत्तर देने छंगे। उनमे से एक बुद्धिमतों वालिका 
ने एक और ग्रइन करके इस प्रइन का समाधान कर दिया--” पृथित्री 
गिरंगी कहें। पर ? ” यह ग्रइन ही गछूत है। पृथितरी कहो गिरे ” पृथित्री 
के लिये पृतन और उत्थान का कोई अथे नहीं है | अनन्त ढेश का 
ऊपर और नीचे कैसा ” यह दोनो तो आपेक्षिक है। जो अनन्त 
है वह कहो जायगा और कहाँ से आयेगा ? जब मनुष्य भृत और भविष्य 
की चिन्ता का--उसका क्‍या क्‍या होगा, इस चिन्ता का>-त्याग 
कर देता है, जब वह देह को सीमाबद्ध और इसीलिये उत्पत्ति-विनाश- 
शीछ जान कर देहाभिमान का त्याग कर देता है, उसी समय वह 
एक उच्चतर अवस्था में पहुँच जाता है | देह भी आत्मा नहीं, मन भी 
आत्मा नहीं; कारण इनका हास और वृद्धि होती है। केवछ जड़ 
जगत्‌ से अतीत आत्मा ही अनन्त काल तक रह सकता है | शरीर 
और मन प्रतिनियत परितेनशील है । ये ढोनो ही कड़े एक परि- 
बतनशीछ घटनाश्रेणियों के नाममात्र हैं। ये मानो एक नदी के 
समान है जिसका प्रत्येक जलपरमाण नियत, चज्चक हे। तव भी 
हम देखते है कि यह वही एक नदी है। इस देह का प्रत्येक परमाणु 
नियतपरिणामशील है; कोई भी व्यक्ति कुछ क्षण को भी एक ही रूप 
का शरीर नहीं रख सकता। तथापि मन के ऊपर एक प्रकार का 
संस्कार बैठ गया हैं जिसके कारण हम इसे एक ही दरीर कह वर 
विविचना करते हैं। मन के सम्बन्ध में भी यही बात है। क्षण मे सुखी, क्षण 
मे दु खी, क्षण में सर, क्षण भे दुवड--नियत परिणामशीरछ मैँवर के 

समान | अतएव॒ मन भी आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा तो अनन्त है। 

परिवतेन बेबछ ससीम वस्तु मही सम्भव है। अनन्त मे किसी प्रकार का 


रश्ए्‌ ज्ञानयोग 


परिवर्तन हो, यह असम्भव बात है। यह कभी नहीं हो सकता। शरीर 
के हिसाव से तुम और मैं एक स्थान से दूसेरे स्थान को जा सकते 
है, जगत का प्रत्येक अणु-परमाणु ही नित्य परिणामशील है; किन्तु 
जगत को समष्ठि रूप मे लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असम्मव 
है | गति सत्र जगह सापेक्ष होती है। में जब एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाता हैँ तब एक मेज़ अथवा और किसी वस्तु के 
साथ तुलना करके देखना होगा; जगत्‌ का कोई परमाणु दूसरे 
किसी प्रमाण के साथ तुलना करके ही परिणाम को प्राप्त 
हो सकता है; किन्तु सम्यूणे जगत्‌ को समष्टि रूप मे लेने पर 
किसके साथ तुलना करके उसका स्थान परितेन होगा ? इस 
समष्टि के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। अतणए्‌व यह अनन्त-- 
एकसेबादितीयम्‌ , अपरिणामी, अचछ और प््ण है और यही पार- 
मार्थिक सत्ता है। इसलिये सर्वव्यापी के भीतर ही सत्य है, सान्‍्त के 
भीतर नहीं। यह धारणा कि मैं एक झ्लुद्र, सान्‍त, सदा परिणामी जीव हूँ 
कितनी ही आराम देनेवाली क्‍यों न हों, फिर भी यह एक पुराना 
भ्रमज्ञान ही है। यदि किसी से कहो कि--- तुम स्वेन्यापी अनन्त 
पुरुष हो |” तो वह डर जायगा। सब के भीतर बैठ कर तुम कारये 
कर रहे हो, सब पैरो के द्वारा तुम चढ़ रहे हो, सब-मुखों से तुम 
बातचीत कर रहे हो, सब नासिकाओ के द्वारा तुम ख़ास-ग्रस्वास के 
कार्य को चला रहे हो--किसी से यह सब कहने से वह डर जाता 
हे। वह तुमसे बार बार कहेगा यह “अहं” ज्ञान कभी नहीं जायगा। 
लोगो का यह 'मै” कौन सा है, यह तो मे देख ही नहीं पाता हूँ । 
देख पाता तो सुखी हो जाता। 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप रे _ 


छोटे वालक के मूँछे नहीं होतीं। बडे होने पर उसके दाढ़ी मूँछ 
निकल आंती है। यदि 'अह ' दरारीर में रहता हैं तब ता बालक 
का 'अहं! नष्ट हो गया। यदि “अह ' शरीरगत होता तब हमारी एक. 
ऑआख अथवा हाथ टूट जाने पर 'अह ' भी नष्ट हो जाता | शराबी का 
शराब छोडना ठीक नही, क्योकि इससे उसका 'अह! नष्ट हो जायगा ! 
चोर का साध वनना भी ठीक नही, क्योकि इसे उसका “अहे! भी 
छूट जाबगा। इसी भय से किसी को भी अपना व्यसन छोडना 
उचित नहीं नहीं। अनन्त को छोड़कर ओर किसी मे 'अहं” हे ही 
नहीं। केवछ इस अनन्त का ही परिवर्तन नही होता, और सभी 
का क्रमागत परिणाम होता है। 'अहृ” भाव स्म्ति में भी नहीं 
है | स्मति मे यदि “अहं ' होता तो मस्तिष्क मे गहरी चोट छगने के 
कारण स्मतिछोंप हो जाने पर वह “अह ! भी नष्ट हो जाता और 
हमारा बिलकुछ ही छोप हो जाता | प्रारम्भिक बचपन के 
दो तीन वर्ष का मुझे कोई स्मरण नहों; यदि स्मृति के ऊपर ' मेरा 
अत्तित्व निभेर करता होता तो ये दो-तीन वर्ष मेरा अस्तित्व ही नहीं 
था--कहना ही पड़ेगा | तब तो मेरे जीवन का जो अंश मुन्ने स्मरण 
नहीं, उस समय में जीवित नही था, यह कहना ही पंड़ेगा। अवश्य 
ही यहाँ “अह! का वहुत ही सड्डीण अभ लिया गया है। हम 
अमी तक 'मे? नहीं हैं। हम इसी मैं? को प्राप्त करने की चेश 
कर रहे है--यह अनन्त है, यही मलुष्य का प्रकृत स्वरूप है। 
जिनका जीवन सम्बूणे जगत्‌ को व्याप्त किये हुये हे वे ही जीवित 
है, और हम जितना ही अपने जीवन को दरीर रूपी छोटे-छोटे 
सान्‍्त पदार्थों में वद्ध करके रखेंगे “उतना ही हम मुत्रु की ओर 
अग्रसर होगे। हमारा जीवन जिस मुहृते मे समस्त जगत्‌ मे व्याप्त 
रहता है, जिस क्षण से वह दूसेरे में व्याप्त रहता है, उसी मुह॒ते 


७४ ..._ ज्ञानयोग 


में हम जीवित है, और जिस समय हम इस क्षुद्र जीवन में अपने 
को वद्ध करके रखते है उसी मुहृ्त में मृत्यु है एवं इसी कारण हर्मे 
म॒त्युभय होता है| मत्युभमय को तभी जीता जा सकता है जब 
मनुष्य यह समझले कि जब तक जगत्‌ में एक भी जीवन शेष हैं. तब 
तक वह भी जीवित है । इस प्रकार के व्यक्तियों को ऐसी उपलब्धि 
होती है कि, “मैं सब वस्तुओ मे, सब देहो में वर्तमान हूँ। सब 
जन्तुओं मे में वर्तमान हूँ | मे ही यह जगत हूँ, सम्भर्ण जगत्‌ ही मेरा 
शरीर है| जितने दिन एक भी परमाणु शेष है उतने दिन मेरी मृत्यु 
की सम्मावना ही क्या है? कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी ”-ऐसा 
ज्ञान हो जाने पर ऐसे छोग निर्भय हो जाते हैं, ऐसे ही समय 
निर्मीक अवस्था आ जाती है | नियतपरिणामशीर छोटी-छोटी 
वस्तुओं में अविनाशल है यहं कहना मूखता है । एक प्राचीन 
भारतीय दाशैनिक ने कहा है कि आत्मा अनन्त है इसलिये आत्मा ही 
अहं' हो सकता है। अनन्त का भाग नहीं किया जा सकता, अनन्त को 
खण्ड-खण्ड नहीं किया जा सकता। यही एक अविभकत, समष्टिरूप 
अनन्त आत्मा है, वही मनुष्य का यथा 'मै? है, वही 'प्रकृत मनुष्य ' 
है। मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते है वह केवल इस "में 
को व्यक्त जगत्‌ में प्रकाशित करने की चेथ्ा का फल मात्र है; 
और आत्मा मे कभी 'क्रमविकास” नहीं रह सकता। यह जो सब 
परिवर्तन हो रहा है, बुरा-मछा हो रहा है, पश्षु मनुष्य हो रहा है, 
यह सब कभी आत्मा मे नहीं होता। कल्पना करो कि एक पर्ठा मेरे 
सामने है और उसमे एक छोठा सा छिद्र है; इसके भीतर से में केवछ 
कुछ चेहरे देख पा रहा हूँ। यह छिद्र जितना वड़ा होता जाता है 
उतना ही अधिक सामने का दृश्य मेरे सम्मुख प्रकाशित होता जाता है 


््कल्ता 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ण्५ 


और जब यह ठिद्र सम्पूर्ण पर्दे को व्याप्त कर छेता है तब मैं तुम सव 
को स्पष्ट देख पाता हैँ | यहाँ। पर तुम्हारे अन्दर कोई परिबतन नहीं 
हुआ; तुम जो थे, वही हो। केवछ छिद्र का क्रमविकास होता रहा, 
और उसके साथ साथ तुम्हारा प्रकाश होता रहा । आत्मा के सम्बन्ध में 
भी यही बात है | तुम मुक्त स्व्रभात्र और पूर्ण ही हो। इसके लिये 
चेटा करनी नही होगी। धरम, ईश्बर या परकाछ, यह सब धारणा 
कहें से आईं ? मनुष्य 'ईइर, ईख्बर ” करता क्यो घूमता फिरता है ! 


" सभी जातियों, सभी समाजों में मनुष्य क्‍यों प्ूण आदर्श का अन्वेषण 


करता फिरता है चाहे वह आदर मनुष्य में हो या ईश्वर मे यां अन्य 
किसी वस्तु में ? इसका कारण यह है कि वह तुम्हारे भीतर ही वर्तमान 
है। तुम्हारा अपना ही इृदय धक-धक करता है, तुम सोचते हो, 
वाहर कोई वस्तु यह शब्द कर रही है। तुम्हारी आत्मा के अन्द्र बैठा 
इंज्पर ही तुम्हे अपना अनुसन्धान करने को--अपनी उपलब्धि करने 
को प्रेरित कर रहा है । 


यहाँ, वहाँ, मन्दिर मे, गिरजाघर मे, स्वर्ग-मत्ये मे, नाना स्थानों 
में नाना उपायो से अन्वेषण करने के वाद अन्त में हमने जहाँ से 
आरम्म किया था--अथोत हमारी आत्मा में ही हम वत्ताकार घम कर 
वापस आते है और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत में खोज करते 
थे, जिसके लिये हमने मन्दिरों, गिरजाओं में जाकर कातर होकर 
प्रायनाये की, ऑसू वहाये, जिसको हम सुदूर आकाश में मेधराशि के 
पीछे छिपा हुआ अव्यक्त रहस्यमय समझते रहे, वह हमारे निकट से 
भी निकट है, प्राण का प्राण है, वही हमारा शरीर है, वही हमारा 
आत्मा हं--तुम ही “मै ! हो, मैं ही 'तुम ” हूँ। यही तुम्हारा स्वरूप 


शरद ज्ञानयोग 


है--इसीका प्रकाश करो। तुम्हें पविन्न होना नहीं पड़ेगा--तुम 
पवित्र स्ररूप ही हो | तुम्हें पूर्ण स्वरूप होना नहीं पड़ेगा--तुम प्रूणे 
स््ररूप ही हो | समस्त ग्रकृति ही पर्दे के समान अपने अन्द्र रहने 
चाले सत्य को ढांके रहती है। तुम जो कुछ भी अच्छा विचार या 
अच्छा कार्य करते हो वह मानों केवल उस आवरण को धीरे-धीरे 
छिन्न करते हो और वही मानों ग्रकृति के अन्दर त्थित शुद्ध स्वरूप 
अनन्त ईइबर प्रकाशित हो रहा है। यही मनुष्य का सारा इतिहास 
है | यही आवरण जितना ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है, उतना 
ही प्रकृति के अन्दर स्थित प्रकाश भी अपने स्वभाव के अनुसार ही 
क्रमशः अधिकाधिक दीप्त होता जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव 
डी इसी प्रकार दीप्त होना है । उसको जाना नहीं जा सकता, हम 
सब्र उसको जानने की वृथा ही चेश्य करते हैं। यदि वह ज्ञेय होता 
तो उसका स्वभाव ही बदर जाता, कारण वह नित्यज्ञाता है। 
और ज्ञान तो ससीम है; किसी वस्तु का ज्ञान-छाभ करने के लिये 
उसकी ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में चिन्ता करनी होती 
है | वह तो सकल वस्तुओं का ज्ञाता स्वरूप है, सब विषयो का विषयी 
स्ररुप है, इस विश्ञत्रह्माण्ड का साक्षी स्वरूप है, तुम्हारा ही आत्मा 
स्वरूप है | ज्ञान तो मानो एक नीचे की अवस्था हे--केवल एक 
अबनत भाव है। हम ही वह आत्मा हैं, फिर इसे हम किस प्रकार 
जानेंगे ? प्रत्येक व्यक्ति वह आत्मा है और विभिन्न उपायों से इसी 
आत्मा को जीवन मे प्रकाशित करने की सभी चेष्टा कर रहे है ; यदि 
ऐसा न होता तो ये सब नीतिग्रणाहियें। कहाँ से आती ? सभी नीति- 
अणाढियो का तातय क्या है? सभी नीतिग्रणालियों में एक ही भाव 
मिन्न-मित्र रूप से प्रकाशित हुआ है--दूसरों का उपकार करना | 


मनुष्य का यथाथे स्वरूप ०७ 


सानवजाति के समत्त सत्कर्मों की मूल अमिसन्धि है--मनुष्य, जन्तु 
आदि सभी के प्रति दया। किन्तु ये सब "मै ही जगत्‌ हूँ, यह्द जगत्‌ एक 
अखण्ड स्वरूप है,' इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र है | यदि 
ऐसा नहीं हो तो दूसरों का हित करने में क्या युक्ति है £ में क्यों 
दूसरों का उपकार करूँ? परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य 
करता है! सत्र जगह समइशन से उत्पन्न जो सहानभूति का भाव 
है उसी से तो यह वात हुईं अत्यन्त कठोर अन्तःकरण भी कमी- 
: क्रमी दूसरों के ग्रति सहानुभूति से भर जाता है। और तो क्या, जो 
व्यक्ति 'यह आपातप्रतीयमान ( 277०श्या ) ' अहूं ! वास्तव में श्रम- 
मात्र है? इस अ्रमात्मक ' अह ? में आसक्‍्त रहना अत्यन्त नीच कारये 
है”--ये सब बाते सुनकर भयभीत हो जाता है---वही व्यक्ति तुमसे 
कहेगा कि सम्पूर्ण आक्मत्याग ही सब नीतियों की मित्ति है। किन्तु 
पूण आत्मत्याग क्‍या है? सम्रूण आत्मत्याग हो जाने पर शेष क्या 
रहेगा ? आत्मत्याग का अर्थ हैं इसी आपातगप्रतीयमान “ अहं ? का 
: त्याग, सत्र प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग । यह अहंकार और ममता 
प्र कुप्रैस्कारों के फछ स्ररूप है और जितना ही इस “जअहं ? का 
त्यागहोता जाता है उतना ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी प्रण 
महिमा में प्रकाशित होता है। यही वास्तविक आत्मत्याग है, यद्दी 
समस्त नेतिक शिक्षा की मित्ति है, केन्द्र है। मनुष्य इसको जाने या 
न ज॑ने, समस्त जगत्‌ धीरे-धीरे इसी दिशा मे जा रहा है, अल्पाधिक 
प्रिमाण मे इसीका अभ्यास कर रहा है। केबछ, अधिकाश छोग 
इसे अज्ञात भाव से ही कर रहे है। वे इसे ज्ञात भाव से करे | यह 
प्रकृत आत्मा नहीं है यह समझ कर वे इस त्याग-यज्ञ को करे | यह 
व्यवहारिक जीव ससीम जगत के भीतर आवद्ध है। इस समय जिसको 


"८ ज्ञानयोंग 


मनुष्य नाम से पुकारा जाता है वह इसी जगत्‌ की अतीत अनन्त स॒त्ता 
का सामान्य आभास मात्र है, उसी सर्वस्वरूप अनन्त अग्नि'का एक 
कण मात्र है | किन्तु वह अनन्त ही तो उसका वास्तविक स्वरूप है । 


इस ज्ञान का फल--इस ज्ञान की उपकारिता क्‍या है ? आज- 
कल सभी विषयो को उनकी इस उपकारिता से ही नापा जाता है । 
अभीत्‌ मोटी बात यो है कि इससे कितने रुपये, कितेन आने और 
कितने पैसो का छाभ है ? किन्तु छोगो को इस प्रकार ग्रइन करने का 
क्या अधिकार है ? क्‍या सत्य को भी उपकार या धन के मापदण्ड 
से नापा जायगा ? मान छो कि इससे कोई छाभ नही होता तो क्या 
यह. सत्य कुछ कम सत्य हो जायगा ? उपकार अथवा प्रयोजन सत्य का 
निणोयक कमी नहीं हो सकता ( 9कशप्रिवा'8 पधावद्ावााय। गाते. 
गगय6 8 एहदागवाडयए ) | जो भी हो इस ज्ञान म॑ बडा उपकार तथा 
प्रयोजन भी है। हम देखते है, सब छोग सुख की खोज करते है; " 
किन्तु अधिकांश छोग नर मिथ्या वस्तुओं मे उसको ढूँढते फिरते है । 
इन्द्रियो में कमी किसी को सुख नहीं मिछूता | सुख तो केवल आत्मा 
भही मिठ्ता है| अतण्त आत्मा में इस सुख की प्राप्ति ही मनुष्य 
का खबसे बड़ा प्रयोजन है। और एक बात यह है कि अज्नान ही 
सत्र दुखी का कारण है, और मेरी समझ मे सब से बड़ा अज्ञान 
यही है कि जो अनन्त स्वरूप है वह अपने को सान्‍्त मान कर , 
रोता है; समस्त अज्ञान की मूझमित्ति यही है कि अविनाशी 
नित्य चुद्ध पूर्ण आत्मा होते हुए भी हम सोचते हैं कि हम छोटे 
मन, छोटे छोटे देह देह: मात्र हैं; यही समस्त स्वार्थपरता का मूल है। 
जब है में अपने को एक क्षुद्र देह समझ कर विविचना करता 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ण्९्‌ 


हूँ तमी में उसकी--जगत्‌ के अन्यान्य शरीरों के सुख-दु.ख की 
ओर दृष्टि बिना डाले ही--रक्षा करने की तथा उसका सौन्दर्य 
सम्पादन करने की इच्छा करता हैं। उस समय तुम और में मित्र 
हो जाता हूँ। और जब ही यह भेद-ज्ञान आता है तभी यह सव 
प्रकार के अमंगल का द्वार खोढू देता है और सब प्रकार के 
दुखों की उत्पत्ति करता है। अतः पृर्वोक्त ज्ञानलाभ से यह छाम 
होगा कि आजकल की भनुष्य-जाति का एक बहुत छोटा अश भी 
यदि छ्षुद्र भाव का त्याग कर सके तो कल ही यह संसार स्वगेरूप मे 
परिणत हो जायगा, किन्तु नाना प्रकार के यन्‍्त्रो के तथा बाह्य जगत्‌ 
सम्बन्धी ज्ञान की उन्नति से यह कभी नहीं हो सकता । जिस प्रकार 
अग्नि मे तेल डालने से अग्निशिखा और भी वर्धित होती है उसी 
ग्रकार इन सब वस्तुओ से दुखों की ही वृद्धि होती है| आत्मज्ञान 
के अतिरिक्त जितना भी भौतिक ज्ञान उपा्जित किया जाता है वह 
केवछ अग्नि में घृताहुति मात्र है। इससे केवल स्तरार्थपर छोगों के 
- हथों में दूसरों का कुछ लेने के ढिये, दूसरों के छिये अपना जीवन 
बिना दिये दूसरों के कन्धो पर बैठ कर खाने के लिये एक और येत्र 
एक और सुविधा मात्र आजाती है। 


एक और प्रश्न है--क्या इसे कार्य रूप में परिणत करना 
सम्भव है £ वर्तमान समाज मे क्‍या इसको कार्य रूप भे परिणत किया 
जा सकता है ? इसका उत्तर यही है कि सत्य--प्राचीन अथवा 
आधुनिक किसी समाज का भी सम्मान नहीं करता | समाज को ही 
सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा ध्वस अवस्थम्भावी है | सत्य 
ही समस्त प्राणियों दथा समाज का मूछ आधार है, अतः सत्य कमी 


६० शानयोग 


भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा । यदि निःस्वायपरता 
के समान महान सत्य समाज में कार्य रूप भे परिणत नहीं किया जा 
सक्तता तो ऐसे समाज को छोड़ कर वन में जाकर बसना ही अच्छा 
है। इसीका नाम साहस है । साहस दो ग्रकार का होता है। एक 
साहस होता है तोप के मुंह में दौड़ पडना। यदि यही वास्तविक 
साहस होता तो सिंह आदि मनुष्य से अष्ठ होंते। किन्तु एक और 
साहस होता है जिसे सात्तिक साहस कह कर पुकार सकते है। एक 
बार एक दिग्विजयी सम्राठ भारतवप मे आया । उसके गुरु ने उसे 
भएतीय साधुओं से साक्षात्कार करने का आंदिश दिया था | बहुत 
खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर के ऊपर 
जैंठे है। सम्राट को उनके साथ कुछ देर बातचीत करने से बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ । अतएव उसने साधु को अपने साथ देश ले जाने की 
इच्छा प्रकट की । साधु ने इसे स्वीकार नही किया और कहा--“ मै 
| इसी वन मे बड़े आनन्द में हूँ।” सम्राठ बोछा--/ मैं समस्त 
पृथिवी का सम्राठ हूँ। मै आपको असीम ऐड्वये तथा उच्च पद- 
मर्यादा दूँगा। ” साधु बोढे-- ऐल्वये, पदमयोदा, किसी मे भी मेरी 
आकांक्षा नहीं है । ” तब सम्राठ ने कहा--“ आप यदि मेरे साथ 
नही जायेगे तो मैं आपका विनाश कर दूँगा। ” इस पर साधु बहुत 

डँसे और बोले--“ महाराज, तुमने जितनी बांते कही, उनमे यही 

सब से अधिक अज्ञानपूर्णे माढूम होती है। क्‍या तुम मेरा संहार कर 

सकते हो * सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जछा नही सकती, 

कोई यंत्र भी मेरा संहार नहीं कर सकता, कारण कि मैं जन्म रहित 

अबिनाशी, नित्यविद्यमान, सर्वेव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ | ” यह 

एक अन्य प्रकार की साहसिकता है। सन १८५७ ई, में सिपाही-बिद्रोह 


मलुष्य का यथाथ स्वरूप ६१ 


५ 
के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक संनन्‍्यासी महात्मा को तलवार 
से भोंक दिया। हिन्दू विद्योहियों ने इस मुसछमान को स्वामीजी के 
पास लाकर क्रहा--“ आप कहे तो इसकी हत्या कर दे हम? ” 
स्वामीजी ने उनकी ओर मुँह फिरा कर कहा--“/ भाई, तुम्हीं वह 
हो, तुम्ही वह हो |” यही कहते-कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 
यह, भी एक प्रकार की साहसिकता है । यदि तुम सत्य के आदश 
पर समाज का संगठन नही कर सकते, यदि तुम इस प्रकार समाज- 
संगठन नहीं कर सकते कि जिसमे वह सर्वोच्च सत्य-स्थान पा 
सके तब फिर तुम अपने बाहुबल पर क्‍या अभिमान करते हो! 
तब फिर तुम अपनी सारी पचात्य संस्थाओं का क्या अभिमान करते 
हो ? अपनी महानता तथा अष्ठता का तुम क्या गौरव करते हो, यदि 
तुम दिन-रात यही कहते रहते हो कि, “ इसका कारये में परिणत 
करना असम्मत्र है। ? पैसा-कोड़ी को छोड़ कर क्या और कुछ भी 
करने योग्य नहीं है ? यदि यही हैं तो अपने समाज पर इतना 
अहकार क्यो करते हो? वही समाज सर्श्रेष्ठ है जहों सर्वोच्च 
सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है--यही मेरा मत है। 
ओर यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान दने मे 
समर्थ नही:है तो उसे इस योग्य, बनाओ | उसको इस योग्य बनाओ 
और जितनी शीघ्र तुम इस काये में सफल होगे उतना ही अच्छा | 
है नरनारिगण | आत्मा के सम्बन्ध मे जाग्रत होओ, सत्य मे 
विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। 
संसार मे कितने ही साहसी नरनारियों की आवश्यकता है! साहसी 
होना बडा कठिन है | शारीरिक साहस मे तो व्याप्र मनुष्य से श्रेष्ठ 
है, उसके स्वभाव मे ही इस प्रकार की साहसिकता है। वल्कि इस 


दर क्ानयोग 
ब्रिपय मे तो चींटी अन्य जन्तुओं से अ्रष्ट 6 परन्तु इस शारारक 
साहमिकता की वात क्यों करते हो ? उसी साहस का अम्यास करो 
जो मत्यु के समक्ष मबभीत नहीं होता, जो मृत्यु का* स्वागत कर 
मनप्य जान सके--कि वह आत्मा है, ओर समस्त 
जनठ म कोई भी अस्त्र ऐसा नहीं जो उसे संहार कर सके, सारे 
मी उसका सहार नहाँ कर सकते, जगत्‌ का समस्त 
उसे दरुूच नहीं कर सकती--जों साहम्तिकता सत्य को 
करती है और जीवन में उस सत्य को दिखा 
सकती ह, ऐसी साहसिकता जिसम है वही व्यक्ति सुक्त पुरुष ह, 
त्रह्मी व्यक्ति वास्तव में आत्मस्ररूप हो गया | यह इसी समाज मं--- 
प्रत्येक समाज म--अम्यास करना होगा | “आत्मा के सम्बन्ध में 
पहले श्रवण, फिर मनन, उसके वाद निदिध्यासन करना होगा | 


<!| 
-| 

> ४ 
| 

| 
हि 
णि | 
| 
5 ॥। 


आज कछ के समाज में एक वात देखी जाती है--कार्य करने 

ने अविक जोर छगाना और सब प्रकार के मनन, ध्यान, धारणा 

पर विल्कुड ध्यान न ढेना | अवश्य ही कार्य अच्छा हो सकता 

केन्तु बह भी तो चिन्ता से ही उत्पन्न होता है । मन के भीतर 

टी शक्तियों का विकास होता रहता है वही जब दरीर 

अनुष्टित होता है तव उसी को कार्य कहते हैं। विना चिन्ता के 
नह 


4५ 
छः भें दे? 


2))] 
भर !॥ 
जा 


4 

श्यं छब््म्मयी 
व. ९१५ 

2 
2. लि 


क्ाइ काय नहीं हों सकता। मस्तिष्क को ऊँची-ऊँची चिन्ताओ, ऊँचे- 
ऊँचे आइशी स मर छो, उन्हीं को दिन-रात मन के सम्मुख स्थापित 
5 पी 


अपवित्रता के सम्बन्ध में कोई वात मत कहो किन्तु मन से कहो कि 
मे झुद्ध पत्रित्र स्वरूप हूँ | हम क्ष॒द्र हैं, हमने जन्म लिया, हम मंरगे, 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ६३ . 


इन्हीं चिन्ताओं में हमने अपने आप को एकदम अमिमूत कर रक्खा 
है, और इसीलिये हम सर्वदा एक ग्रकार के भय से कॉंपते है । 


एक सिंहनी जिसका प्रसतकाल निकठ था, एक बार अपने 
शिकार की खोज मे बाहर निकली | उसने दूर पर भेड़ों के एक झुण्ड 
को चरत देख कर उन पर आक्रमण करने के लिये जैसे ही छ्लोंग 
मारी वैसे ही उसके प्राणपखेरूः उड गये और एक मातृहीन सिंह के 
बच्चे ने जन्म डिया। भेडो ने उस सिंह के बच्चे की देखरेख प्रारम्भ 
कर दी और वह भेडो के बच्चो के साथ साथ बड़ा होने छूगा, भेडो 
की भंति घास-पात खाकर प्राण-धबारण करने रूगा, भेडो की मॉंति 
'म्े-मे ” भी करने छगा। यत्पि वह ठीक एक सिंह के समान हो उठा 
था, फिर भी वह अपने को भेड समझता था। इसी प्रकार दिन बीत 
रहे थे कि एक दिन एक बडा भारी सिंह शिकार के लिये उधर आ 
निकला, किन्तु उसे यह देख कर बडा आइचये हुआ कि भेड़ों के 
वीच में एक सिह भी है और भेडों की मॉति ही वह विपत्ति आने की 
सम्मावना मात्र से ही भाग रहा है | तब सिंह उसके पास जाकर- 
“वह सिंह है, भेड़ नहीं ' यह समझाने की चेश करने छंगा, किन्तु 
जैसे ही वह आगे बढ़ा वैसे ही भेड़ों का झुण्ड भागने रगा और 
उसके साथ-साथ बह “मेप-सिंह ” भी भागने छगा। जो हो उसने उस 
मेप-सिंह को अपने यथा खव॒रूप को समझाने का सकरप नहीं 
छोड़ा। वह रछक्ष्य करने ढगा कि भेड-सिंह कहों रहता है, क्‍या 
करता है | एक दिन उसने देखा कि वह एक जगह पड़ा सो रहा है। 
देखते ही वह उसके ऊपर कूठ कर जा पहुँचा और बोढा-- ओरे, 
तुम भेड़ों के साथ रह कर अपना स्वभाव किस प्रकार भूल गये : 





६७ ज्ञानयोग 


तुम तो भेड नहीं हो, तुम सिंह हो ।” मेप-सिंह बोल उठा--/ क्या 
कह रहे हो! मे भेड हूँ, सिंह कैंस हो सकता हूँ ! ” उसे किसी 
प्रकार विज्ञास नहीं हुआ कि वह सिंह है, और वह भेड़ों की भोति 
चीत्कार करने छगा | तब सिंह उसे उठा कर एक सरोवर के किनरे 
ले गया और बोला--“ यह देखो अपना प्रतिबिम्ब, यह देखो मेरा 
प्रतिबिम्ब |” और तब वह इन दोनों की तुठना करने छगा। वह 
एक बार सिंह की ओर, और एक बार अपने प्रतिबरिम्ब की ओर ध्यान 
से देखने रगा। उस समय क्षण भर में ही उसका यह ज्ञान जाग 
गया कि “सचमुच, में तो सिंह ही हूँ।” तब वह सिंहगजना करने 
गा और उसका भेडों का सा चीत्कार न जाने कहाँ चला गया ! 
तुम सब॒ सिंह स्वरूप हो, तुम आत्मा हो, शुद्धस्वरूप, अनन्त और 
पृण | जगत्‌ की महाशक्ति तुम्हारे भीतर है। “हे सज़ा, क्यो रोदन 

करते हो £ जन्म-म्रत्यु तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है । क्यों 
रोते हो? तुम्हे रोग, दुःख कुछ भी नहीं है, तुम अनन्त आकाश 
स्वरूप हो जिसके ऊपर नाना प्रकार के मेघ आंते है और कुछ देर 
खेल कर ॒न जाने कहा अन्तहिंत हो जाते है; किन्तु आकाश जैसा 
पहले नीछा था वैसा ही नीछा रह जाता है।” इसी प्रकार के ज्ञान 
का अभ्यास करना होगा | हम जगतू मे पाप-ताप क्यों देखते है, 

कारण, हम स्त्रय ही असत्‌ है | एक मार्ग मे एक ढूँठ खड़ा था | एक. 
चोर उधर से जा रहा था, उसने समझा यह कोई पहरेवाला है | 

नायक ने समझा, वह उसकी नायिका है| एक बच्चे ने जब उसे 

देखा तो भूत समझ कर चीत्कार करने छगा। मिन्न-मिन्न व्यक्तियों 

इस प्रकार यद्यपि उसे भिन्न-मिन्न रूपों में देखा, तथापि वह एकः 
दूंठ के अतिरिक्त और कुछ भी नही था। 


क न 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप बज 


हम स्त्रय॑ जैसे होते है जगत्‌ को वैसा ही देखते है | एक मेज 
पर एक मोहर की थैली रख दो और सोचो कि यहाँ पर एक वच्चा 
बैंठा है। एक चोर ने आकर उस थी को ले छिया | क्या बच्चा 
समझेगा कि चोरी हो गई ? हमारे भीतर जो हे वही हम बाहर भी 
देखते हैं। वच्चे के मन में चोर नहीं था, अतए्व उसने चोर को 
' नहीं देखा। सब प्रकार के ज्ञान के सम्बन्ध में ऐसा ही होता है | 
जगत्‌ के पाप, अत्याचार की बात मत कहना | किन्तु तुम्हे जगत्‌ में 
अब भी जो पाप देखना पड़ता है उसके लिये रोदन करो | अपने 
लिये रोओ कि तुम्हें अब भी सर्वत्र पाप देखना पड़ता है । और 
यदि तुम जगत्‌ का उपकार करना चाहते हो तो जगत्‌ के ऊपर 
दोषारोपण करना छोड़ दो । उसे और भी दुबबछ मत करो । यह सव 
पाप, दुःख आदि क्या हैं? यह सब तो दुबेछढता का ही फल है। 
छोग बचपन से ही शिक्षा पाते है कि वे दुर्बल है, वे पापी है। इस 
प्रकार की शिक्षा से जगत्‌ दिन पर दिन दुर्बढ होता जा रहा है । 
' उनको सिखाओ कि वें सब्र उसी अमृत की सन्तान हैं--और तो 
क्या, जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अति क्षीण है उसे भी यही 
सिलाओ। वाल्य-काल से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की चिन्ताएँ 
प्रविष्ठ कर दो जिनसे कि उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो 
उनको सब॒रहू बनाय, जिनसे उनका कुछ यथा्े हित हो, जिससे 
दुबछता तथा अवरसादकारक चिन्ता उनके मस्तिष्क मे प्रवेश ही न 
करे | सब्चिन्ता के स्रोत मे शरीर को ड्वा दो, अपने मन से सर्वदा 
कहो--' मै ही वह हैँ, मे ही वह हूँ |” तुम्हारे मन में ढिन रात यह 
बात संगीत की भोति बजती रहे, और मत्यु के समय भी ' सो5हम 
 सो5हम्‌” वोछ्ते हुए मरो | यही सत्य है--जगत्‌ की अनन्त शक्ति 


५९६ शानयोग 


तुम्होरे भीतर हैं। जो कुसंस्कार तुम्हारे मन को ढके रखता है, उसे 
भागा दो | साहसी बनो | सत्य को जान कर उसे जीवन में परिणत 
करो, चरम लक्ष्य बहुत दूर हो सकता है, किन्तु 'उत्तिष्ठत, जाम्मत, 
ग्राप्य वरान्‌.निबोधत |" 


9. मनष्य का यथाथ स्वरूप 


( न्यूयार्क में दिया हुआ साधण ) 


हम यहें। खडे है परन्तु हमारी दृष्टि दूर, बहुत दूर--अनेक 
समय, कोसो दूर चडी जाती है। जब से मनुष्य ने चिन्ता 
करना आरम्म किया तभी से उसको यह आदत रही' है। मनुष्य 
सदर ही वर्तमान से बाहर देखने की चेथ्टा करता है, वह जानना 
चाहता है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद वह कहों चछा जाता 
है | इसी रहस्य को उदघाठित करने के छिय अनेक मतो का ग्रचार 
हुआ; सैकडों मतो की स्थापना हुई, और सेकडो मत खण्डित होकर 
छोड भी दियि गये; और जितने दिन मनुष्य इस जगत मे रहेगा, 
जितने दिन बह चिन्ता करता रहेगा उतने दिन ऐसे ही चलेगा। 
इन सब मतो में ही कुछ कुछ सत्य है। और इन्ही में बहुतसा 
असत्य भी है| इस सम्बन्ध में मारत में जो अनुसन्धान हुआ है 
उसीका सार, उसीका फल में आपके सामने रखने की चेष्टा करूँगा। 
भारतीय दाशेनिकों के इन सत्र मतों का समन्वय करने तथा यदि 
हो सका तो उसके साथ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों का मी समन्वय 
करने की चेष्ा करूँगा | 


वेदान्त-दशीन का एक ही उद्देश्य है--एकल का अनुसन्धान 
या अन्वेषण । हिन्दू छोग विशेष के पीछे नही दौड़ते, वे सदा ही 
- सामान्य वस्तु का--नहीं नहीं, सर्वव्यापी सार्वभौमिक वस्तु का 


६८ ज्ञानयोंग 


अन्वेषण. करते हँ ।हम देखते है कि उन्होंने वार वार इसी एक 
सत्य का अलुसन्धान किया है--/ ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके 
जान लेने से सव कुछ जाना जा सकता है ? ” जिस प्रकार मिट्टी 
के एक ढेले को जान ढेने पर जगत की सारी मिट्टी को जान लिया 
जाता है उसी प्रकार ऐसी कौनसी वस्तु है जिसे जान कर जगत्‌ 
की सभी वस्तुये जानी जा सकती हैं ? यही उनका एक मात्र अनु- 
सनन्‍्वान है, यही उनकी एकमात्र जिज्ञासा है | उनके मत से समस्त 
जगत्‌ का किलिपण करके उसे एकमात्र “ आकाश * में पयेचसित किया 
जा सकता है | हम अपने चारो ओर जो कुछ भी देखते है, छूते 
है, आस्रादन करते है, अधिक क्‍या, हम जो कुछ भी अनुभव करते 
हैं वह सब॒केवढ इसी आकाश का विभिन्न विकास मात्र है। यह 
आकाश सूक्ष्म और सबब्यापी है। कठिन, तरक, वाष्पीय, सत्र 
पदार्थ, सव प्रकार की आकतियों, शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा-- 
सव इसी आकाश से उत्पन्न है। किस शक्ति ने इस आकाश पर 
कार्य करके इसमे से जगत्‌ की सृष्टि की ! आकाश के साथ एक 
सर्वन्यापी शक्ति रहती है | जगतू में जितनी भी मित्र मित्र शक्तियाँ 
ह--आकर्पण, विकपोण, यहोँ तक कि चिन्ताशक्ति भी, सभी ग्राण 
नामक एक महाशक्ति का विकास मात्र है| इसी प्राण ने आकाश 
के ऊपर कार्य करके इस जगत्‌-प्रपल्च की रचना की है। कल्प 
के प्रारम्भ में यही प्राण मानो अनन्त आकाश-समुद्र में प्रसुप्त रहता 
है। प्रारम्म में यह आकाश गतिहीन होकर अवस्थित था। बाद 
में ग्राण के ग्रभाव से इस आकाश-समुद्र मे गति उत्पन्न होती है | 
ओर इस ग्राण की जैसे ही गति होती है वैसे ही इस आकाश- 
समुद्र मे से नाना ब्रह्माण्ड, नाना जगत्‌, कितने ही सूर्य, चन्द्र, तारा- 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप ६९ 


गण, पृथ्वी, मजुष्प, जन्तु, उद्धिद औरं नाना शक्तियाँ उत्पन्न होती 
रहती हैं | अतएव हिन्दुओ के मत से सब प्रकार की शक्ति प्राण 
का और सब प्रकार के दय पदाथे आकाश का विभिन्न स्वरूप मात्र 
हैं; कल्पान्त मे सभी घन पदार्थ पिघठ जायेंगे, और वह तरल पदार्थ 
वाष्पीय आकार में परिणत हो जायगा | वह फिर तेज रूप धारण 
करेगा | अन्त मे सब कुछ जिसमे से उत्पन्न हुआ था उसी आकाश 
में पिलीन हों जायगा | और आकर्षण, विकर्षण, गति आदि समस्त 
शक्तियों धीरे धीरे मूछ ग्राण में परिणत हो जायँगी। उसके वाद 
जब तक फिर कस्यारम्भ नहीं होता तव तक यह प्राण मानो 
पनिद्रित अवस्था में रहगा। कब्पारन्म होने पर वह फिर जाग 
कर नाना रूपों को प्रकाशित करेगा और कल्पान्त में सभी कुछ 
लय हो जायगा। इसी प्रकार वह आता है, जाता है, एक वार पीछे 
और एक बार आगे--मानों झछ रहा है। आधुनिक विज्ञान की 
भआाषा में कहेंगे कि एक समय वह स्थितिशीक (8००० ) रहता है, फिर 
गतिशीरढ (077०%०० ) हो जाता है; एक समय प्रसुप्तं रहता है 
और फिर क्रियाशीक हो जाता है। इसी रूम से अनन्त काल से. 
चला आरहा है। 


किन्तु यह विश्लेषण भी अधूरा ही रहा। आधुनिक पदाये- 
विज्ञान ने भी यही तक जान पाया है। इसके ऊपर मौतिक विज्ञान 
की गति नहीं है। किन्तु इस अनुसन्धान का यहीं अन्त नही हो 
जाता | हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जिसे जान 
कर सब कुछ जाना जा सके | हमने समस्त जगत्‌ को भूत और 
. शक्ति में अयवा ग्राचीन भारतीय दाशेनिको के शब्दों मे आकाश 


७० ज्ञानयोग . 


और ग्राण मे पर्यवसतित कर दिया | अब आकाश भौर ग्राण को किसी 
एक वस्तु मे पयेवसित करना होगा। इन्हे मन नामक उच्चतर क्रिया- 
शक्ति में परयेवसित किया जा सकता है| महत्‌ अथवा समष्टि चिन्ता- 
शक्ति से प्राण और आकाश दोनो की उत्पत्ति होती है। चिन्ता- 
शक्ति ही इन वो शक्तियों के रूप में विभक्‍त हो जाती है। प्रारम्भ 

यही सर्वव्यापी मन था। इसी ने परिणत होकर आकाश ओर 


ग्राण रूप धारण किये और इन्हीं दोनो के सम्मिश्रण से समस्त 
जगत बना | 


अब हम मनस्तत्व की आलोचना करेगे | मै आपको देख रहा 

हैं। आंखे विषय को ग्रहण कर रही है और अनुभूतिजनक स्नायु 
उसे मस्तिष्क मे प्रेरित कर रहे है। आँखे देखने का साधन नहीं है, 
वे केवल बाहरी यन्त्र है, कारण देखने का जो वास्तविक साधन है, 
जो मस्तिष्क में विषय-ज्ञान को संवाद ले जाता है, उसको यदि नष्ट 
कर दिया जाय तब मेरी बीस आँखे रहते हुए भी आप मे से किसी 
को भी मै नही ढेख सकूँगा। अक्षिजाल ( प6 ) के ऊपर पूरा 
अक्स या प्रतित्रिम्च पड़ सकता है फिर भी तुम सब को में देख नहीं 
पाऊँगा । अतख सिद्ध है कि वास्तविक दशनेन्द्रिय इस आँख से 
पृथक्‌ कोई वस्तु है; प्रकृत चल्लुरिन्द्रिय अवश्य ही चज्लुयन्त्र के पीछे 
विद्यमान है| सभी प्रकार की विषयालुभूति के सम्बन्ध मे इसी प्रकार 
समक्षना चाहिये। नासिका' प्राणेन्द्रिय नही है; वह केवल यन्त्र मात्र 
हं, उसके पीछे प्राणेन्द्रिय है | प्रत्येक इन्द्रिय के सम्बन्ध में समझना 
होगा कि पहले तो इस स्थूछ शरीर मे बाह्य यन्त्र लगे हुये है; पीछे 
किन्तु इसी स्थूछ शरीर मे इन्द्रियाँ भी मौजूद हैं | किन्तु इन सब से 

भी काम नहीं चछता ! मान छीजिये, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ « 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ७१ 


और आप बंड़े मनोयोग के साथ मेरी बात सुन रहे हैं, इसी समय 
यहाँ एक घण्ठा बजता है; शायद आप उस घण्टे की ध्वनि को नहीं 
सुन सकेगे। यह शब्द-तरंग आपके कान में पहुँच कर कान के पर्दे 
में छगी, स्नायुओ के द्वारा यह संवाद मस्तिष्क में पहुँचा, किन्तु फिर 
भी आप उसे क्‍यों नहीं सुन सके ? यदि मस्तिष्क मे संवाद वहन 
करने तक ही समस्त श्रत्रण-ग्रक्रिया सम्पूण हो जाती, तो फिर तुम 
क्यो नहीं सुन पा सके * अतएव॒माल्म हुआ कि छुनने की प्रक्रिया 
के लिये और भी कुछ आवश्यक है--मन इन्द्रिय से युक्त नहीं था । 
जिस समय मन इन्द्रियों से पृथक रहता है उस समय इन्द्रियोँ उसके 
पास जो कुछ भी संबादः छायेगी मन उनको ग्रहण नही करेगा | जब 
मन उनसे युक्त रहता है तभी वह किसी संवाद को अहण करने मे 
समर्थ होता है। किन्तु इससे भी विषयानुभूति ,४र्ण नही होगी | 
बाहरी यन्त्र संवाद बहन कर सकता है, इन्द्रियगण उसे भीतर ले जा 
सकती है और मन इन्द्रियों से संचुक्त रह सकता है, फिर भी विषया- 
नुभूति प्ण नहीं होगी | एक वस्तु और भावश्यक है| भीतर से ग्रति- 
क्रिया आवश्यक है । प्रतिक्रिया से ही ज्ञान उत्पन्न होगा | बाहर की 
वस्तु ने मानों मेरे अन्दर संवाद-प्रवाह प्रेरित किया। मेरे मन ने उसे 
लेकर बुद्धि के निकट अपैण कर दिया, बुद्धि ने पहले से बने हुये 
मन के संस्कारों के अचुसार उस सजाया और बाहर की ओर प्रति- 
क्रिया-प्रवाह की प्रेरणा की, इसी प्रतिक्रिया के साथ साथ विपयानुभूति 
होती है । मन की जो शक्ति इस प्रतिक्रिया की ग्रेरणा करती है उसे 
' बुद्धि ' कहते है । किन्तु फिर भी अभी विपयाजुमूति पूर्ण नहीं हुई । 
मान छीजिये, एक चित्रक्षेपक्त यन्त्र है और एक पदी है। मै 
इस पद पर एक चित्र डालने की चेष्ट कर रहा हूँ। तो मै क्या 


७२ शानयोग 


करूँगा! में उस यन्त्र से नाना प्रकार की प्रकाश-किरण इस 
पर्दे पर डालने की और उन्हें एक स्थान में एकत्रित करने की चेश 
करूँगा। एक ऐसी अचछ वस्तु की आवश्यकता है जिस पर चिंत्र 
डाला जा सके | किसी चज्चक वस्तु पर यह करना असम्मव है, 
कोई स्थिर वस्तु चाहिये। कारण, मे जो प्रकाश-किरण डाछना चाहता 
हूँ बे चञ्चढ है; इन चजञ्चछ प्रकाश-किरणों को किसी अचल वबर्तु 
के ऊपर एकत्रीभूत, एकीमूत करके एक जगह लाना होगा । यही 
बात उन संबादों के विषय मे भी है जिन्हें इन्द्रियोँ मन के आगे और 
मन बुद्धि के आगे समर्पित करता है, जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं 
मिल जाती जिस पर यह चित्र डाछा जा सके, जिस पर भिन्न मिन्र 
भाव एकत्रीमूत हो कर मिल सके तब तक यह विषयानुभूति भी प्रूणे 
नही होगी | वह क्‍या वस्तु है जो समुदय को एकत्व का भाव ग्रद्यन 
करती है| वह कौनसी वस्तु है जो विभिन्न गतियो के भीतर भी 
प्रति क्षण एकल्व की रक्षा किय रहती है? वह कौन सी वस्तु है जिसेक 
ऊपर भिन्न मिन्न भाव मानो एक ही जगह गूँथे रहते है; जिसके 
ऊपर विपय आकर मानो एक जगह वास करते है ओर एक अखण्ड 
भाव को धारण करते है ? हमने देखा कि ऐसी कोई वस्तु आवश्यक 
ह और उस वस्तु का शरीर और मन की तुलना में अचल होना भी 
आवश्यक है। जिस पढे के ऊपर यह चित्रक्षपक यन्त्र चित्र डाल रहा 
है वह इन ग्रकाश-किरणो की तुठना मे अचल है, ऐसा न होने पर 
चित्र पडेगा ही नहीं। अथात्‌ इसका एक व्यक्ति ( फ़ताजठपवा ) 
होना आवश्यक है | यही वस्तु, जिसके ऊपर मन यह सब चित्रांकन 
करता है, यही वस्तु जिसके ऊपर मन और वुद्धि द्वारा के जायी 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप * ७३ 


जाकर हमारी विपयाजुभूति स्थापित, श्रेणीबद्ध और एकत्रीभूत होती 
है, इसी को मनुष्य की आत्मा कहते हैं। 


तो, हमने देखा कि समष्ठि मन या महत्‌ , आकाश और ग्राण 
इन दो भागो में विभक्त रहता है| और मन के पीछे आत्मा रहता 
है | समष्टि मन के पीछे जो आत्मा है उसको ईबर कहते है। व्यष्टि 
में यह मनुष्य की आत्मा मात्र है| जिस प्रकार समष्टि मन आकाश 
और प्राण के रूप मे परिणत हो गया है उसी ग्रकार समष्टि आत्मा 
भी मन के रूप में परिणत हो गया है | अब ग्रइन उठता है--कक्‍्या 
इसी प्रकार व्यष्टि मनुष्य के सम्बन्ध मे भी समझना होगा ? मनुष्य का 
मन भी क्‍या उसके शरीर का स्रष्टा है और क्‍या उसका आत्मा उसके 
मन का खस्थ्ट है * अथोत्‌ मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा--ये 
तीन विभिन्न बस्तुये है, अथवा ये एक के भीतर ही तीन है, अथवा ये 
सब एक पदा५ की ही तीन विभिन्न अवस्थाएँ मात्र है ? हम क्रमशः 
इसी प्रश्न का उत्तर देने की चेश् करेंगे। जो भी हो, हमने अब 
तक यही देखा कि पहले तो यह स्थूछ देह है, 5सके बाद इन्द्रियों, 
मन, बुद्धि और बुद्धि के भी बाद आत्मा। तो पहली बात यह हुईं कि 
आत्मा शरीर से प्रथत्व तथा मन से भी पृथक वस्तु है | यहीं से धर्म 
जगत्‌ में मतभेद देखा जाता है। द्वैतवादी कहते है कि आत्मा 
सगुण है अथात्‌ भोग, सुख, दुःख--सभी यथार्थ में आत्मा के धर्म 
है; अद्दतवादी कहते है कि वह निगुण है | 


हम पहले द्वेतवादियों के मत का--आत्मा और उसकी गति 
के सम्बन्ध मे उनके मत का वर्णन करके उसके बाद जो मत इसका 
सम्पूणं रूप से खण्डन करता है उसका वर्णन करेंगे। अन्त में 


७४ शानयोग 


- अश्दैतवाद के द्वारा दोनों मतों का सामज्जस्य सिद्ध करने की चेश 
करेंगे | यह मानत्रात्मा शरीर और मन से पृथक है एवं आकाश 
और प्राण से गठित नहीं है इसीलिये अमर है। क्यो : मत्यत्व या 
विनखरत्व का अथ क्‍या है? जो विश्लिष्ट हो जाता है वही विन्वर 
है। और जो वस्तु कई एक पदाथों के संयोग से वनती है वही 
विश्टिष्ट होगी; केत्रढ॒ वह पदाथे जो अन्य पढाथी के संयोग से 
उत्पन्न नहीं है, कमी विदिक॒ष्ट नहीं होता, इसीलिये उसका कमी 
विनाश नहीं हो सकता। वह अवधिनाशी है | वह अनन्त काछ से 
है, उसकी कभी सृष्टि नहीं हुईं। सृष्टि तो केबछ सयोग मात्र है। 
जनन्‍्य से कमी किसी ने सृष्टि नहीं देखी | सप्टि के सम्बन्ध में हम 
केवछ यह जानते है कि यह पहले से बतमान कितनी ही वस्तुओ 
का नये नये रूप में एकत्र मिलन मात्र है | यदि ऐसा है तो यह 
मानवात्मा मिन्न मिन्न बस्तुओ के संयोग से उत्पन्न नही है, अतः 
वह अवश्य ही अनन्त काछ से है और अनन्त काछ तक रहेगा | 
इस शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा रहेगा। वेदान्तवादियों 
के मत से--जव इस शरीर का नाश हो जाता है तब मनुष्य की 
इन्द्रियो का मन में लय हो जाता है, मत का प्राण में छय हो जाता 
है, प्राण आत्मा मे प्रबिष्ट हो जाता है और उस समय वही मानवात्मा 
मानो सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर रूथी वस्त्र पहिन कर चढछा 
जाता है | इसी सूक्ष्म शरीर मे मनुष्य के समस्त संस्कार वास करते 
है | सेस्कार क्या है ? मन मानो ताछाव के समान है---और हमारी 
प्रत्येक चिन्ता मानों उसी ताछात्र की छहर के समान है| जिस 
अकार ताछाव में छहर उठती हे, गिरती ह, गिरकर अन्तहिंत हो 
जाती है उसी प्रकार मन मे ये सव चिन्ताओ की ठरंगे छगातार 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ७५. 


उठती और अन्तहिंत होती रहती हैं। किन्तु बे एकदम अन्तहिंत 
भी वही होतीं। वे क्रमश: सूक्ष्मतर होती जाती है, परन्तु वर्तमान 
रहती ही है। प्रयोजन होने पर फिर उठती हैं। जिन चिन्ताओ ने 
सूक्ष्मर रूप धारण कर लिया है उन्हीं में से कुछ एक को फिर 
तरडगाकार मे छाने को ही स्मृति कहते है। इसी प्रकार हमने जो 
कुछ ही चिन्ता की है, जो कुछ काये हमने किये है सभी कुछ मन 
के अन्दर अवस्थित है। ये सब सूक्ष्म भाव से ही स्थित रहते है और 
मनुष्य के मर जाने पर भी ये संस्कार उसके मन मे रहते है--फिर 
वे सूक्ष्म शरीर के ऊपर कार्य करते रहते है। आत्मा ये ही सब 
संस्कार एव सूक्ष्म शरीर रूपी वस्त्र घारण करके चछा जाता 
है और यह विभिन्न संस्कार रूप विभिन शक्तियों का समेत 
फल ही आत्मा की गति को नियमित करता है | उनके मत से आत्मा 
की दीन प्रकार की गति होती है। 


जो अत्यत धार्मिक हैं उनकी मृत्यु के बाद वे सूर्यरश्मियों का 
अनुसरण करते है; सूयरश्मियो का अनुसरण करके वे सूर्यछोक मे 
जाते है; वहां से वे चन्द्रछोक्ष और चन्द्रछोक से विद्यु्छोक मे 
उपस्थित होते है; वहां एक मुक्त आत्मा से उनका साक्षातकार होता 
हैं; वे इन जीवात्माओं को सर्वोच्च ब्रह्मलोक मे छे जांते है। यहाँ उन्हे 
सर्वज्षता और सर्नशक्तिमत्ता प्राप्त होती है; उनकी शक्ति और ज्ञान 
प्राय: ईश्वर के समान हो जाता है, और द्वेतवादियों के मत में वे 
अनन्त काल तक वहों वास करते है, अथवा अद्दैतवादियों के अनुसार 
कव्पान्त मे ब्रह्म के साथ एकल राम करते है | जो छोग सकाम भाव 


छत 


से सत्कार्य करते हैं वे मृत्यु के वाद चन्द्रकोक मे जांते है, वहाँ नाना 


दर शानयोग 


प्रकार के सगे हैं। वे वहाँ पर सूक्ष्मशरीर--देचदरीर प्राप्त करते हैं। 
वे देवता होकर वहाँ वास करते हैं और दीप काछ तक खगे के सुखों 
का उपभोग करते है। इस भोग का अन्त होने पर फिर उनका 
प्राचीन कर्म बछवान हो जाता है; अतः फिर उनका मर्व्यछोक में 
पतन हो जाता है। वें सत्र वायुलोक, मेघडोक आदि लोकों के भीतस् 
दोकर आंत है और अन्त में वृष्टिघारा के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ते 
है। वृष्टि के साथ गिर कर वे किसी शस्य का आश्रय ले कर रहते हैं | 
इसके वाद जब कोई व्यक्ति उस अन्न को खाता है तब उसकी 
औरस सन्तति में वह जीबात्मा फिर शरीर धारण करता है। जो छोग 
अत्यंत दुए है उनकी मृत्यु होने पर वे भूत अथवा दानव हो जाते हैं 
और चन्द्रछोक और प्रथ्वी के बीच किसी स्थान में वास करते है। 
उनमे से कोई कोई मनुष्यों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते है और 
कोई कोई मनुष्यों से मेत्री भी कर छेते है। वे कुछ समय तक इसी 
स्थान मे रहकर फिर पृथ्वी पर आकर पशु-जन्म लेते है। कुछ समय 
पश्ञ-देह मे रहकर वे फिर मनुष्यत्व छाम करते है और फिर एक वार 
मुक्तिछाभ करने की उपयोगी अवस्था को प्राप्त करते है। तो हमने 
ठेखा कि जो छोग मुक्ति की निकटतम सीढ़ी पर पहुँच गये है, जिनके 
भीतर कम अपवित्रता रह गई है वे ही सूर्य की किरणों के सहारे 
बन्नठोक में जाते है। जो मध्य वर्ग के छोग हैं, जो खरे जाने की 
इच्छा से सत्कम करते है थे ही सब चन्द्रढोक में जाकर वहाँ के स्वर्गो 
में वास करते है और देवशरीर को भी प्राप्त करते है, किन्तु उन्हें 
मुक्तिलाभ करने के लिये फिर मनुष्य देह धारण करना पडता है। और 
जो अत्यन्त दुए है वे भूत, दानव आदि रूप मे परिणत होते है, उसके 
वाद वे पश्ुु होते है; और मुक्तिकाम के लिये उन्हें फिर मनुष्यजन्म 


मजुष्य का यथाथे स्वरूप ७७ 


प्रहण करना पड़ता है। इस पृथ्वी को कमभूमि कहा जाता है। अच्छा 
बुरा सभी कर्म यहीं करना होता है। मनुष्य स्वगकाम होकर 
सत्काये करने पर स्तर में जाकर देवता हो जाता है; इस अवस्था 
में वह कोई नया कर्म नहीं करता, केवल पृथ्वी पर किये हुये अपने 
सत्कर्मों का फठ भोग करता है | और जब ये सत्करम समाप्त हो 
जाते है उसी समय जो असत्‌ या बुरे कम उसने पृथ्वी पर किये थे 
उनका सड्चित फल वेग के साथ उसके ऊपर आ जाता है और उसे 
वहाँ से फिर एक वार पृथ्वी पर घसीठ छाता है। इसी प्रकार 
जो भूत हो जाते है वे उसी अवस्था में कोई नूतन कम न करते 
हुए केबल भूत कम का फछ भोग करते रहते हैं; उसके बाद 
पञुजन्म ग्रहण कर वहों भी कोई नया कमे नहीं करते। उसके 
बाद वे भी फिर मनुष्य हो जांते है। 

मान छो कि एक व्यक्ति ने जीवन भर अनेक बुरे काम किए 
किन्तु एक बहुत अच्छा काम भी किया। ऐसी दशा में उस सत्काये 


. का फ़छ उसी क्षण प्रकाशित हो जायगा, और इस सत्काये का फल 


शी 


शोपष होते ही बुरे कार्यों का फल भी उसे मिलेगा | जिन सब छोगो 
ने अनेक 'अच्छे अच्छे बडे बड़े कार्य किये है किन्तु उनके समस्त 
जीवन की गति' अच्छी नहीं रही, वे सब देवता हो जायेंगे। देघदेह 
से समन होकर देवताओं की शक्ति का कुछ कार तक सम्भोग 
करके उन्हे फिर मनुष्य होना पडेगा। जिस समय सत्कर्मों की शक्ति 
क्षय हो जायगी उस समय फिर वही पुरातन असत्कार्यों का फल होने 
लगेगा | जो अत्यन्त बुरे कम करते है उन्हे भूतयोनि, दावनयोनि में 
जाना पड़ेगा, और जब उनके बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जायगा 
उस समय उनका जितना भी सत्करम शेप है उसके फल से वे फिर 


१३८ ज्ञानयोग 


मनुष्य हो जायेंगे । जिस मागे से ब्रह्मछोक मे जाया जाता है, जहाँ से. 
पतन अथवा प्रत्यावतंन की सम्मावना नहीं रहती उसे देवयान 
कहते है, और चन्द्रढोक के मागे को पित॒यान कहते हैं । 


अतएब बेदान्त-दर्शन के मत मे मनुष्य ही जगत मे सर्श्रष्ठ 
प्राणी है और यह प्रथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, कारण कि एक मात्र 
यहाँ पर मुक्त होने की सम्भावना है। देवता आदि को भी मुक्त 
होने के लिये मनुष्य-जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। इसी मानव-जन्म में 
ही मुक्ति की सब से अधिक सुविधा है। 


अब हम इसके विरोधी मत की आठछोचना करेंगे। बौद्ध छोग 
इस आत्मा का अस्तित्व एकदम अस्वीकार करते है। वे कहते है कि 
शरीर और मन के पीछे आत्मा नामक एक पदाथे है, यह मानने की 
क्या आवश्यकता है ? इस शरीर और मन का यन्त्र स्रतःसिद्ध है, 
यह कहने से क्‍या यथेष्ट व्याख्या नहीं हो जाती ! और एक तीसरे 
पदार्थ की कव्पना से क्या लाभ ? यह युक्‍्ति खूब प्रवरू है। जितनी 
दूर तक अनुसन्धान किया जाय, यही माढूम होता है कि यह शरीर 
और मन का यन्त्र स्व॒तःसिद्ध है, और हममे से अनेक इस तल को 
इसी भाव से देखते है। तब फिर शरीर और मन के अतिरिक्त अथच 
शरीर और मन के आश्रयभूमि स्वरूप भात्मा नामक एक पदाथ के 
अस्तित्व की कल्पना की आवश्यकता क्या है? बस शरीर और मन 
कहना ही तो पर्याप्त है; नियत परिणामशीकू जडख्नोत का नाम 
शरीर है और नियत परिणामशीर चिन्तात्नोत का नाम मन है। तब 
जो एकत्न की प्रतीति हो रही है वह -केसे ! बोद्ध कहते है कि 
यह एकत्व वास्तविक नहीं है| मान छो कि एक जछती मशारढू को 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ७९, 


घुमाया जा रहा है। घुमाने प्र एक ही अग्नि का वृत्तस्वरूप या गोल 
आकार हो जायगा | बास्तव में कोई वृत्त है नहीं, किन्तु मशाल के ' 
नियमित धूमने से उसने यह हू का आकार धारण कर लिया है। 
इसी ग्रकार हमारे जीवन में भी एकत्व नहीं है; जड़ की राशि 
क्रमागत रूपे से चल रही है। सम्पूर्ण जड़राशि को एक कह कर 
संबोधित करने की इच्छा होगी तो कर सकते हो, किन्तु उसके अतिरिक्त 
वास्तव में कोई एकत्व नहीं है। मन के सम्बन्ध मे भी यही बात हें; 
प्रत्येक चिन्ता दूसरी चिन्ताओं से पृथक है। इस प्रबल चिन्ताद्नोत मे 
ही इस श्रमात्मक एकल का भाव रख दिया जाता है; अत फिर 
तीसरे पदाये की आवश्यकता क्‍या है ? यह जो कुछ देखा जाता है, 
यह जड़स्तोत और यह चिन्तात्ञोत--केब् इन्हीं का अस्तिल है; इनके 
बाद और कुछ सोचने की आवश्यकता ही क्या है ? अनेक आधुनिक 
सम्प्रदायों ने बौद्धों के इस मत को ग्रहण कर लिया है, किन्तु वे सभी 
इसे अपना अपना आविष्कार कह कर ग्रतिपादित करना चाहते है। 
अधिकांश बौद्ध दशनो में मोटी बात यही है कि यह दृश्यमान जगत्‌ 
पयोप्त है। इसके पीछे और कुछ है कि नहीं यह अनुसन्धान करने 
'की बिलकुछ ही आवश्यकता नहीं है। यह इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ ही 
स॒वेस्त है--किसी वस्तु को इस जगत के आश्रय रूप में कल्पना 
करने की आवश्यकता ही क्यो पड़ी ? सब ही गुणसमष्टि है। ऐसे 
आनुमानिक पदाथे की कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता है कि जिस - 
में वे सव गुण छगे रहे हो ? पदायथे का ज्ञान आता है केवछ गुणराशि 
के वेग से स्थान-परिवर्तन के कारण, कोई अप्रिणामी पढाय वास्तव 
मे इनके पीछे है, ऐसी बात नहीं | हम देखते हैं कि यह थुक्तित अति , 
ग्रवक है ओर साधारण मनुष्य की अनुभूति के पक्ष भे खूब सहायक 


८०: ज्ञानयोग 


हो जाती है। वास्तव में एक छाख मनुष्यों में एक व्यक्ति भी इस 
दृश्य जगत से अतीत और किसी वस्तु की-घारणा भी कर सकता है 
कि नहीं इसमें सन्देह है। अधिकांश छोगों के लिये प्रकृति नित्य- 
परिणामशील मात्र है। हम छोगों मे भी कम छोगें ने हमारे सब के 
पीछे स्थित उस स्थिर समुद्र का कुछ कुछ आभास भी पांया होगा। 
हमारे लिये यह जगत्‌' केवल तरंगपण है। इस प्रकार हमे दो मत 
मिलते हैं। एक तो यह कि शरीर और मन के पीछे एक अपरिणामी 
सत्ता रहती है; दूसरा यह कि इस जगत्‌ में निश्चछल नामक कुछ भी 
नहीं है, सब कुछ चज्चल है, सभी कुछ परिणाम है, जो हो अद्वित- 
वाद में ही इन दोनो मतो का सामज्जस्य मिलता है। 

उद्वैतवादी कहते हैं, 'जगत्‌ का एक अपरिणामी आश्रय 
द्वैतवादियों की यह वात सत्य है। किसी अपरिणामी पदाये 
की कल्पना किये बिना हम परिणाम की कह्पना कर ही नहों 
सकते । किसी अपेक्षाकृत अर्पपरिणामी पदाथे की तुलना 
में किसी पदाय की परिणाम के रूप मे चिन्ता की जा सकती 
है, और 'उसकी अपेक्षा 'भी अल्प परिणामी पदाथे के साथ तुछना 
में उसे भी परिणामी रूप मे निर्देश किया जा सकता है जब 
तक कि एक पू्ण अपरिणामी पढाथे को बाध्य होकर स्वीकार न कर 
हिया जाय | यह जगत्‌-प्रपञ्च अवश्य ही एक ऐसी अवस्था में था 
जब यह स्थिर शानन्‍्त था; जब यह दो शक्तियो के सामञ्जस्य-रूप 
में था अथोत्‌ जब वास्तव मे किसी भी शक्ति का अस्तित्व नही था; 
कारण, वषम्य न होने पर शक्ति का विकास नहीं होता। यह ' 
ब्रह्माण्ड फिर उसी साम्यावस्था की प्राप्ति की ओर जा रहा है। यदि ' 
हमारा किसी विषय के सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान है, तो वह यही है |! 


के 
न्ज्के 


मन॒ष्य का यथाथ स्वरूप ८१ 


द्वैत॒वादी जब कहते हैं कि कोई अपरिणिामी पंदाथे है तब वह ठीक 
ही कहते हैं; किन्तु बह शरीर और मन से बिलकुछ अतीत है, 
शरीर और मन से बिढुकुछ पृथक्‌ है, यह कहना भूल -है। बौद्ध 
कोग जो कहते है कि समुदय जगत्‌ केवछ परिणाम-प्रवाह मात्र है 
यह बात भी सत्य है; कारण, जब तक मै जगत्‌ से पृथक हूँ; जब तक 
मै अपने अतिरिक्त और सभी कुछ देख रहा हूँ, मोटी बात है कि जब 
तक द्वैतमाव रहेगा;तब तक यह जगत्‌ परिणामशील ही प्रतीत होगा। 
किन्तु बास्तबिक बात यह है कि यह जगत्‌ परिणामी भी है और अप- 
रिणामी भी । आत्मा, मन और झरीर ये तीनो पृथक वस्तुएँ नहीं है 
वरञ्च एक ही है । एक ही वस्तु कमी देह, कभी मन ओर कभी देह 
और मन से अतीत आत्मा प्रतीत होती है। जो शरीर की ओर 
देखते हैं. व मन तक को भी नहीं देख सकते; जो मन को देखते है वे 
आत्मा को नही देख पाते; और जो आत्मा को देखते है उनके छिये 
शरीर और मन दोनो न जाने कहाँ चले जाते है ! जो छोग केवल 
गति देखते है वे सम्पूर्ण स्थिर भाव को नही देख पाते, और जो इस 
सम्पणे स्थिर भाव को देख पाते हे उनके निकट गति न जाने कहाँ 
चली जाती है। सर्प मे रूजु का श्रम हुआ | जो व्यक्ति रज्जु में 
से ही देखता है उसके छिये रज्जु कहाँ चली जाती है, ओर जब 
भ्रान्ति दूर होकर वह व्यक्ति र्ज़ ही देखता है तो फिर उसके लिये 
संपे नही रहता | 


तो हमने देखा कि वस्तु एक ही है और वहीं एक नाना रूप 
से प्रतीत होती है| इसको आत्मा कह्ढें या वस्तु कहे या अन्य कुछ 
नाम दे, जगत्‌ में एकमात्र इसी का अस्तित्व है। अद्वैवादियों की 


ष्की 


<२ ज्ानयोग . .- 


भाषा मे यह आत्मा ही ब्रह्म है, जो केव नानारूप उपाधिवश 
अनेक प्रतीत हो रहा है। समुद्र की तरदइगों की ओर देखो; एक भी 
तरड्‌ समुद्र से पृथक््‌ नहीं है| तब फिर तरडग पृथक्‌ क्‍यों प्रतीत 
होती है ? नामरूप ने--तरडइग की आकृति और हमेन .जो इसे 
बरडग नाम दे दिया है उसी ने उसे समुद्र से पृथक कर दिया है | 
नामरूप के नश हो जान या चढे जाने पर वह जो समुद्र था वही 
रह जाता है। तरंग और समुद्र के वीच कौन प्रभेद कर सकता है ? 
अतण्व यह समुदय जगत्‌ एक स्वरूप हुआ। जितना भी पा्ेक्य है वह 
सब नामरूप के ही कारण है। जिस प्रकार सूर्य छाख्ों जलकणो पर 
अतिबिम्बित होकर प्रत्येक जठ़कण के ऊपर सूर्य की एक सम्पूर्ण प्रति- 
कृति की स्॒टे कर देता है उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता 
विभिन्न वस्तुओ में प्रतिबिम्बित होकर नाना रूप मे दिखाई पड़ता है| 
किन्तु वास्तव मे वह एक है। वास्तव मे "मैं! अथवा “तुम” नामक कुछ 
नहीं है--पत्र एक है। चाहे कहो--सभी मै हूँ, या कहो--सभी तुम 
हो। किन्तु यह द्वैतज्ञान बिलकुछ मिथ्या है, और समुदय जगत्‌ इसी 
द्वेतज्ञान का फछ है। जब विवेक उदय होने पर मनुष्य देख पाता 
है कि दो वस्तुएँ नहीं है, एक ही वस्तु है, तब उसे बोध होता है कि 
वही ख्त्रये यह अन॑न्त ब्रह्माण्ड स्वरूप हो गया है।में ही यह 
पर्ितेनशील जगत्‌ हूँ, और मै ही अपरिणामी, निरभुण, नित्यप्रूणे 
नित्यानन्दमय हूँ। 


अतएव निल्यशुड्भ, नित्य, प्रणे अपरिणामी अपरखितेनीय एक 
- आत्मा है; उसका परिणाम कभी नहीं होता, और ये सब विभिन्न परिणाम 
उसी एकमात्र आत्मा में ही प्रतीत होते हैं। उसके ऊपर नामरूप' 


मनुण्य का यथाथ स्वरूप थरे 


ने ये सत्र विभिन्न स्वप्नचित्र अ्धित किये है। आकृति ने ही तरंग को 
समुद्र से पृथक किया है| मान छो- कि तरंगे मिठ गई, तब क्‍या यह 
आकृति रहेगी ! नही, वह बिछकुछ ही चढी जायगी । तरंग का 
अस्तित पूर्ण रूप से समुद्र के अल्तिल्र के ऊपर निर्भर रहता हैं; किन्तु 
समुद्र का अत्तित्र तरग के अस्तिल के ऊपर निर्भर नहीं रहता। जब 
तक तरंग रहती है तब तक रूप भी रहता है, किन्तु तरंग की निवत्ति 
होने पर वह रूप नहीं रह सकता। इसी नाम-रूप को माया कहते है | 
यह माया ही भिन्न व्यक्तियो का सजन करके एक व्यक्ति का दूसरे 
व्यक्ति से पृथक बोध करा रही है। किल्तु वास्तव में इसका अस्तिल नहीं 
है। माया-का अस्तित्व है यह नही कहा जा सकता | रूप या आकृति 
का अस्तित है यह नहीं कहा जा सकता, कारण, वह तो दूसरे के अस्तित्व 
पर निर्भर रहती है। और वह नहीं है यह भी नही कहा जा सकता, 
कारण, उसी ने तो यह सत्र भेद्र उत्पन्न किया है। अद्वैतवाटियों के 
मत में यही माया या अज्ञान या नामरूप अथवा योरोपीय छोगो के मत 
प्रेदेश-काछ-निमित्त ही इसी एक अनन्त सत्ता से इस विभिन्नरूप जगत्‌ 
की सत्ता दिखा रहें हैं। परमार्थतः यह जगत्‌ एक अखण्ड खरूप है; 
जब तक कोई दो वस्तुओं की कब्पना करता है तब तक वह श्रम में 
है। जब वह जान जाता है कि एक मात्र सत्ता है तभी वह यथार्थ को 
जानता है। जितना ही समय बीतता जाता है उतना ही हमारे निकट 
यह सत्य प्रमाणित होता जाता है। क्‍या जड़ जगत्‌ में, क्या मनोजगत 
मे और कया अध्यात्म जगत मे, सभी जगह यह सत्य प्रमाणित हो रहा 
है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, में, सूय, चन्द्र, तारे--ये सभी 
एक जड़ सप्ुद के विभिन्न अशों के नाम मात्र हैं| इस जडराशि 
का क्रमागत परिणाम हो रहा है| जो शक्ति का कण कुछ मास 


८७ . शझानयोग 


पहले सूर्य में था, हो सकता हैक्कि आज वह मनुष्य के भीतर 
आगया हो, कह शायद वह पशु के भीतर और परसों शायद 
किसी उद्धिद के भीतर प्रवेश कर जायगा। आना जाना निरन्तर 
हो रहा है | यह सव एक ही अखण्ड जड़राशि है--केवठ नामरूप 
से पृथक पथक्‌ है। उसके एक बिन्दु का नाम सूये है, एक का नाम 

चन्द्र, एक का तारा, एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्धिद, इसी 
ग्रकार और भी, और ये जो मिन्न मिन्र नाम हैं ये श्रमात्मक हैं; कारण, 
इस जड़ राशि का क्रमागत पख्ितन हो रहा है | इसी जगत्‌ को एक 
दूसरे भाव से देखने पर यह एक विशाल चिन्ता-समुद्र के समान प्रतीत 
होगा जिसका एक एक बिन्दु एक एक मन है। तुम एक मन हो, में एक 
मन हूँ, प्रत्येक व्यक्ति केवठ एक एक मन है। और इसी जगत्‌ को ज्ञान 
की दृष्टि से देखने पर, अर्थीत्‌ जब ऑँखों पर से मोह का आवरण हृटठ 
जाता है, जब मन ज़ुद्ध हो जाता है तब वही नित्य शुद्ध, अपरिणामी, 
अविनाशी, अण्ड पूर्ण स्वरूप पुरुष के रूप मे प्रतीत होगा | तब 
द्वैतवादियों का परछोकवाद--मनुष्य मरने के बाद स्वग जाता है 
अथवा अमुक छोक में जाता है, अस॒त्‌ छोक भें मूत हो जाता है, उस 
के बाद पशु होता है--ये सव वाते क्या हुई? अद्वेतवादी कहते हैं--न 
कोई आता है न कोई जाता है--तुम्हारे ढिये जाना आना किस तरह 
सम्भव है? तुम तो अनन्त स्वरूप हो; तुम्हे जाने के छिये स्थान 
कहें है ? 


किसी स्कूल में छोटेवच्चों की परीक्षा हो रही थी। परीक्षक इन 

५, ५३ चर २ ५, की ५१ ० ए 
छाटे छोटे बच्चो से कठिन कठिन प्रश्न कर रहे थे। उन्हीं प्रश्नों मे एक 
प्रइन था कि “ पृथ्वी गिरती क्यों नहीं?” प्रायः सभी वाढुक इस ग्रइन “ 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ८५ 


को समझ्न नहीं सके और अपनी अपनी समझ से उल्टे सीधे उत्तर देने छगे। 
तब एक बुद्धिमती बालिका ने उसका उत्त 
४ पृथ्वी गिरिगी किस पर 7” यह प्रइन ही तो भूछ है। जगत्‌ में ऊँचा 
नीचा तो कुछ है नहीं। ऊँचा नीचा तो केवर आपेक्षिक ज्ञान 
मात्र है | आत्मा के सम्बन्ध में भी यही बात है। जन्म-मृत्यु का प्रश्न 
ही भूछ है। कौन जाता है, कौन आता है ? तुम कहाँ नहीं हो 
वह स्वगे कहाँ है जहाँ तुम पहले से ही नही हो * मनुष्य का आत्मा 
सबव्यापी है। तुम कहाँ जाओगे ! कहाँ नहीं जाओगे ? आत्मा तो 
सत्र जगह है। अतण्व पूणे रूप से जीवन्मुक्त व्यक्तित के ढिये यह 
बालकों का सा खप्न, जन्म-मृत्यु के सम्बन्ध में यह बालकों का सा 
अम, स्वग-नरक आदि का स्वप्न--सभी कुछ एकदम अन्तहिंत हो 
जाता है, जिनके भीतर कुछ अज्ञान अवशिष्ट हे उनकों वह नाना 
प्रकार के बअह्मलोक पर्यन्‍्त इय दिखा फर अन्तहिंत हो जाता है 
और अज्नानियों के लिये वह रह जाता है। 





समस्त जगत्‌, खर्ग जायेंगे, मरेगे, पेदा होंगे--इन सब बातों 
पर विश्वास क्‍यों करता है : में एक पुस्तवा पढ़ रहा हूँ, उसके पृष्ठ 
पर पृष्ठ पढ़े जा रहे है और उलटे जा रहे हैं.। एक पृष्ठ आया, उलट 
दिया गया | परिणाम किसका हो रहा है ! कौन आ जा रहा है : मे 
नहीं, केवल इस पुस्तक के पन्ने उठठे जारहे हैं। समस्त प्रकृति 
आत्मा के सम्मुख रखी एक पुस्तक के समान है। उसका एक के 
बाद दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, और प्रति वार 
एक नूतन दृश्य सामने आ रहा है | पढ़ने थे बाद इसे भी उछठ 
दिया गया। फिर एक नया अब्याय सामने आया; किन्तु आत्मा जो 


<८द जशञानयोंग 


था वही है--अनन्तस्वरूप । परिणाम प्रकृति का हो रहा है 
आत्मा का नहीं | उसका कभी भी परिणाम नहीं होता। जन्म मृत्यु 
अक्ृति मे है, तुममे नहीं। तथापि अज्ञ छोक भ्रान्त हो कर सोचते 
है, हम मर रहे है, जी रहे है, प्रकृति नहीं; ठीक उसी तरह जेसे हम 
भ्गन्तिवश समझते है. कि सूये चल रहा है, पृथ्वी नही। अतः यह सब 
भ्रान्ति ही है, जेसे रेलगाडी पर बैठ कर श्रमबशतः उसे चछती हुई 
न समझकर खेत आदि को चलछायमान समझते है। जन्म और मृत्यु 
दी श्रान्ति भी ठीक ऐसी ही है। जब मनुष्य किसी विशेष भाव में 
रहता है तब वह इसे पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि के रूप मे देखता है; 
और जितने मनुष्य इस मनोभाव से युक्त हैं. वे सत्र इसी रूप में 
देखते ह । मेरे तुम्हारे बीच छाखो जीव हो सकते है जो विभिन्न 
ग्रकतिसम्पन्न है| वे हमे कभी न देख पायेंगे और हम भी उन्हें 
कभी नही | हम एक ही प्रकार की चित्तवत्ति सम्पन्न प्राणी को: 
देख पाते है। जिन वाद्य-यन्त्रों में एक ही प्रकार का कम्पन हैं, 
उनमे से एक के वजने पर बाकी सब वजेगे | मान छो कि हम अब जिस 
प्राण-कम्पन से युक्तत है, उसे हम मानव-कम्पन नाम. से पुकार सकते 
है; यदि यह परिवर्तित हो जाय तो अब यहाँ मनुष्य दिखाई नहीं पड़ेगे; 
उसके बदले भ और ही अनुरूप छृय हमारे सामने आ जार्येगे--या तो 
ढेव जगत्‌ और देवतादि आयेंगे अथवा दुष्ट मनुष्यों केलिये दानव और 
दानव जगत्‌; किन्तु ये सत्र एक ही जगत्‌ के विभिन्न भाव मात्र हैं। 
जगत्‌ मानव दृष्टि से पृथिवी, सूये, चन्द्र, तारा आदि रूप में और 
दानवा की दृष्टि से देखने पर यही नरक या शास्तिस्थान के रूप में प्रतीत 
होगा और जो स्तर्ग जाना चाहते है उन्हें स्त्र्ग के रूप में प्रतीत 
होगा। जो व्यक्ति आजीत्रन यह सोचता रहा कि में स्वर्ग में सिंहासन 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ८७, 


पर बैठे हुए इंश्बर के निकट जा कर सारा' जीवन उनकी उपासनाः 
करूँगा, उसकी मृत्यु होने पर वह अपने. चित्त में स्थित इसी विषय 
को देखेगा | यह जगत्‌ ही उसके लिय एक बहत्‌ स्व॒ग॑ मे परिणत 
हो जायंगा; वह देखेगा कि नाना प्रकार की अप्सराये, किन्र आदि 
उडते फिर रहे है और देवता छोग सिंहासनों पर बेठे है। स्रगे 
आदि समस्त ही मनुष्य कृत है।अतएव अह्ेतवादी कहते है-- 
द्वैतवादियों की बात तो सत्य ही है, परन्तु यहा सब उनका अपना 
ही बनाया हुआ है।ये सब छोक, ये सब देत्य, पुनजन्म आदि 
सभी रूपक (४ए४००५४ ) है, और मानवजीवन भी ऐसा ही है। 
ये सव रूपक हों और मानव जीवन सत्य हो, यह नहीं हो सकता । 
मनुष्य सतंद् यही भूछ करता है। अन्यान्य वस्तुओ को--जैसे खगे 
नरक आदि को रूपक कहने से उसकी समझ्न में आता है किन्तु 
अपने अत्तित्व को वह कभी भी रूपक स्वीकार करना नहीं चाहता। 
यह इश्यमान जगत्‌ सभी रूपक मात्र है और सब से बड़ा मिथ्या ज्ञान 
यह है कि हम दरीर हैजो हम न कमी थे, न कभी हो सकते है| हम 
केबल मनुष्य है, यह एक मयानक असत्य है। हमी जगत्‌ के ईइ्रं है। 
इेंजर की उपासना करके हमने सदा अपने अव्यक्त आत्मा की ही 
उपासना की है| तुम जन्म से ही दुश और पापी हो यह सोचना 
ही सत्र से बड़ी मिथ्या बात है। जो स्त्रये पापी है वह केवल दूसरों 
को पापी ही देखते है। मान छो कि एक बच्चा यहा है और सोने की 
मोहरों की एक बैली तुम यहां मेज पर रख देते हो | मान लो कि एक 
चोर आया और बैली ले गया | बच्चे की दृष्टि मे थैली का रखा जाना 
और चोरी हो जाना--दोनों ही समान हैं। उसके भीतर चोर नहीं है 
इसलिये वह वाहर भी चोर नही देखता | पापी और दुष्ट मनुष्य ही 


<८ शानयोग 


बाहर पाप देख पाता है, किन्तु साधु मनुष्य को उसका बोध नहीं 
होता | अत्यन्त असाध पुरुष इस जगत्‌ को नरक स्वरूप देखते है; 
मध्यम श्रेणी के छोग इसे स्वगेस्वरूप देखते है; और जो प्रू्ण सिद्ध 
पुरुष है वे इसे साक्षात्‌ भगवान के रूप में ही देखते हैं। बस, तभी 
उनके नेन्नों का आवरण हट जाता है, और तब वे ही व्यक्ति 
पवित्र और बुद्ध होकर देख पाते है कि उनकी दृष्टि बिछकुछ बदछ 
गई है। जो दु'स््रप्न उन्हें छाखों वर्षों से पीड़ित कर रहे थे 
वे सब एकदम समाप्त हो जाते है, और जो अपने को इतने दिन 
मनुष्य, देवता, दानव, आदि समझ्न रहे थे, जो अपने को कर्मी 
ऊपर, कभी नीचे, कभी पृथ्वी पर, कभी स्तर में अथवा कमी, 
किसी और स्थान में स्थित समझते थे वे देख पाते है--वे वास्तव में 
सर्वव्यापी है, वे काठ के अधीन नहीं हैं, कार उनके अधीन है, 
समस्त स्पगे उनके भीतर है, वे स्वय किसी स्त्र्ग मे अवस्थित नहीं 
हैं--“-और मनुष्य ने किसी काल के जिस किसी देवता की उपासना 
की हे वे सब उसके भीतर ही है, वह किसी देवता के अन्दर 
अत्रस्यित नहीं है; वह देव, असुर, मानुष, पशु, उद्धिंद, प्रस्तर आदि 
का सृष्टिकतो है, और उस समय मनुष्य का स्वरूप उसके निकट 
इस जगत्‌ से श्रेष्ठतर होकर, स्त्रग से भी श्रेष्ठटर और सवब्यापी 
आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी रूप में प्रकाशित होता है| उसी' 
समय मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसी समय मनुष्य मुक्त हो जाता 
' है| उस समय सब श्रान्ति दूर हो जाती है, सभी दुःख दूर हो 

जाते हैं, सभी भय एक बार में ही चिर काल के लिये समाप्त हो 
जाते हैं | तब जन्म न जाने कहाँ चछा जाता है और उसके सोथ 
मृत्यु भी चडी जाती है; दुःख भी चछा जाता है और उसके साथ 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप ८९ 


सुख भी चढा जाता है। पृथिवी उड़ जाती है और उसके साथ साथ 
स्रग भी उड़ जाता है; शरीर चला जाता है, उसके साथ मन भी 
चला जाता है। उस व्यक्ति की दृष्टि में यह समस्त जगत्‌ ही मानों 
अव्यक्त भाव धारण कर लेता है।यह जो शक्तियों का निरन्तर 
संग्राम, निरन्तर संव्ष है यह सब एकदम स्थगित हो जाता है, 
और जो शक्ति और भूत रूप में, प्रकृति की विभिन्न चेशओ के 
रूप मे प्रकाशित हो रहां था, जो स्त्रय प्रकृति रूप मे प्रकाशित 
हो रहा था, जो स्वर्ग, पृथिवी, उद्धिद, पशु, मनुष्य, देवता आदि के 
रूप मे प्रकट हो रहा था, वही समस्त एक अनन्त, अच्छेद्य, अपरि- 
णामी सत्ता के रूप में परिणत हो जाता हैं; और ज्ञानी पुरुष देख 
पाते है कि वे उत्त सत्ता से अभिन्न है।” जिस. प्रकार आकाश 
में नाना वर्ण के मेघ आकर कुछ देर खेल फिर अन्तहिंत हो जाते 
हैं, ” उसी प्रकार इस आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्रगे, चन्द्रछोक, 
देवता, सुख, दु,ख आदि आते है; किन्तु वे उसी अनन्त, अपूरिणामी, 
नीलवण आकाश को हमारे सम्मुख छोड़कर अन्तहिंत हो जाति 
हैं| आकाश का कभी भी परिणाम नहीं होता, परिणाम केवल मेघ 
का ही होता है। भ्रम के कारण ही हम सोचते है कि हम अपवित्र 
हे, हम सान्‍त है। हम जगत्‌ से पथक्‌ हैं। ग्रकृत मनुष्य यही एक 
अखण्ड सत्ता रूप है। 


यहाँ पर दो ग्रइन उठते हैं। पहला यह है कि “ क्या अद्देत ज्ञान 
की उपलब्धि सम्भव है! अब तक तो सिद्धान्त की वात हुई; 
क्या उसकी अपरोक्षानुभूति सम्भव है? ” हों बिलकुछ सम्भव है | 
ऐसे अनेक व्यक्ति संसार में इस समय भी जीवित है जिनका अज्ञान 


९० शानयोग 


सदा के छिये चला गया है। तो क्‍या इन छोगों की, सत्य 
ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तुर्त ही मृत्यु हों जाती हैं! हम 
जितनी जल्दी समझते हैं उतनी जर्दी नहीं। मान छों, दो पहिये 
जो एक ठकड़ी से जुड़े हुए है साथ साथ चक रहे है। अब यदि 
मै एक पहिये को पकड़ कर बीच की लकड़ी को काठ ढूँ तो 
जिस पहिंय को मैंने पकड़ रखा है वह तो रुक जायगा; किन्तु 
दूसरा पहिया, जिसमें पहले का वेग अमी है, कुछ दूर और चल 
कर गिर पड़ेगा प्रर्ण शुद्ध स्वरूप आत्मा मानो एक पहिया है. 
और शरीर मन आदि रूप भ्रान्ति दूसरा पहिया; और कमे रूपी 
काष्ठ दण्ड द्वारा ये दोनों जुड़े हुए है। ज्ञान ही मानो कुठार 
है जो इस संयोग-दण्ड को काठ देता है। जब आत्मा रूपी 
पहिया रुक जायगा, तब आत्मा, आ रहा है जा रहा है अथवा 
उसका जन्म और मृत्यु हो रहा है, इस प्रकार के सभी अन्नान के. 
भावो का त्याग कर देगा,और प्रकृति के साथ उसका संयुक्त भाव एव 
अभाव, वासना--सब चछा, जायगा; तब आत्मा देख सकेगा कि वह 
पूर्ण है, वासना रहित है। किन्तु शरीर और मन के पहिये में अभी 
प्राक्तन कर्मों का वेग रहेगा | इसलिये जब तक यह कर्मों का वेग 
पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक शरीर और मन रहेंगे ही; 
यह वेग समाप्त हो जाने पर इनका भी पतन हो जायगा, तब आत्मा 
मुक्त होगा | तव फिर स्परछोक जाना खग से पृषिव्री पर छौठना 
यहाँ तक क्रि ब्रह्मलोंक जाना तक स्थागित हों जायगा; कारण वह 
( आत्मा ) कहो से आयेगा, कहें। जायेगा ? जिन व्यक्तियों ने इस 
जीवन में ही इस अबस्था को प्राप्त किया है, जिन्हे अन्ततः एक 
मिनट के लिये भी यह संसार का छुय बढछ कर सत्य का आभास 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप ्ष् 


मिछा है उन्हें जीवन्मुक्त के नाम से पुकारंते है। यही जीवन्सुक्त: 
अवस्था लाम करना वेदान्ती का लक्ष्य है। 


एक बार में पश्चिमी भारत में हिन्दमहासागर के तठ्वर्ती मरु-- 
देश में श्रमण कर रहा था | बहुत दिन तक निरन्तर पेदक श्रमणः 
करता रहा । किन्तु यह देख कर मुन्ने महात्‌ आरचये होता था कि . 
- चारों ओर सुन्दर सुन्दर ब्ीले हैं और ज्ञीों के चारो ओर वृक्ष-छताएँ . 
है और उनकी सुखद शीतल छाया जल में पड़ रही है। कैसे” 
अदभुत दृश्य थे वे! और छोग इसे रेगिस्तान कहते है ) एक मास 
तक वहाँ में घृमता रहा और प्रतिदिन ही सुझे वे सुन्दर दशय दिखाई 
दिये | एक दिन सुझे वडी प्यास छूग रही थी और मेने सोचा कि 
बहों एक ज्ञीर पर जाकर प्यास बुद्या हूँ | अतऱ् मै इन सुन्दर निर्मल 
तालाबों में से एक की ओर अग्रसर हुआ। जैंसे ही में वहाँ पहुँचा 
कि वह सव छ्य न जाने कहाँ लुप्त हो गया | और तब मेरे मन में 
यह ज्ञान हुआ कि * जीवन भर जिस मरीचिका की वात पुस्तकों में 
पढ़ता रहा हूँ यह वही मरीचिका है।' और उसके साथ साथ यह ज्ञान मी 
हुआ कि 'इस पिछले मास भर ग्रतिदिन में मरीचिका ही देखता 
रहा हूँ, किन्तु मैने कमी न जाना कि यह मरीचिका है।” इसके वाद 
फिर दूसरे दिन मैने चढना प्रारम्भ किया। फिर वही सुन्दर दृश्य 
दिखने लगे, किन्तु उसके साय साथ यह ज्ञान भी होने छूगा कि यह 
सममुच झील नहीं है, मरीचिका है। इस जगत्‌ के सम्बन्ध में भी 
यही बात है | हम ग्रति दिन, प्रति मास, प्रति वर्ष इस- जगत्‌ रूपी 
मरुस्थल में भ्रमण करे रहे है, किन्तु मरीचिका को मरीचिका नहीं 
समझ पते हैं। एक दिन यह मरीचिका अदय हो जायगी, किन्तु: 


"९२५ जशञानयोगे 


फिर आ जायगी । शरीर पूर्वक्ृंत कम के अधीन रहेगा इसीलिय यह 
- मरीचिका फिर छौट आयेगी | जब तक हम कम से बँधे हुए है तत्र 

तक जगत्‌ हमारे सम्मुख आयेगा ही। नर, नारी, पशु, उद्धिद, 

आसक्ति, कतेब्य--सभी कुछ आयेगा किन्तु पहले की तरह हमारे 
- ऊपर इसकी शक्ति का ग्रभाव॑ नहीं पड़ेगा | इसी नवीन ज्ञान के 
- प्रभाव से कम की शक्ति का नाश होगा, उसका विप का दाँत दूंट 

जायगा; जगत हमारे सम्मुख एकदम बदल जायगा; कारण, जैसे 

जगत्‌ दिखाई देगा बसे ही उसके साथ सत्य और मरीचिका के भेद 
- का ज्ञान भी आयेगा। 


उस समय यह जगत्‌ पहले का सा जगद्‌ नहीं रहेगा । किन्तु 
इस प्रकार के ज्ञान की साधना में एक विप्रदाशह्ला है। हम देखते 
है कि प्रत्येक देश मे छोग यही वेदान्त का मत ग्रहण करके वहते 
है, “मै धर्माथम से अतीत हूँ, में विधि-निषध से परे हूँ, अतः मेरी 
जो इच्छा होगी चही मै करूँगा ।” इसी देश में ठेखो, अनेक अज्ञानी कहते 
: रहते हैं,“मैं बद्ध नही हूँ, मे स्व्य ईइबर स्वरूप हूँ; मेरी जो इच्छाहोगी वही 
करूँगा।” यह ठीक नहीं है यद्यपि यह बात सच है कि आत्मा भौतिक, 
मानसिक और नेतिक सभी प्रकार के नियमों से अतीत है| नियम के 
अन्दर बन्धन हैं, नियम क्रे बाहर मुक्ति | यह भी सच है कि सुक्न्त 
आत्मा का जन्मगत स्वभाव है, यह उसका जन्म्प्राप्त खत्व है और 
आत्मा का वास्तविक मुक्त स्वभाव भौतिक आवरण के भीतर से मनुष्य 
की आपातग्रतीयमान स्॒तन्त्रता के रूप में प्रतीत होता है। अपने 
जीवन के प्रतिक्षण में तुम अपने को मुक्त अनुभव क़रते हो। हम अपने 
- को मुक्त अनुभव बिना किये एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, । 


मनुष्य का यथाथे स्वरूप ९३: 


बोल नहीं सकते और झ्वास-प्रख्नास भी नहीं ले सकते | किन्तु फिर 
कुछ देर विचार करने पर यह भी ग्रमाणित हो जाता है कि हम एक 
यन्त्र के समान है, मुक्त नहीं | तब कौन सी बात सत्य मानी जाय : 
# हम मुक्त है ” यह धारणा ही क्या-श्रमात्मक है ? एक पक्ष कहता 
है कि “मे मुक्त स्रभाव हूँ” यह- धारणा भ्रमात्मक है, दूसरा पक्ष" 
कहता है कि 'मेैं बद्धभावापन्न हूँ” यह धारणा ही अ्रमात्मक 
है। तब यह दो ग्रकार की अनुभूति कहाँ से आती है? मनुष्य 
वास्तव में मुक्त है; मनुष्य परमाथतेः जो है वह मुक्त के अतिरिक्त 
और कुछ हो ही नही सकता, किन्तु जैसे ही वह माया के जगत्‌ 
में आता है, जेस ही वह नामरूप के भीतर पड़ जाता है, वेसे ही 
वह बद्ध हो जाता है। “ स्वाधीन इच्छा ” यह कहना ही भूछ है। 
इच्छा कभी स्वाधीन हो ही नहीं सकती । कैसे होगी * जो ग्रकृत 
मनुष्य हे वह जब बड़ हो जाता है तभी उसकी इच्छा की उत्पत्ति: 
होती है, उससे पहले नहीं | 


मनुष्य की इच्छा बद्ध है, किन्तु जो इसका मूल है वह तो सदा- 
ही मुक्त है| अतएव बन्धन की दशा मे भी, चाहे वह मनुष्य-जीवन 
हो, चाहे देव-जीवन हो, चाहे स्वग में हो, चाहे पृथिवी पर, फिर भी 
हमारे अन्दर उस विधिग्रदत्त अधिकार स्वरूप ख्तन्त्रता या मुक्ति 
की स्मृति रहती ही हैं । और जानवूज् कर या अनजाने ही हम सत्र 
इस मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मनुष्य जब मुक्त हो 
जाता हँतव किस प्रकार नियम मे वद्ध रह सकता है ! जगत का 
कोई भी नियम उसे वॉध नहीं सकता | कारण, यह विश्नत्रह्माण्ड 
उसीका तो है । और वह उस समय समुदय विश्नन्नह्माण्डस्तरूप ही 


“श्छ जझानयोग 


१ ८5 जगन € या 5 उसके ० आम . पक 

है |] छह हम कह कि वहाँ समुदवय जगत है, या कह--उसक छिय 

नहीं है। तब उसे > लिये हि टे आदि 3 

'जगत्‌ का अत्तितर ही नहीं है | तंव उसके ढिये छिग देश आदि छा८ट 

कक लक 0... “5 ब्थ्५ सता बर ४४ 32० 

छोटे भात्र किस प्रकार सम्मव है £ वह केस कहगा--म उप हू, भ 
७ जे, थे रा 5 0 जज सव मिथ्या [+ कक उसने हि. जाने 

स्त्री हैँ, में वालक हैँ ? क्या यह सव ममेव्या नहों ह £ उसने ज 


जिया है कि यह सव मिय्या है]तत्र वह किस तरह कहेगा--यह 
का अधिकार है, यह स्त्री का अधिकार है ? किसी का छुट 
नहीं है, किसी का स््रतन्त्र अस्तिल्र नहीं है। पुरुष भी नहीं 
| मे नहीं है, आत्मा छिंगहीन है, निम्यशुद्ध | मे पुरुष या स्त्री 
कहना ओर में अमुकझ ठेशवासी हूँ यह कहना कंब्रढछ मिथ्याव्राद 
देश मेरे हैं, समस्त' जगत मेरा है; कारण, समस्त जगत के 
द्वारा मंने मानो अपने को ढक छिया है, समस्त जगत ही मानो मेरा 
शरीर हो गया है| किन्तु हम देखने हैँ कि वहुत से छोग विचार 
नकरते समय ये सत वात कह कर काम के समय सभी प्रकार के 
अपवित्र काम करते हैं; और यदि हम उनसे पूछे कि “क्यों तुम ऐसा 
न्‍कर रहे हो तो वे उत्तर दंग, “यह तुम्हारी बुद्धि का ही भ्रम है । 
हमार द्वारा कोई अन्याय होना असम्मत्र है] इन सब छांगा की 
परीक्षा करने का क्या उपाय है ? उपाय वही हे कि-- | 


८2 

“5]| 

| 

हे || पे | 


कद 


/ 05% 2 | 


गे. /॥0१ 99९ (७॥* ये 
॥ कं || 


अव्कत्मजी 
हि ऑन भ्णक#, हि । 


५५५ 
््ट 


हा 


और असत दोनों एक ही आत्मा के आंशिक 
हैं तथापिं असदभाव ही आत्मा का वाह्मय आवरण 
मनप्य के वास्तविक स्वरूप आत्मा के अपेक्षाक्नत 
का आवरण ह।जब तक मनुष्य असत का स्तर 
कर छेता तव तक वह सत्‌ के स्तर पर नहों - पहुंच 


न्सकता; और जब तक वह -सत्‌ और असत्‌ दोनों के स्तर को 


ह 

फ अथ 

*-+4५५ ६४ 

न 

रह ट्री व्र्यं 

+ /-+ | 
| 


ज॥ 8 ४2४! 
ह्त पर) 


“| 
! 8 


मनुष्य का यथाथे स्वरूप ९७ 


घेद नहीं करता तब तक वह आत्मा के निकट पहुँच नहीं सकता। 
आत्मा के निकट पहुँचेन के बाद उसके लिये फिर क्‍या रह जाता 
है! अत्यन्त सामान्य कम, भूत जीवन के काये का अति सामान्य वेग 
ही रोष रह जाता है, किन्तु यह-वेग भी शुभ करम्मा का ही वेग 
है। जब तक असह्वेग एकदम समाप्त नहीं हो जाता, जब तक 
पहले की अपवित्रता बिंठकुछ दुग्ध नहीं हो जाती तब तक कोई 
व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार तथा प्राप्ति नहीं कर सकता। अतए्व 
जो लोग आत्मा के निकट पहुँच गये हैं, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार 
कर लिया है उनके केवछ गत जीवन के शुभ संस्कार, शुभ वेंग 
अवशिष्ट रह जाते हैं। शरीर मे वास करते हुए भी, एवं अनवरत 
कम करते हुए भी वें केत्रठ सत्कम ही करते हैं; उनके मुख से 
सभी के प्रति केवल आशीवाद ही निकलता है, उनके हाथ केवल 
सत्कार्य ही करते हैं, उनका मन केवर सच्चिन्ता ही कर सकता 
है, उनकी उपस्थिति ही, चाहे वे कहीं भी जायें सभी जगह मानवजाति 
के लिय महाकल्याण करनेवाली होती है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या 
कोई बुरा काय सम्भव है? याद रखिये, 'ग्रत्यक्षानुभूति ' में और “ केवल 
मुख से कहने ? में वड़ा अन्तर है! अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की 
ज्ञान की बातें कहते है। तोता भी इसी तरह वका करते हैं। मुँह से 
कहना और वात है और अनुभव करना और बात ] दर्शन, मतामत, 
विचार, शास्त्र, मन्दिर; सम्प्रदाय आदि कोई भी बुरा नही है | किन्तु 
प्रत्यक्षानुभूति होनें पर इन सत्र की आवश्यकता नहीं रहती | नक॒झा 
अच्छी वस्तु है, पर्नु नकूश में अकित देश स्त्रय॑ देख कर आने के 
थाद यदि उसी नक्शे को फिर से देखो तो कितना अन्तर दिखाई 
पड़ेगा! अतण्व जिसने सत्य को प्रत्यक्ष कर ढिया है उसे फिर 


९६ ज्ञानयोग 


समझने के लिये न्याय-युक्ति, तव-वितरक आदि का आश्रय नहीं ढेना 
पड़ता। उसके लिये तो सत्य अन्‍्तरात्मा के भम मम में प्रतिष्ट हो गया है- 
ग्रत्यक्ष का भी प्रत्यक्ष हो गया है | वेदान्तियों की भाषा मे कहे तो 
कहेंगे कि वह उसके लिये करामछूकब॒त्‌ हो गया है। प्रत्यक्ष उपलब्धि 
करने वाले छोग निःसकोच भाव से कह सकते हैं, * यही आत्मा है।' 
तुम उनके साथ कितना ही तके क्‍यों न करो, वे तुम्हारी बात पर 
केबल हँसेगे, वे उसे अण्ड बण्ड वक्‍वास ही समझेगे | बालक चाहे 
कुछ भी बोढे उससे थे कुछ कहते नहीं। वे तो सत्य की उपछृब्धि 
करके भरपूर हो गये हैं | मान छो कि तुम एक देश ठेख कर आये 
ञ्ु कप ९२ है 

हो और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर यह तर्क करने लगें कि उस 
देश का कहीं अस्तित्व ही नही है; इसी तरह बह व्यक्ति तर्क करता 
जाता है, किन्तु उसके प्रति तुम्हारा भाव यही होगा कि वह 
पागलखाने में भेज देने के थोग्य है| इसी प्रकार जो 
धर्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर चुके है वे कहते हैं कि “जगत्‌ मे 
धर्म सम्बन्धी जो वाते सुनी जाती है वे सत्र केखछ वालकों की 
वाते है | प्रत्यक्षानुभूति ही धर्म का सार है।” धर्म की उपलब्धि 
की जा सकती है। प्रश्न यह है कि क्या तुम इसके अधिकारी हो 

चुके हो ? क्या तुम्हे थम की वास्तव में आवश्यकता है ? यदि तुम 

ठीक ठीक चेष्टा करो तो तुम्हें प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी, और तभी तुम 

वास्तव में धार्मिक्त होओगे। जब तक यह, उपलब्धि तुम्हें नहीं 

होती तब तक तुमम और नास्तिक में कोई भेद्द नहीं। नास्तिक 

तो फिर भी निष्कपठ होते है, किन्तु जो कहता है कि "मैं धम 

में वि्वास करता हूँ? और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की चेश 

कभी नहाँ करता वह निश्चय ही निष्कपटठ नहीं है। 


मजुप्य का यथाथे स्वरूप ९७ 


इसके बाद फिर प्ररन उठता है-- उपछन्धि के बाद क्‍या 
होता है ? मान को कि हमने जगत्‌ का यही अखण्ड भाव (हम ही 
एक मात्र अनन्त पुरुष है यह भाव) उपरूब्ध किया; मान छो कि हमने 
जान लिया कि आत्मा ही एक मात्र है और वह विभिन्न रूप से 
प्रकाशित हो रहा है; इस प्रकार जान लेने के बाद हमारा क्या 
होता है ः तब क्‍या हम निरचेष्ट होकर एक कोने मे बेठ कर मर जाते 
है? इसेक द्वारा जगत का क्‍या उपकार होगा: वही प्राचीन 
प्रशन फिर घूम कर आता है | पहले तो इसके दछारा जगत्‌ का 
उपकार होगा ही क्‍यों ? इसके लिये भी कोई युक्ति है : 
लोगों को यह प्रश्न करेन का अधिकार ही क्या है कि इससे जगत्‌ 
का क्‍या भरा होगा ? इसका अये क्‍या है ?--छोटे छोटे बच्चे 
मिठाई पसन्द करते है। मान छो कि तुम विद्युत्‌ के विषय में गवेषणा कर 
रहे हो | वच्चा तुम से पूछता है, 'इससे कया मिठाई खरीदी जाती है!” 
तुमने कहा--नहीं ।' तो इससे कया छाम ” ततल्लज्ञान की आछोचना 
में व्यस्त देख कर भी छोग इसी प्रकार की जिज्ञासा करते है, 'इससे जगत्‌ 
का क्या उपकार होगा? क्या इससे हमे रुपया मिलेगा ” “नहीं ।” तो 
फिर इससे क्‍या लाभ है” उपकार का अथ छोग इतना ही समझते है 
तो भी धर्म की इस प्रत्यक्ष अनुभूति से जगंत्‌ का पूर्ण उपकार होताहै। 
छोगो को भय छगता है कि जब वे यह अवस्था प्राप्त करेंगे, जब उन्हें 
ज्ञान होगा कि सभी एक है तब उनके प्रेम का स्रोत सूख जायगा; 
जीवन मे जो कुछ मूल्यवान है वह सव चला जायगा; इस जीवन में 
ओर पर जीवन मे जो कुछ भी उन्हे प्रिय है वह सत्र उनके लिये 
कुछ भी न रहेगा। किन्तु छोग यह वात एक बार सोच कर भी नहीं 
देखते कि जो सत्र व्यक्ति अपने सुख की चिन्ता की ओर से उदासीन 


९८ शानयोग 


हो गये हैं वे ही जगत में 'सर्वश्रेष्ठ कर्मी हो गये हैं। मनुष्य तभी 
वास्तव मे प्रेम करता है जब वह देख पाता है कि उसके प्रेम का पात्र 
कोई क्षुद्व मर्त्य जीव नहीं है। मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है 
जब वह देख पाता है कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं 
किन्तु स्त्रय॑ भगवान्‌ है। स्त्री स्वामी से और अधिक प्रेम करेगी 
यदि वह समझेगी कि स्त्रामी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं । स्वामी भी स्त्री से 
अधिक प्रेम करेगा यदि वह जानेगा कि स्त्री स्वयं ब्रह्मस्वरूप है । 
वे मातायें भी सन्‍्तान से अधिक स्नेह करेंगी जो सन्तान को अहा- 
स्॒रूप देखेगी। वे ही छोग अपने महान्‌ शत्रुओं से भी प्रेमभाव 
खखेंगे जो जानेगे कि ये शत्रु साक्षात्‌ अद्मस्वरूप है। वे ही छोग 
साधु व्यक्तियों से प्रेम करेंगे जो समझेगे कि साधु व्यक्ति साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्ररूप हैं| थे ही छोग अत्यन्त असाधु व्यक्तियों से भी प्रेम करेंगे 
जो यह'जान छेगे कि इन महा दुष्टों के भी पीछे वही प्रभु विद्यमान है। 
जिनका छुद्र अहंकार एकदम मर चुका है और उसके स्थान पर ईश्वर 
ने अधिकार जमा ढछिया है वे ही छोग जगत्‌ को इशारे पर॒चछा 
सकते है । उनके ढिये समस्त जगत्‌ दूसरा ही रूप धारण कर छेता है। 
दुःखकर अथवी क्लेशकर जो कुछ भी है वह सत्र उनकी दृष्टि में चछा 
जाता है; सभी प्रकार का गोलमाठ और हल्द्र मिट जाता है। उनके 
लिये जगत्‌ उस समय कारागार स्वरूप न रह कर ( जहाँ हम प्रति- 
दिन एक ठुकड़ा रोटी के छिये ब्नगड़ा, मारपीट करते हैं) हमारे 
क्रीडक्षेत्र के रूप में बदल जायगा | उस समय जगत्‌ बड़े ही सुन्दर 
रूप' में परिणत हो जायगा । इसी प्रकार के व्यक्ति को यह कहने का 
अधिकार है कि--“यह जगत्‌ कितना सुन्दर है !” उन्हीं को यह 
कहने का भी अधिकार है कि सभी मंगल स्वरूप है| इस प्रकार की 


मनुष्य का यथार्थ स्वरूप श्र 


ग्रत्यक्ष उपलब्धि होने से जगत्‌ का यह. महान्‌ हित होगा कि जगत 
का यह सब विवाद, गोलमाल सब दूर होकर शान्ति का राज्य होगा।. 
यदि जगत्‌ के सभी मनुष्य आज इस महान्‌ सत्य के एक बिन्दु की भी : 
उपलब्धि कर सके तो उनके लिये यह समस्त जगत्‌, एक दूसरा ही. 
रूप धारण कर लेगा और यह सब गोल्माठ समाप्त हो कर शान्ति 
का राज्य आ जायगा। यह घिनौनी तथा अमानुष्िक जल्दबाज़ी, यह 
स्पधों, जो हमें अन्य सभो के आगे बढ़ निकलने के लिये बाध्य करती 
है, इस संसार से उठ जायगी। इसके साथ साथ सब प्रकार की 
अशान्ति, ध्णा, ईष्यों एवं समी प्रकार का अशुभ सदा के लिये 
चला जायगा | उस समय देवता छोग इसी जगत्‌ मे वास करेंगे । उस 
समय यही जगत्‌ खगे हो जायगा। और जब देवता देवता में खेल 
होंगा, देवता का देवता से कार्य होगा, देवता देचता में ग्रेम होगा तब 
क्या अशुभ ठहर सकता है ? इंद्र को प्रत्यक्ष उपलब्धि का यही एक 
बड़ा सुफल है | समाज मे आप जो कुछ भी देखते है वह सभी उस 
समय परिवर्तित होकर एक दूसरा रूप धारण कर लेगा। तब आप मनुष्य 
को खराब समझ कर नहीं देखेगे; यही प्रथम महालाभ हैं। उस समय 
आप ढोग किसी अन्य अन्याय काये करने वाले दरिद्र नर-नारी की 
ओर घृणापूर्वक दृष्टिपात नहीं करेंगे । है महिलागण, फिर आप, 'जो 
दुखिया कामिनी रात भर रास्ते मे भठकती फिरती है, उसके ग्रति घृणा 
पूर्वक दृष्टिपात न करेगी; कारण, आप वहाँ भी साक्षात्‌ ईइबर को 
देखेगी। तब आप मे-ईष्यो अथवा दूसरों पर शासन करने का भाव 
उदय नहीं होगा; यह सव चछा जायगा उस समय प्रेम इतना प्रबल 
है) जायगा कि मानव जाति को सत्यथ पर चलाने के लिय फिर 
- चाबुक की आवश्यकता नहीं रहंगी | . 


१०० क्ानयोग 


यदि संप्तारं के नरनारियों के छाखवें भाग का एक भाग भी 
विल्कुछ चुप रह, कर एक क्षण के ढिये भी कहे,-- तुम,सभी इईइबर, 
हो; हे मानकाण, हे पशुओ, हे सभी प्रकार के जीबित प्राणियों ! 
तुम सभी एक जीवन्त ईझ्र के प्रकाश हो, ” तो आधे घण्टे के. 
अन्दर ही समस्त जगत का परिबरतेंन हो जायगा। उस समय चारों: 
ओर घृणा का बीज ने फैला कर, इष्यो और असत्‌ चिन्ता का प्रवाह 
न फैला कर सभी.देशों के छोग सोंचेगे कि सभी “वह ' है। जो 
कुछ तुम देख रहे हो या अनुभव कर रहे हो, वह 'सब वही है। 
तुम्हारे भीतर अशुभ न रहने पर तुम अशुभ किस तरह देखोंगे! 
तुम्हारे भीतर ही यदि चोर नहीं है तो तुम किस प्रकार चोर को 
दखोगे ? तुम स्त्रये यदि खूनी नहीं हो तो क्रिस प्रकार खूनी को देख 
सकते हो ? साधु हो जाओ, तो असाधुभाव तुम्हारे अन्दर से एक, 
दम चला जायगा। इसी प्रकार समस्त जगत्‌ का परिवर्तन हो जायगा, 
यही समाज का महान्‌ छाम है। मनुष्य के पक्ष मे यह महान्‌ छाम है। 
इन्ही सव भावों को भारत में प्राचीन काछू मे अनेक महात्माओ ने 
आधिप्कृत और काये रूप मे परिणत किया था। किन्तु आचायों की 
सकीणता तथा देश की पराधीनता आदि कारणों से यह सब चिन्ता 
चारो ओर प्रचार न पा सकी। ऐसा होने पर भी ये सत्र महान, 
सत्य है | जहों भी इन विचारों का प्रभाव पड़ा, है वही मनुष्य ने. 
टेबल को ग्राप्त किया है। इसी ग्रकार के एक देवतास्वरूप मनुष्य के' 
द्वारा मेरा समस्त जीवन परिवर्तित हो गया है; इस सम्बन्ध में आगामी 
रविबार को मैं आप से कुछ कह्ँगा। इस समय यही सब भाव जगत्‌ मे 
प्रचार करने का समय आ गया है। मठों भ आवद्ध न रह कर, केबठ 
पण्डितो के पढ़ने के लिये दार्शनिक पुस्तक-समूह मे आबद्ध न रह 


मनुष्य का यथाथ स्वरूप १०१ 


कर, केवल कुछ सम्प्रदायों के अथवा कुछ पण्डितों के एकमात्र अधि- 
कार मे न रह कर इसका समस्त जगत्‌ मे प्रचार होगा जिसेस यह 
साधु, पापी, आवालवृद्रवनिता, शिक्षित, अरशिक्षित सभी की साधारण 
सम्पत्ति हो सके | तब ये सब भाव जगत्‌ की वायु मे खेलेगे और हम 
जो वायु ख़ास-प्रख्वास द्वारा छे रहे है वह प्रत्येक ताछ पर बोलेगी- 
“तत्तमसि', यह अर्सस्य चन्द्र-सूय-प्रण ब्रह्माण्ड वाक्योच्चारण 
करने वाले प्रत्येक पदाये के भीतर से बोल, उठेगा-- तत्तमसि * ! 


५. माया ओर इखरघारणा 
का 


क्रमविकास 


हमने देखा कि अद्वैत वेदान्त की एक मूलभित्ति स्वरूप माया- 
वाद अस्पष्ट रूप से सहिताओं मे भी देखा जाता है, और उपनिषदो 
में जिन तत्तों को खूब परिस्फुट रूप मिल गया हैओ सभी संहिताओ 
में अस्पष्ट रूप से किसी न किसी आकार मे विद्यमान है। आप में से 
बहुत से छोग अब मायाबाद के तत्तन को सम्पृण रूप से समझ गये 
होंगे या समन्न सक्रेगे; प्रायः छोग भ्रान्तिवशतः माया को ' भ्रम! 
कह कर व्याख्या करते हैं, अतएब वे जब जगत्‌ को माया कह कर 
पुकारते है तब उसे भी भ्रम ही कह कर व्याख्या करनी पड़ेगी। 
माया को ' भ्रम ' के अथे में ढेना ठीक नहीं है। माया कोई विशेष 
मत नहीं है, वह तो केवल विश्चत्रह्मण्ड के स्वरूप का वर्णन मात्र 
है| उसी माया को समझने के लिये हमे संहिता तक जाना पंडेगा 
और ग्रयम माया का क्‍या अं था, उसके सम्बन्ध मे क्या धारणा थी 
यह भी देखना पड़ेगा | हम देख चुके हैं, छोगों मे देवताओ का 
ज्ञान किस रूप मे आया | हमे समझना होगा कि ये देवता पहले 
केबल शक्तिशाली पुरुष मात्र थे । आप छोगों मे से बहुत से यह पढ- 
कर कि प्रीक, हित, पारसी अथवा अन्य जातियों के प्राचीन शास्त्रों में 
देवता लोग हमारी दृष्टि मे जो सब कार्य अत्यन्त घृणित है वे करते ये, 


माया ओर इंश्वरधारणा का क्रविकास १०३ 


भयभीत हो -जाते है; किन्तु हम एक दम भू जाते हैं कि हम 
लोग उन्नीसबी शताब्दी के हैं और देवता अनेक सहल्न वर्ष पहले 
के जीव थे; और हम यह भी भूछ जाते हैं कि इन सब देवताओं 
के उपासक छोग उनके चरित्र मे कुछ भी असंगत देख नही पाते थे 
और वे जिस ग्रकार से उन देवताओं का वणन करते थे उससे उन्हें 
कुछ भी भय नहीं होता था, कारण वे सब देवता उन्ही के समान थे। 
हम छोगो को आजीवन यह बात सीखनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति 
के बारे मे उसी के आदर्शों के अनुसार विचार करना होगा, दूसरों के 
आदरशों के अनुसार नही । ऐसा न करके हम दूसरों को अपने 
आदशो की दृष्टि से देखते है। यह ठीक नहीं। हमारे आसपास 
रहने वाले सभी छोगो के साथ व्यवहार करने में हम सदा यही भूछ 
करते है, ओर मेरे मतानुसार, दूसरों के साथ हमारा जो कुछ भी वाद- 
विवाद होता है वह सत्र इसी एक कारण से होता है कि हम दूसरों 
के देवता को अपने देवता के द्वारा, दूसरों के आदरशो को- अपने 
आदशो के द्वारा और दूसरो के उद्देश्य को अपने उद्देश्य के द्वारा 
विचार करने की चेष्ट करत है| विशेष विशेष अवस्थाओं में हो 
सकता है कि मैं कोई विशेष कार्य करूँ, और जब मैं देखता हूँ कि 
अन्य व्यक्ति वही काये कर रहा है तो मे सोच छेता हूँ कि उसका 
भी वही उद्देश्य है; मेरे मन मे यह बात एक वार भी नहीं उठती कि 
यद्यपि फल एक हो सकता है तथापि मिन्न मिन्न सहत्नो कारण वही 
एक फल उत्पन्न कर सकते है | में जिस कारण से उस कार को 
करने में प्रवत्त होता हूँ, भन्‍य सव छोग उसी काये को अन्य उद्देश्यों 
से कर सकते है। अतएव इन सब प्राचीन धर्मो के ऊपर विचार करते 
समय हम जिस भाव से दूसरो के सम्बन्ध में सोचते है वैसा न करें 


१०४ न्ञानयोग 


वर>च हम अपने को प्राचीन समय के छोगों की स्थिति में रख कर 
विचार करे। 


ओढ्ड टेस्टामेण्ट (06 ०छमव४०॥) में निष्ठुर जिहोवा के 
वर्णन से बहुत से छोग भयभीत हो उत्ते हैं, परन्तु क्यों ! छोगों को 
यह कश्पना करने का क्‍या अधिकार है कि प्राचीन यहूदियों का 
जिहोवा हमारी कव्पना के इंसर के समान होगा ? और हमे यह भी 
न भूलना चाहिये कि हमारे बाद जो छोग आयेगे वे जिस तरह 
प्राचीन धमें या इतर की धारणा के ऊपर हँसते है उसी तरह वे 
हमारे धर्म अथवा ईश्वर की धारणा के ऊपर हँसेंगे। यह सब होने 
पर भी इन सव विभिन्न ईखर सम्बन्धी धारणाओं का संयोग करने 
वाढा एक स्वर्णसूत्र है और वेदान्त का उद्देश्य है इस सूत्र का आविष्कार 
करना । भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--“ भिन्न मिन्न मणियाँ जिस प्रकार 
एक सूत्र में गयी हुई रहती हैं. उसी प्रकार इन सब विभिन्न भावों के 
भीतर भी एक सूत्र रहता है।” और आज कल की धारणाओं के 
अनुसार यह कितना ही वीमत्स, भयानक अथवा अरुचिकर क्‍यों: न 
माढूम पड़े, वेदान्त का कर्तव्य इन सभी धारणाओं तथा सभी वतेमान 
धारणाओं के भीतर इस संयोगसूत्र का आविष्कार करना है। प्राचीन 
काल की अवस्था को लेकर विचार करने पर वे विचार अधिक संगत 
माठूम पडते है और ऐसा छगता है कि हमारी सभी. धारणाओं से 
अधिक वीमत्स वे नहीं थीं। उनकी वीमत्सता हमारे सामने तभी 
प्रकाशित होती है जब हम उस प्राचीन समाज की अवस्था और 
छोगों के नैतिक भाव को, जिनके भीतर इन सब देवताओं का भाव 
विकसित हुआ था, उनसे पृथक करके देखते हैं | कारण, प्राचीन काल 


माया और इच्चरघारणा का क्रमविकास १०५ 


की सामाजिक अवस्था आजकल नहीं है। जिस प्रकार प्राचीन यहूदी 
आज के तीब्णबुद्धि यहूदी में परिणत हो गया है, जिस प्रकार 
प्राचीन आये आज के बुद्धिमान हिन्दू मे परिणत हो गया-है उसी 
प्रकार जिहोवा की और देवताओं की भी क्रमोल्ति हुईं है। हम 
इतनी ही भूछ करते है. कि हम उपासक की क्रमोन्नति तो स्वीकार 
करते हैं, परन्तु ईश्वर की नहीं। उपासकों की उन्नति के नाम पर 
हम उनकी जो प्रशंसा करते है' उसे भी इंख़र को हम देना नहीं 
चाहते । तात्पर्य यह कि हम तुम जिस प्रकार किसी विशेष भाव 
के प्रकाशक होने के कारण उस भाव की उन्नति के साथ साथ उन्नत 
होते है, उसी प्रकार देवता भी विशेष विशेष माव के द्योतक होने के 
कारण भाव की उन्नति के साथ साथ उन्नत होंते है। आप शायद 
यही आइचये करेगे कि देवता और इंश्बर की भी कही उन्नति होती है! 
तो हम भी कह सकते हैं कि मनुष्य की भी उन्नति होती है क्‍या?! 
आगे चलकर हम देखेंगे कि इस मनुष्य के भीतर जो ग्रकृत मनुष्य है 
. वह अचल, अपरिणामी, शुद्ध और नित्यमुक्त है। 'जिस प्रकार यह 
मनुष्य उस वास्तविक मनुष्य की छाया मात्र है उसी प्रकार हमारी 
इंश्वर-धारणाएँ केवल हमारे मन की सृष्टि है--वे उसी प्रकृत ईखर 
का आंशिक प्रकाश, आभास मात्र है | इस समस्त आंशिक प्रकाश के 
पीछे प्रकृत इंखर है और वह नित्य शुद्ध, अपरिणामी है। किन्तु यह 
सब आंशिक प्रकाश सर्वदा ही परिणामशीछ है--वे उनके अन्तराल्स्थ 
सत्य की क्रमाभिव्यक्ति मात्र है; वही सत्य जब अधिक परिमाण में 
अभिव्यक्त होता है तब उसे उन्नति और जब उसका अधिकांश 
आबृत या अनभिव्यक्त रहता है तब उसे अंबनतिं कहते हैं। इसी 
प्रकार जैसे हमारी उन्नति होती है वैसे ही देवताओ की भी होती है। 


“१०६ शानयोग 


सीधे ढंग से कहे तो जिस प्रकार हमारी उन्नति होती है, ज़िस प्रकोर 
हमारा स्वरूप प्रकाशित, होता है उसी प्रकार देवता “भी अपना 
स्रूप प्रकाशित करते रहते हैं। 

हि 


अब हम मायावाद को समझ सकेगे। संसार के सभी धर्मों ने 
इस प्रइन को उठाया है--संसार मे इतना असामज्जस्य क्‍यों है! 
संसार मे इतना अशुभ क्यों है! किन्तु हम घर्मभाव के प्रथम आवि- 
भीव के समय इस प्रइन को उठते नहीं देखते; इसका कारण यह है 
कि शायद आदि मनुष्य को जगत्‌ का अप्तामज्जस्य दिखाई नहीं 
पड़ता था, उसके चारों ओर कोई असामज्जत््य नहीं था, किसी 
प्रकार का मतन्रिरोध नही था, भछे बुरे की कोई प्रतिदनन्द्धिता नहीं 
थी। केवछ उसके हृदय में दो वस्तुओ का संग्राम हो रहा था| 
एक कहती थी--यह करो, और दूसरी उसी को करने का निषेध 
करती थी | प्राथमिक मनुष्य भावनाओं के दास थे। उनके मन मे जो 
आता था वे वही करते थे | वे इत भावनाओं के सम्बन्ध मे विचार 
करने तथा उनका संयम करने की चेष्टा बिलकुछ ही नहीं करते 
थे। इन सब देवताओं के सम्बन्ध में भी यही बात है। ये छोग भी 
उपलिवित प्रवृत्तियों के आधीन ये | इन्द्र आये और उन्होंने दैत्यबक 
को छिल भिन्न कर दिया | जिहोवा किसी के प्रति सन्तुष्ट थे तो किसी 
से रुष्ट थे, क्यो, यह कोई भी नहीं जानता था, जानना भी नहीं 
वाहता था। इसका कारण, उस समय भनुसन्धान की प्रवत्ति ही 
लोगो मे नहीं जागी-थी, इसलिये वे जो कुछ भी करते थे वही दीक 
आ। उस समय भले बुरे की कोई धारणा ही नहीं थी । हम जिन्हे 
बुरा कहते हैं ऐसे बहुत से कार्य देवता छोग करते ये; हम वेदों मे - 


माया और इंद्वरधारणा का कमविकास १०७ 


देखते है, इन्द्र तथा अन्य देवता अनेक बुरे काये करते थ, किन्तु इन्द्र के 
उपासकों की दृथ्टि मे पाप या बुरा काम कुछ भी नहों था, इसलिये 
वे इस सम्बन्ध में कोई प्रशन नहीं करते थे | 


नैतिक भाव की उन्नति के साथ साथ मनुष्य के मन में एक 
युद्ध प्रारम्म हुआ; मनुष्य के अन्दर मानों एक नई इन्द्रिय का आवि- 
भीव हुआ | मित्न मिन्न भाषाओं और मिन्न मित्न जातियों ने इसको 
भिन्न मित्र नाम दिये; कोई कहते है यह इंख़री वाणी है, 
केई कहते हैं वह पहले की शिक्षा का फल है। जो भी हो, उसने 
प्रवत्तियों को दमन करन वाली शक्ति के रूप में काम किया । हमारे 
मन की एक प्रवृत्ति कहती है, यह काम करो, दूसरी कहती है, 
मत करो। हमारे भीतर कितनी ही प्रवत्तियोँ है जो इन्द्रियों के 
द्वारा बाहर जाने की चेश करती रहती है| और उनके पीछे 
चाहे कितना ही क्षीण क्यो न हो, और एक ख्॒र कहता है--वाहर 
मत जाना । इन दो बातो के संस्क्तत नाम है प्रवत्ति और निवृत्ति। 
प्रवृत्ति ही हमारे सभी कर्मों का मूल है। निवृत्ति से धम की उत्त्ति है। 
धर्म आरम्म होता है-इस “ मत करना ” से; आध्यात्मिकता भी इस 
४ मत करना ” से ही आरम्भ होती है। जहाँ यह “मत करना ” 
नहीं है वहाँ धम का आरम्म ही नही हुआ ऐसा समझो। यद्द जो 
४ मत करना ” है, यहीं निवत्ति का भाव आगया। और निरन्‍तर 
युद्ध में रत पाशवीग्रकृति देवताओ के चावजूद भी मनुष्य की घारणा 
उन्नत होने छगी। 


अब भनुष्य के इृदय में प्रेम ने प्रवेश किया। अवश्य ही 
इसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी और आज भी यह मात्रा 


१०८ शानयोग 


,अधिक बढी नहीं है | पहले पहल यह प्रेम जाति तक सीमित 
रहा । ये सब ढेवता केक अपने सम्प्रदाय मात्र से प्रेम करते 
थे। प्रत्येक देवता एक जातीय देवमात्र था, केवछ उसी .जाति- 
विशेष का रक्षक मात्र था। और जिस प्रकार मिन्न भिन्न देशों के 
परिमिन्न वशीय छोग अपने को उस एक विशेष पुरुष का वंशंज कहते 
है जो उस बश के प्रतिष्ठाता होते है, उंसी प्रकार कमी कभी किसी 
जाति के छोग अपने के एक ढेबता का वशधर समझते थे । प्राचीन 
काल में अनेक जातियों थीं और आज भी हैं जो अपने को चन्द्रवशी 
या सूर्यवशी कहती हैं | सस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों मे आपने बड़े बड़े 
सूर्यबश्ी बीर सम्राटो की कथाये पढ़ी होगी | ये छोग पहले चन्द्र- 
मूय के उपासक थे; बाद में ये अपने को चन्द्र और सूर्य का वंशज 
कहने छगे | अतः जब यह जातीय भाव आने छगा तब किंचित्‌ प्रेम 
जागा, परस्पर एक दूसरे के प्रति एक कर्तव्य-भाव भी आया और 
कुछ सामाजिक शृंखढा की उत्पत्ति हुईं; और इसी.के साथ साथ यह 
भावना भी आने छगी कि हम एक दूसरे का दोष सहन या क्षमा . 
ब्रिना किये कैसे एक साथ रह सकेगे ? मनुष्य किस प्रकार अन्ततः 
कभी न कमी अपनी ग्रवृत्तियो का बिना संयम किये दूसरो के साथ, 
यहाँ तक कि एक व्यक्ति के साथ भी रह सकता है ! यह असम्भव 
है। इसी प्रकार संयम की भावना आयी | इसी सयम की भावना में 
सम्पूर्ण समाज गुँया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो नर-नारी 
इस सहिष्णुता या क्षमा रूपी शिक्षा से रहित है वे अत्यन्त कष्ट में 
जीवन विता रहे हैं | 

अतए्‌व॒ जब इस प्रकार घम का भाव आया तब मनुष्य के मन 
में एक उच्चतर अपेक्षाकृत अर्धिक नीतिसगत भाव का आमास - 


भाया और इंचवरचारणा का क्रमचिकास १०९) 


आया | तब वे अपने उन्हीं प्राचीन देवताओं में---चज्चल, छेड़ाकू, 
शराबी, गोमांसाहारी देवताओं मे--जिनको, जले मांस की गन्ध से और 
तीव्र सुरा की आहुति से ही परम आनन्द'होता था-कुछ असंगति 
देखने छगे | दृशन्त स्वरूप देखिये--वेद में वर्णन आता है कि कभी 
कभी इन्द्र इतना मद्यपान कर लेता था कि वह बेहोश होकर गिर 
पडता था और अण्ड बण्ड बकने छूगता था । इस प्रकार के देवताओं 
में छोगों का विश्वास स्थापित रखना अब असम्मव हो गया। तब 
सभी के उद्देश्यों की खोज आरम्म हो गई थी और देवताओं के कार्यो 
के उद्देश्य भी पूछे जाने छंगे | अमुक देवता-के अमुक कार्य 
का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं मिक्ना | अतण्व छोगो ' 
ने उने सब' देवताओं का त्याग करे दिया; अथवा थे देवताओं 
के ब्रिपय में और भी उच्च धारणाये बनाने छगे। उन्होने 
देवताओं के उन सब गुणों तथा कार्यों को, जिन्हें वे समन्न सकते 
थे या अच्छा समझते थे, एकत्रित किया और जिन कार्यों को उन्होंने 
अच्छा नही समझा अथवा समझा ही नहीं, उन्हें भी अछग कर दिया; 
और इनमें से जो अच्छे कार्यों का समूह था उसे उन्होंने दिव-देव 
नाम दिया। तब उनके उपास्य देवता केवल शक्ति के परिचायक 
मात्र नही रहे, शक्ति से अधिक और भी कुछ उनके छिये आवश्यक 
होगया | अब वे नीतिपरायण देवता हो गये; वे मनुष्यों से प्रेम करने 
लगे, मनुष्यों का हित करने छगे | किन्तु देवता सम्बन्धी घारणा फिर 
भी अल्लुण्ण रही | वे छोग देवता की नीतिपरायणता तथा शक्ति को 
ही बढा सके। अब विद्नत्र मे वे एक देवता सर्वश्रेष्ठ नीतिपरायण तथा 
एक प्रकार से सशक्तिमान पुरुष माने जाने छगे | 


११० ज्ञानयोग 


किन्तु यह जोड़-गॉठ कब तक चर सकती है ? जिस प्रकार 
जगत्‌ के रहस्य की व्याख्या सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई उसी प्रकार 
यह रहस्य मानों और भी रहस्यमय होता गया । देवता 'अथवा इंडर 
के गुण जिस प्रकार समयुकतान्तर श्रेणी ((7ाण्रना०्ण 970प7०४घ०) 
के नियम से बढ़ने लगे उसी प्रकार सन्देह भी समगुणितान्तर श्रेणी 
((७७००४०४०व) .7009788४90॥) के नियम से बढ़ने लगे | निष्ठुर जिहोबा 
के साथ जगत्‌ का सामज्जस्य स्थापित करने मे जो कठिनता होती थी 
उससे अधिक कठिनता होने छगी ई्रसम्बन्धी नवीन धारणा के 
साथ जगत्‌ का सामञ्जस्य स्थापित करने में। सत्शक्तिमान और 
प्रेममय ईश्वर के राज्य में ऐसी पैशाचिक घटनाये क्‍यों घटती हैं ? सुख 
की ओपेक्षा दुःख इतना अधिक क्‍यों है ? साधु भाव जितना 
है, असाधुभाव उससे अधिक क्‍यों है? जगत्‌ में कुछ 
भी खराबी नहीं है ऐसा समझ कर हम आँखे बन्द करके 
बेठे रह सकते है; किन्तु इससे जगत की वीमत्सता में तो कुछ 
परिवतन होता नहीं। यदि इसे हम बहुत अच्छे शब्दों में कहे तो 
कह सकते है कि यह जगत टेण्टाठलस के नरक#- के समान हे 
उससे यह किसी अर मे उत्कृष्ट नहीं। प्रबल ग्रवृत्तियाँ, इन्द्रियों 
को >चरिताथ करने की सभी वासनांयें विद्यमान हैं, परन्तु उनकी पूर्ति 
करने का उपाय नहीं है | हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे अन्दर एक 





* श्रीक छोगों की एक पौराणिक कथा है कि टेण्टलस नामक राजा 
पाताल के एक तालाब में गिर गया था। तालाब का जल उसके होठों तक आता 
था, परन्तु जैस ही वह अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न करता था वेसे हीं जल 
कम हो जाता था। उसके सिर के ऊपर नाना प्रकार के,फल लडकते थे, और 
जैसे ही वह इन्हें खाना चाहता था वे ग़ायव हो जाते ये । 


माया और इश्वस्धारणा का क्रमविकास १११ 


तरंग उठती है जो हमें आगे बढ़ने -को वाध्य करती है, परन्तु जैसे 
ही हम एक पाँव आगे बढ़ाते हैं. वेसे ही एक घकका छगता है। 
हम सत्र टैण्ठाछ की भेंति इस जगत्‌ मे “जीवित रहने को 
और मरने को मानो विधि-विधान से अमिशप्त हैं । पंचेन्द्रिय द्वारा 
सीमाबद्ध जगत्‌ से अद्ीत आदर हमारे मस्तिष्क मे आते है किन्तु 
बहुत सी चेशयें करने के वाद हम देखते है कि उन्हें हम कभी भी 
कार्य रूप में परिणत नही कर सकते। इसके विरुद्ध हम 'अपने आस' 
पास की अवस्था की चक्की में पिस कर चूर चूर हो कर परमाणुओं 
में परिणत हो जाते है। और यदि हम आदशग्राप्ति की चेश का 
पत्याग करके केवक सांसारिक भात्र को छेकर रहने की 
चेष्टा करते हैं तो भी हमे पशुजीवन विताना पड़ता है 
और हमारी अवनति हो जाती है। अतण्व किसी ओर भी सुख 
नहीं है। जो छोग इस जगत में जिस अवस्था में- उत्पन्न हुए हैं 
उसी अवस्था में रहना चाहते है, तो उनके भाग्य में भी दुःख ही 
है| और जो लोग सत्य के ढिये--श्स पाशविक जीवन से 
कुछ उन्नत जीवन के लिये--ग्राण देने को आगे बंढते हैं उन्हें 
सहत्त गुना दुःख होता है। यही बस्तुस्थित है और इसकी' 
कोई व्याख्या भी 'नहीं ऐ, व्याख्या हो भी - नही सकती। किन्तु 
वेदान्त इसंस बाहर निकलने का मागे वतछाता है। याद रखिये 
कि ये सव वाते बोलते समय मुज्े ऐसी अनेक बातें कहनी पड़ंगी 
जिनसे आपको कुछ भय छगेगा। किन्तु जो कुछ में कह रहा हूँ उसे 
आपने याद रखा, भद़ीमेति हजम किया और दिन रात चिन्तन 
किया तो यह आपके अन्दर बैठ जायगी, आपकी उन्नति करेगी और 
सत्य को समझने तथा सत्य मे प्रतिष्ठित होने में आपको समर्थ करेगी। 


११२, ज्ञानयोग 


यह बात कोई मतब्रिशेष नहीं है कि यह जगत्‌ टैण्ठाल्स 
का नरक है। यह एक सत्य है।हम जगत के सम्बन्ध में कुछ 
भी नहीं जानते, परन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि हम , 
कुछ नहीं जानते। इस जग़त्‌जुंखढा का अस्तित्व है यह हम नहीं 
कह सकते, और जब हम उसके सम्बन्ध में चिन्ता करने छंगते 
हैं तब. हम देखते है कि हम कुछ भी नहीं जानते। यह हमारे 
मस्तिष्क का पूण भ्रम हो सकता है। शायद मै केवछ स्वप्न देख रहा हूँ। मे 
स्वप्न देख रहा हूँ कि में आप से बाते कर रहा हूँ और आप मेरी बात छुन रहे 
है।कोई भी इसके विरुद्ध प्रमाण नहीं दे सकता कि यह स्वप्न नहीं है। 
' मेरा मस्तिष्क ” यह भी तो एक स्वप्न हो सकता है, और वास्तविक 
बात यह है कि अपना मस्तिष्क देखा किसने है ! वह तो हमने केवल 
मान लिया है। सभी विपयों के सम्बन्ध मे यही बात है। शरीर हमारा 
है यह भी तो हम मान ही लेते है, और यह भी नहीं कह सकते,कि 
हम नहीं जानते। ज्ञान और अज्ञान के बीच की यह अवस्था, यह रहस्य- 
मय पहेली, यह स॒त्य और मिथ्या का मिश्रण---क्रहों जाकर इनका 
मिलन हुआ कौन जानता है ! हम स्वप्न से विचरण कर रहे है-- 
अधे निद्वित,अर्थ जाग्रत--जीवनभर एक पहेली' में आबद्ध, यही हममे 
से प्रत्येक की दशा है ! सभी प्रकार के इन्द्रियज्ञान की यह दशा है। 
सब दर्शनों की, विज्ञान की, सब प्रकार के मानवीय ज्ञान की--जिनको 
लेकर हमे इतना अहड्डार है उन सबकी भी यही दृशा है--यही 
परिणाम है; यही ब्रह्माण्ड है । 


चाहे पदार्थ कहो, या भूत कह्दो, मन कहो या आत्मा कहो, 
बात एक ही है--हम यह नहीं कह सकते कि ये सब है. और यह भी 


माया और इश्वरधारणा का क्रमविकास ११३ 


नहीं कह सकते कि ये सब नहीं है| हम उन सबको एक भी नहीं 
कह सकते, अनेक भी नहीं कह सकते। यह प्रकाश और अन्पकार का 
खेछ--यह नाना प्रकार की दुबबछता--अविविक्त, अपृथक, भविभाज्य-- 
सदा ही रही है, इसमे सभी धटनाये कमी सत्य मालूम होती हैं, कभी 
मिथ्या। कमी छगता है कि हम जाग्रत है, कमी छुगता है सोये हुये है। 
यही माया है और यही वस्तुस्थिति है। इसी माया में हमारा जन्म हुआ है, 
इसी में हम जीवित हैं; इसी में हमे चिन्ता करते हैं, इसी मे हम स्वप्न 
देखते हैं। इसी माया मे हम दाशनिक है, इसी मे सांधु है; यही नहीं, 
हम इसी माया में कमी दानव और कमी देवता हो जाते है। चिन्ता 
के रथ पर चढ़ कर चाहे कितनी ही दूर क्यों न जाओ, अपनी 
धारणा को ऊँचे से ऊँचा बनाओ, उसे अनन्त या जो इच्छा हो नाम 
दो, फिर भी यह सत्र माया के ही भीतर है। इसके विपंरीत हो ही 
नहीं संकता; और मनुष्य का समस्त ज्ञान--केवल इसी मांया के 
साधारण भाव का आविष्कार करना, उसका वास्तविक रूप जानना है। 
यह माया नामरूप का काय है। जिस किसी वस्तु की आकृति है. जो 
कुछ भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार के माव का उद्दीपन करने बाढा 
है, वही माया के अन्तगत है। जमन दार्शनिक भी कहते हैं--समभी 
कुछ देशकाढनिमित्त के अधीन है, और यही माया है। 


अब हम फिर उस इंख्र-धारणा के सम्बन्ध में क्या हुआ इस 
पर विचार करेगे | इसके पहले संसार की अवस्था का जो चित्र खीचा 
गया है उस सहज ही समझ मे आजाता है कि पूर्वोक्त ईश्वर की 
धारणा हो ही नहीं सकती--अथीत्‌ उन एकईश्वर की जो अनंत काल 
: री हमें प्यार कर रहे है ( प्यार हमारी घारणा के अनुसार )-..- उन 


११४ शानयोग 


'एक अनंत सर्वशक्तिमान और नि.स्वार्थ पुरुप की जो इस विश्व का 
शासन कर रहे है। इस सगुण ईज्र की धारणा के विरुद्ध खेड़े होने 
के लिये कवि का साहस आवश्यक है | कवि पूछता है--तुम्हारा 
न्यायशील दयाहु ईख़र कहों है ! वह मनुष्य है अथवा पशु ! 
क्या वह अपनी छाखों सन्‍्तान का विनाश नहीं देखता ? कारण, 
ऐसा कौन है जो एक क्षण भी दूसरे की हिंसा किये बिना जीवन 
धारण कर सकता है ? क्‍या आप सहस्नों जीवों का संहार किये 
बिना एक सॉस भी छे सकते है? लाखों जीव मर रहे है, इसी से आप 
जीवित हैं | आपके जीवन का ग्रति क्षण, प्रत्येक निःख़ास जो आप 
केते है वह सहस्ों जीवों की मृत्युस्वरूप है और आपकी प्रत्येक 
गति छातों जीवों की मृत्युस्ररूप है | वे क्‍यों मरे ? इस सम्बन्ध में 
एक अति ग्राचीन अयुक्तिपूर्ण दी दी जाती है कि---“/ बे तो अति 
नीच जीव है। ” मान लो कि यह बात ठीक है, किन्तु यह तो एक 
ठेढा प्रश्न है जिसका निए्चय करना ही कठिन है। कौन कह सकता 
है कि चींटी मनुष्य से अष्ठ है अथवा मनुष्य चींटी से ! कौन कह 
सँकता है कि यह ठीक है या वह ठीक है ? मनुष्य घर बना सकता 
है, यन्त्र बना सकता है, इसलिये वही अ्रेष्ठ है। परन्तु हम इसी 
तरह यह भी तो कह सकते हैं कि चौंटी घर नहीं बना सकती, यन्त्र 
नहीं बना सकती इसीलिये वह श्रेष्ठ हे। जिस प्रकार इस पक्ष में 
कोई युक्ति नहीं है उसी प्रकार उस पक्ष मे भी कोई युक्ति नहीं है। 


अच्छा, मान लिया कि वे अति' क्षद्र जीव हैं, फिर भी वे मरे 
क्यों : उनके श्लुद्र होने से ही तो उनका बचना और भी आवश्यक 
है। वे क्‍यों न बचें? उनका जीवन अधिकतर इन्द्रियों में आबद्ध है 


माया और इंदवरघारणा का क्रमविकास १११ : 


अतः वे हमारी तुम्हारी अपेक्षा सहखगुना दुःख-सुख का कोध करते 
हैं । कुत्ता या व्याप्र जिस स्फूर्ति और छगन के साथ भोजन करते हैं. 
उस तरह कौन मनुष्य कर सकता है! इसका कारण है कि हमारी 
समस्त कार्यों की प्रवृत्ति 'इच्द्रियों में नहीं है, बुद्धि में है, आत्मा में है | 

किन्तु कुत्ते की इंन्द्रियों में ही प्राण पड़े रहते है, वह इन्द्रियसुख के- 
डिये उन्मतत हो जाता है, वह जितने आनन्द के साथ इन्द्रियसुख का 
उपभोग करता है, मनुष्य उतना नहीं कर सकता; और जैसा उसका 
यह. सुख है उसी परिमाण मे उसका दुःख भी है। 

जितना झुख है उतना ही दुःख है। यदि मनुष्पेतर ग्राणी 

इतनी तीत्रता से सुख की अनुभूति करते हैं तो यह भी सत्य है कि 
उनके दुःख की अनुभूति भी उतनी ही अधिक तीत्र होगी--मनुष्य 

की अपक्षा सहस्गुनी तीव्र होगी, परल्तु फिर भी उन्हे मरना होगा !- 
तो फिर मरने में भी उन्हें मनुष्य की अपेक्षा सहख्नगुना कष्ट होगा |- 
फिर भी हमे उनके कष्ट की चिन्ता न करते हुये उन्हें मारना पडता 

है | यही तो माया हैं; और यदि हम मान छे कि इंख़र हमारी ही 

तरह का एक व्यक्ति है ( सशुण ) जिसने यह सृष्टि रची है तो ये सब 

सिद्धान्त और व्याख्याय जो यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 

बुराई में ही भठाई छिपी रहती है, ये सव पर्याप्त नहीं हैं | उपकार- 
चाहे सकड़ो हो किन्तु अपकारों से उपकार क्यों होंगे ? इसे सिद्धान्त 

के अनुसार मे यदि अपनी इन्द्रियों के सुख के लिये दसरों का गला 

कारदू तो कोई बुराई नहीं है । अतरव यह युक्‍क्ति ठीक नहीं मालम 

होती | बुराई मे से मठाई क्यो निकलेगी ? इस प्रइन का उत्तर देना 

होगा | किन्तु इस प्रइन का कोई उत्तर नहीं है; यह वात भारतीय 

“दशैन को माननी पड़ी | 


११६ शानयोग 


वेदान्त अन्य सभी धर्मी औरं सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक 
साहस के साथ सत्य का अन्वेपणः करने में अग्रसर हुआ है। वेदान्त 
ने वीच मे ही किसी जगह पहुँच कर अपने अनुसन्धान को स्थगित 
नहीं किया, और उसको अग्रसर होने में एक सुविधा भी प्राप्त थी। 
वह यह कि वेदान्त धर्म के विकास के समय पुरोहित सम्प्रदाय ने 
सत्यान्वेषियों का मुख बन्द करने की चेश नहीं की | धम मे पणे 
स्व्राधीनता थी। उन छोगों की संक्रीणता थी सामाजिक प्रणाली मे। | 
यहां ( इंग्लैण्ड में ) समाज खूब स्वाधीन है। भारतवर्ष में सामाजिक 
स्वाधीनता नही थी किन्तु धार्मिक स्वाधीनता थी। इस देश में कोई 
चहि जैसी पोशाक पहने अथवा जो इच्छा हो करे, उससे कोई 
कुछ न कहेगा; किन्तु चचे में यदि कोई एक दिन भी न जाय तो 
तरह तरह की वाते उठ खडी होती है| सत्य की चिन्ता करते समय 
उसे हजार बार सोचना पड़ेगा कि समाज क्‍या कहता है। दूसरी 
ओर भारतवर्ष में यदि कोई इतर जाति के हाथ का खाना खा छेता 
है तो तुर्त ही समाज उसे जातिच्युत कर देता है। पूर्व पुरुष जैसी 
पोशाक पहनेत थे उससे ज़रा भी पृथक्ष पोशाक पहनते ही बस, 
उसका सर्वनाश हो जाता है। मैने यहाँ तक सुना है कि एक व्यक्ति 
प्रथम वार रेलगाड़ी देखने गया था, इसीलिये जातिच्युत कर दिया 
गया ! मान छो कि यह घटना सत्य नहीं है, किन्तु यह सच है कि 
हमारे समाज की यही गति है। किन्तु घम के विषय में देखता हैँ 
कि--नालिक, वोद्र, जडवादी--सभी प्रकार के धमे, सभी ग्रकार के 
मतमतान्तर, अद्भुत अद्भुत और बड़े बढ़े भयानक मतो का प्रचार हो 
रहा है, शिक्षा भी हो रही है; अधिक क्‍या, देवमन्दिरों के द्वार पर ही 


माया ओर इंदवरधारणा का क्रविकास :११७ 


बआह्मण छोग जड़वादियों की देवनिन्दा को छुनते सहते हैं ! यह बात 
उनके धर्म की उदारता और महत्व की ही परिचायक हे | 
' भगवान बुद्ध ने वृद्धावस्था में शरीरत्याग किया था। मेरे एक 
अमेरिकन वैज्ञानिक मित्र बुद्धेदेव का चरित्र पढ़कर बड़े प्रसन्र 
होते थे किन्तु बुद्धदेत् की मृत्यु उन्हे अच्छी नहीं छगती थी, कारण, 
कि उन्हे क्रॉस पर नहीं छटकाया गया था। कितनी श्रमात्मक 
धारणा है | बड़ा आदमी होने से ही हत्या किया जाना आवश्यक 
माना जाता है। भारतवर्ष में इस प्रकार की धारणा प्रचलित नहीं 
थी। बुद्धदेव ने भारतीय देवताओं तथा जगत्‌ का शासन करने 
वाले ईश्वर तक को अस्त्रीकार करते हुये भारतवषे भर का भ्रमण 
किया किन्तु तथापि वे वृद्धावस्था तक जीवित रहे थे | वे पचासी व्षे 
की अवस्था तक जीवित रहे और देश के आधे भाग मे उन्होंने अपने 
धम का प्रचार कर लिया था। 
चावांकों ने भी बडे बड़े भयानक मतों का प्रचार, किया 
' थ्रा--उन्नीसवी शताब्दी मे भी छोग इस प्रकार खुल्लमख़ुल्छा जड़वाद 
का प्रचार करने का साहस नहीं करते | ये चावोक छोग मन्दिरों 
ओर नगरो मे प्रचार करते फिरत थे कि घम मिथ्या है, वह केवल 
घुरोहितो की स्त्राूर्ति का एक उपाय मात्र है, बेद केबल धूर्त 
निशाचरों की रचना है--इखर भी नही है, आत्मा मी नहीं है ! 
यदि आत्मा है तो स्त्री-पुत्न आदि के प्रेम से आकृष् होकर छौट 
क्‍यों नही आता ? इन छोगों की यह घारणा थी कि यदि आत्मा 
होता तो मृत्यु के बाद भी प्रेम आदि भावना उसको रहती और वह 
खुब॒ अच्छा खाना, अच्छा पहनना चाहता। ऐसा होने पर भी 
किसी ने चार्वाकों के ऊपर अत्याचार नहीं किया | 


११८ शानयोग 


धर्म के विषय में हमारे यहाँ स्वाधीनता थी, अतण्व आज 
भी धर्म के वियय में हमारे भीतर महाशक्ति विराजित है। आप 
छोगों ने सामाजिक स्वतन्त्रता छी थी, इसीलिय आपकी सामाजिक: 
प्रणाली इतनी सुन्दर है। हमने सामाजिक बातो में बिल्कुछ सतन्त्रता 
नही दी, इसलियि हमारे समाज में सट्ठीणता है। आपके देश में 
घार्मिक स्वतन्त्रता नहीं दी गई; धम के विपय मे प्रचल्ठित मत 
का उल्ऊंधन -करते ही वन्दूक उठ जाती थीं ! उसी का फल यह 
है कि योरप मे धामिक भाव इतना सट्डी्ण है। भारतवर्ष में. 
सामाजिक अृंखठा को खोडना होगा और योरप मे धार्मिक अंखला 
को तोड़ना पड़ेगा। तभी उन्नति होगी। यदि हम छोग इस 
आध्यात्मिक, नेतिक या सामाजिक उन्नति के भीतर जो एकत्व है 
उसको समझ सके, यदि हम जानते कि वे सब एक ही पदार्थ 
के विभिन्न विकास मात्र है, तो धर्म हमारे समाज के भीतर प्रवेश 
करेगा, हमारे जीवन का ग्रति मुहर्त घम माव से पूण हो जायगा | 
धरम हमारे जीवन के प्रत्येक कारये मे प्रवेश करेगा, धमे नाम से जो 
कुछ भी है वह सव हमारे जीवन में अपने प्रभाव का विस्तार 
करेगा। वेदान्त के प्रकाश में आप समझेगे कि समस्त विन्नान 


केबठ धरम का ही विभिन्न विकास मात्र है; जगत्‌ की सभी वस्तुंये 
इसी प्रकार हूं । 


तो हमने देखा कि स्राघीनता होने के कारण ही योरप 
में यह विज्ञान की उत्पत्ति और उन्नति हुईं है; और हम देखते हैं 
कि कितने आश्चय की बात है कि सभी समाजों में दो विभिन्न 
दल देखे जाते हैं ।एक संहार करने वाढा, दूसरा संगठन करने 


भाया और इंश्वस्घारण का क्रमविकास ११९, 


वाला | मान छो कि समाज में दोप है और एक दल उठकर गाली 
गलौज करन लगा | बहुत दिन तक ये छोग व्जेल कश्रपन्थी रहे | 
सभी देशों और समाजों मे ये छोग देखे जाते हैं; और स्ल्रियों 
तो अधिकांश इस चीत्कार में योग दिया करती हैँ, कारण वे 
स्वभाव से भावुक होती है। जो व्यक्ति खड़े होकर किसी विपय के 
विरुद्र लेक्‍्चरबाजी करेगा उसके दर की वृद्धि होगी ही | तोडना 
सहज होता है, पागल आदमी जो चाहे तोड फोड़ सकता है, किन्तु 
किसी वस्तु का बनाना उसके लिये कठिन है। 


सभी देशो मे इस प्रकार के मन्दे विषयों के प्रतिवादी किसी 
न किसी रूप में पाये जाते है, और वे समझते हैं कि केवरू गाली- 
गलौज से और दोग को प्रकाश मे छाकर ही वे छोगों का उपकार 
कर रहे है | उनको देखने से ऐसा छूगता है कि वे कुछ उपकार 
कर रहे है, किल्तु वास्तव मेवे अनिष्ट ही अधिक करते हैं। एक 
दिन मे तो कोई काम नहीं होता | समाज एक ही दिन मे तो 
बन नहीं गया, और परिवतेन का अथ्थ है, कारणों को दूर करना | 
मान छो कि बहुत से दोष है, किन्तु केवछ गाढीगछौज से तो 
कुछ होगा नहीं; हमे उनकी जड तक जाना पड़ेगा | पहले तो 
दोप का कारण क्या है यह जानना होगा, फिर उसे दूर करने 
से दोष स्व॒तः ही दूर हो जायगा। चिह्लाने से राम होने के स्थान 
पर हानि की ही अधिक सम्भावना है | 


ः._ किन्तु पूर्णित दूसरे दक के हृदय में सहानुभूति थी । वे समझ 
गये थे कि दोषो को दूर करने के ढिये उनके कारणों को देखना 


१२० जशानयोग 


होगा। बडे बड़े साधु मंद्रात्माओं का ही यह दुक था। एक वात 
आपको याद रखना चाहिये कि जगत्‌ के सभी बड़े बड़े आचार 
छोग कह गये हैं कि हम नाश करने नहीं आये, किन्तु पहले से जो 
कुछ है उसे प_ण करने आये है | प्रायः छोग आचार्यगण का यह 
महान्‌ उद्देश्य न समझ कर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने साधारण 
मनुष्यों की मौति अनुर्वयुक्त कारय, किये | इस समय भी वहुघा छोग 
कहते हैं कि वे छोग ( आचार्यगण ) जिसको सत्य समझते थे उसे 
प्रकट रूप से कहने का साहस नहीं करते थे और वे कुछ अंश 
'मे कायर थे | किन्तु यह वात नहीं है।येसव एकदेशदर्शी छोग 
उन सव महापुरुषो के हृदय के अनन्त प्रेम की शक्ति को नहीं 
समझते हैं। वे तो संसार के समस्त नर-नाए्यों को अपनी 
सन्तान के समान ठेखते थे | वे ही यथार्थ मातापिता है, वे ही यथार्थ 
देवता हैं, उनके हृदय मे प्रत्येक के लिये अनन्त सहानुभूति और 
क्षमा थी--त्रे सदा ही सहने को और क्षमा करने को उद्यत रहते' 
थे। वे जानते थे कि किस प्रकार मानव समाज संगठित हो सकता 
है; अतण् वे अत्यन्त चैये के साथ, अत्यन्त सहिष्णुता के साथ अपनी 
संजीवनी औपध का प्रयोग करने' छगे। उन्होने किसी को गालियां 
नहीं ढी, न भय दिखाया किन्तु बड़े घैये के साथ छोगों को एक 
एक कदम रख कर मार्ग दिखाया है। ये उपनिपदो के रचयिता 
थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ईद्वर सम्बन्धी प्राचीन धारणा अन्य 
सभी उन्नत नीति-संगत घारणा के साथ मेल नहीं खाती। वे पूरी 
तरह से जानते थे कि इन सत्र खण्डन करने वालों के मीतर ही 
अधिक सत्य है; वे पूरी तरह से जानते थे कि बौद्ध और नास्तिक 
स्ेग जो कुछ प्रचार करते हैं उसमें अनेक महान सत्य हैं; किन्तु 


माया ओर इच्वरघारणा का ऋ्रमविकास १२१ 


वे यह भी जानते थे कि जो छोग पहले के मतों से कोई सम्बन्ध 
न रख कर एक नया मत स्थापित करना चाहते है, जो 
लोग जिस सूत्र में 'मालछा गुँथी: हुईं है उसी को तोड़ना चाहते है, , 
जो शून्य के ऊपर नूतन समाज का गठन करना चाहते है बे पूरी 
तरह से असफल हाग | 

, हम कमी भी किसी नूतन. वस्तु का निर्माण नहीं कर. सकते, 
हम फेवर पुरानी वस्तुओ का स्थान पसरितन कर सकते है। बीज 
'डी वक्ष के रूप में परिणत हों जाता है, अतः हमें थैये के साथ 
'शान्तिपूवंक छोगों की सत्य की खोज मे छगी हुईं शक्ति को ठीक 
तरह से चलाना होगा, और जो सत्य पहले ही से ज्ञात है उसी को 
'पूर्ण रूप से जानना होगा । अंतर प्राचीन कार कीं इस ईइबर 
सम्बन्धी घारणा को वर्तमान कार के छिए एकदम अनुपयुक्त कह कर 
उडाये बिना ही उन छोगो ने उसमे जो कुछ सत्य है उसका 
अन्वेषण आरम्म किया; उसी का फल वेदान्त-दर्शन है। वे प्राचीन 
सभी देवताओं तथा जगत्‌ के शासनकर्ता एक ईइ्वर के , मात्र से भी 
उच्चतर भावों का आविष्कार करने छंगे--इसी प्रकार उन्होंने जो 
उच्चतम सत्य आविष्कृत किया उसी को निर्गुण पूर्णन्रश नाम से 
पुकारते ह--इसी निगुंण ब्रह्म की धारणा मे उन्होंने जगत के बीच 
में एक अखण्ड सत्ता को देख पाया। 

“४ जिन्होंने इस वहुलप्ृण जगत्‌ में उस एक अखण्ड स्वरूप 
को देख पाया है, जो इस मत्ये जगंत्‌ में उस एक अनन्त जीवन को 
देख पाते हैं, जो इस जड़ता तथा' अज्ञान से पूर्ण जगत्‌ मे उसी एक 
स्वरूप को देख लेते हैं उन्हीं को चिरशान्ति मिठ्ती है और किसी 


को नहीं। ” नि-+ 


६. माया ओर मुक्ति 


कवि कहते हैं कि “हम जिस समय जगत्‌ में प्रवेश करते हैं उस 
समय अपने पीछे मानों एंक हिरण्मय,मेघजाल लेकर प्रवेश करते है|” 
किन्तु यदि सच पूछो तो हम मे से सभी इस प्रकार महिमामण्डित 
होकर संसार मे प्रवेश नहीं करते; हममें से बहुत से तो कुज्ञ्टिका 
( कुहरे ) की कालिमा अपने पीछे छेकर जगत्‌ ,मे , प्रवेश करते हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं। हम लोग, हममें से सभी मानों युद्ध 
करने के ढिये युद्धक्षेत्र में प्रेरित कर दिये.गये है । रोते रोते हमे .इस 
जगत्‌ मे प्रवेश करना होगा--यथासाध्य चेष्टा करके अपना मार्ग 
बनाना होगा--इस अनन्त जीवन-सपमुंद्र में पीछे की ओर, कोई चिन्ह 
तक न छोडकर,मार्ग बनाना होगा--सम्मुख, की, ओर ,हम अग्रसर 
हो रहे है, पीछे अनन्त युग पड़े है, और सामने; भी अनन्त युग पड़े हैं। 
इसी प्रकार हम चढते रहते है और अन्त मे मृत्यु आकर हमें इस क्षेत्र 
से अपसारित कर देती है--विजयी अथवा पराजित कुछ भी निश्चित 
नहीं है; यही माया है | ह 


बालक के ह्दय की आशा _ बल्वती होती है। बालकों के 

, विस्फारित नयत्नों के समक्ष समस्त जगंत मानों, एक झुनहले , चित्र 
के समान मालृम पडता है; वह समझता है कि मेरी जो इच्छा होगी 
, वही होगा | किन्तु जैसे ही वह आगे बढ़ता है बैसे ही प्रत्येक- पद 
पर प्रकृति बन्द प्राचीर के रूप मे उसका गतिरोध करके खड़ी हो 


माया ओर सुक्ति श्श्रे 


जाती है। वारम्बार उस ग्राचीर को भेग करने के उद्देश्य से वह वेग 
के साथ उसके ऊपर टक्कर मार सकता है। सारे जीवन भर जितना 
वह अग्रसर होता जाता है उतना ही उसका आदर्श उससे दूर होता 
चला जाता है--अन्त में मृग्ु आ जाती है और सारा खेल समाप्त हो 
जाता है; यही माया है। 


वेज्ञनिक उठे, महाज्ञान की पिपासा लिये | उनके ढिये ऐसा 
कुछ भी नहीं है जिसका वे त्याग न कर सकते हों, कोई किसी 
प्रकार भी उन्हे निरुत्साह नहीं कर सकता | वे धीरे धीरे आगे बढ़ते 
हुये प्रकृति के एक के वाद एक गुप्त तत्नों का आविष्कार करते है 
-अक्ति के अन्तस्तरू मे से आम्यन्तरीण गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन 
करते हैं--किल्तु इसका उद्देश्य क्या है? इस सत्र के करने का क्या 
उद्देश्य है? हम इन वैज्ञानिकों का मौख क्यों करे? उन्हे कीर्ति 
क्यो मिले ? क्या ग्रकृति मनुष्प जितना जान सकता है उससे अनन्त 
गुना अधिक नहीं जान सकती : ऐसा होने पर भी कया वह जड़ 
नहीं है जड़ का अनुकरण करने में कौन सा गौर है ? वद्र चाहे 
कितना ही विद्युतदाक्तिशाली क्यो न हो, प्रकृति उसे चाहे जितनी 
दूर उठाकर फेक सकती है। यदि कोई मनुष्य उसको श्तांश भी कर 
सकता है तो हम उस उठाकर आकाश मे पहुँचा देते है ! परन्तु यह 
किस लिये ? प्रकृति के अबुकरण के लिये, मृत्यु के, जड़तल के, 
अचतन के अनुकरण के लिये हम उसकी प्रशंसा क्‍यों करे ? 


मध्याकपण शक्ति भारी से मारी पदाये को क्षण भर में 
खण्ड खण्ड कर फेक सकती है, फिर भी वह एक जड़ शक्ति है। जड़ 


१५४ ज्ञानयोग 


के अनुकरण से क्‍या छाभ है ? तथापि हम सारे जीवन भर केबछ 
इसी के लिये चेश करते रहते हैं; यही माया है। 


इन्द्रियों मनुष्य की आत्मा को बाहर खींच छाती है। मनुष्य 
उन स्थानों मे सुख और आनन्द की खोज कर रहा है जहाँ वह 
उन्हे कभी भी नहीं पा सकता | युगो से हम यह सीखते आ रहे है 
कि यह निरर्थक और ब्यंथे है; यहा हमे सुख नहीं मिरू सकता, 
परन्तु हम सीख नही सकते ! अपने अनुमव के अतिरिक्त और किसी 
उपाय से हम सीख नहीं सकते | हम प्रयत्न करते है; हमे धक्का 
लगता है, फिर भी क्‍या हम सीखते है ? नहीं, फिर भी नही सीखते । 
पृतग जैसे दीपक की को पर जछते है उसी प्रकार हम इन्द्रियो में 
सुख की प्राप्ति की आशा से अपने को वार बार झोकते है। हम फिर 
ढोटत हैं, ताजगी लेकर; इसी प्रकार चछता रहता है और अन्त मे 
असम होकर, धोखा खाकर हम मर जांते है; और यही माया है। 


यही वात हमारी बुद्धि के सम्बन्ध में भी है। हम जगत्‌ के रहस्य 
की मीमासा करने की चेशा करते है--हम इस जिज्ञासा, इस अनुसन्धान 
वी प्रवृत्ति को बन्द नही रख सकते; किन्तु हम छोगो को यह जान 
लेना चाहिये कि ज्ञान ग्राप्तव्य वस्तु नहीं है--कुछ पद अग्रसर 
होते ही अनादि अनन्त काल का प्राचीर बीच में व्यवधान के रूप 
मे आ खडा होता है जिसे हम लॉघ-नहीं सकते | कुछ दूर बढ़ कर 
अनादि देश का व्यवधान आकर खड़ा हो जाता है जिसे अतिक्रमण 
नहीं कर सकते; सभी कुछ अनतिक्रमणीय हो कर हम हम कार्यकारण 
रूपी दीवार की सीमा से वद्ध है। हम इसे छॉघ कर आगे नहीं जा 


माया ओर मुक्ति १२० 


सकते | तो भी हम चेश करते रहते है। चेश हमे करनी ही पड़ेगी 
यही माया है । 

प्रत्येक सॉस मे, हृदय की प्रत्येक धड़कन में, अपनी प्रत्येक 
गति मे हम समझते है कि हम ख्वतन्त्र हैं, और उसी क्षण हम 
देखते है कि हम स्व॒तन्त्र नही है | क्रीत दास--हम प्रकृति के क्रीत 
दास है--शरीर, मन तथा सभी चिन्ताओ एवं सभी भावों में हम प्रकृति 
के क्रीत दास है; यही माया है | 


एसी एक भी माता नही है जो अपनी सन्तान को अदू 

शिशु--महापुरुष नही समझती है। वह उसी बालक को ढेकर पागल 
हो जाती है, उसी बारुक के ऊपर उसके प्राण पडे रहते है | वाहक 
बडा हुआ--शायद बिलकुठ शराबी और पशुतुल्य हो गया--जननी 
के प्रति बुरा व्यवहार तक करने छगा। जितना.ही उसका दुब्येबहार 
बढता है उतना ही जननी का प्रेम भी बढ़ता है। छोग इसे जननी 
का नि.खार्थ प्रेम कह कर खूब प्रशंसा करते है--उनके मन में 
प्रघन भी नही उठता कि वह माता जन्म भर के छिये केवछ एक क्रीत 
दासी के समान है--वह प्रेम किये विना रह ही नहीं सकती | हजारो 
बार उसकी इच्छा होती है कि वह इस मोह का त्याग कर देगी 

किन्तु वह कर ही नहीं सकती | अतः वह इसे सुन्दर पुष्पों से सजा 
कर उसी को अदभुत प्रेम कृह कर व्याख्या करती है; यही माया है । 


हम सब का यही हाछ है | नारद ने एक दिन श्रीकृष्ण से पूछा 
४ ग्रभो, आपकी माया कैसी है, मै देखना चाहता हूँ।” कई हिन 
के वाद श्रीकृष्ण नारठ को लेकर एक जगल मे गये | वहुत दर जाने 
के वाद श्रीकृष्ण नारद से बोढे--“ नारद, मुझे बड़ी' प्यास छगी 


१५६ ज्ञानयोग 


क्‍या कही से थोडा जढ़ छाकर पिछा सकते हो ! ”. नारद , बोढे-- 
४ ग्रभो, कुछ देर ठहरिये, मै अभी जल छेकर आता हूँ।” यह कह 
कर नारद चले गये | कुछ दूर पर एक गाँव था, नारद वहीं जल की 
खोज करने छगे। एक मकान के द्वार पर पहुँच कर उन्हाने खटखठाया। 
द्वार खुछा और एक परम सुन्दरी क्या उनके सम्मुख आकर 
खड़ी हुई । उसे देखते ही नारद सब कुछ भूछ गये | भगवान उनकी 
प्रतीक्षाकर रहे होगे,वे प्यास होगे,हो सकता है प्यास से उनका ग्राण- 
वियोग भी हो जाय--ये सभी बाते नारद भूठ गये। सब कुछ भूछ 
उसी कन्या के साथ बातचीत करने लगे, धीरे धीरे एक दूसरे 

के प्रति प्रणयभाव उत्पन्न होने छगा | तब फिर नारद उस कन्या 
पिता के पास जाकर उसके साथ विवाह करने के लिये प्राथना 
करने लगे--विवाह भी हो गया और वे उसी गाँव में रहने छंगे-- 
धीरे धीरे उनके सन्‍्तति भी होने छगी | इसी तरह रहते रहते बारह 
वष बीत गये | नारद के सछुर भी मर गये और उनकी सम्पत्ति के 
नारढ उत्तराधिकारी हो गये और पुत्र करत्र, भूमि, पश्चु, सम्पत्ति, गृह 
आदि को लेकर नारद खूब स्च्छन्दता पूर्वक्त खुख से रहने छगे। 
अन्त मे उन्हे यह बोध होने लगा कि वे खूब सुखी है। इसी समय 
उस देश में वाढ आई | एक दिन रात के समय नदी दोनों तठों को 
तोड़कर बहने छूगी और सम्पूर्ण गॉंव डूब गया। मकान सब गिरने 
लगे; मनुष्य, पशु, पक्षी, सव बह बह कर डूबेन छंगे, नदी की धार में 
सभी कुछ बहने छूगा | नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ से 
उन्होने स्त्री को पकडा, दसरे हाथ से दो बच्चों को, और एक 


बालक को कन्घे पर बिठा कर उस भयड्डूर नदी को पार करने की 
चष्टा करेन छंगे | 


४ 


भाया और मुक्ति १२७ 


कुछ दूर जाने के वाद ही लहरों का वेग बढ़ने छगा। कन्ध 
पर बेठे हुये शिशु की नारद किसी ग्रकार रक्षा न कर सके; वह -गिर 
कर तरंगो में वह गया | निराशा और दुख से नारद चीत्कार कर 
उठे । उसकी रक्षा करने को जाते ही और एक वाल्क, जिसका हाथ 
वे पकड़े हुये थे, हाथ से छूट इूब कर मर गया। अप्रनी पत्नी को वे 
अपने शरीर की समस्त शक्ति छगा कर पकड़े हुये थे, अन्त में तरगा 
के बेंग से पत्नी भी उनके हाथ से छट गईं और वे स्वयं तट पर गिर 
कर मिट्टी में छोठपोट होने छगे और बड़े कातर स्वर में वरिकाप करने 
लगे | इसी समय मानों किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रख 
कर कहा--“ बत्स, कहां, जल कहोँ है ? तुम जछ लेने गये थे, में 
तुम्हारी प्रतीक्षा मे हूँ | तुम्हें गये हुये आधा घण्ठा हुआ।” आधघ 
घण्टा ! नारद के छिये तो बारह वर्ष बीत चुके थे ! और आध घण्टे 
के भीतर ही ये सब द्य्य उनके मन के अन्दर से निकल गये--यही 
माया है | किसी न किसी रूप में हम सव इसी माया के भीतर रहते 
हैं | यह वात समझना वड़ा कठिन हे--विपय भी वड़ा जठिल है। 
इसका क्‍या तात्यये है? तात्यय यही है कि--यह वात वड़ी भयानक 
है--सभी देशों में महापुरुषों ने इसी तल का प्रचार किया है, सभी 
देशों के छोगों ने यही शिक्षा ग्राप्त की है, किन्तु बहुत कम छोगों 
इस पर विश्वास किया है; उसका कारण यही है कि स्रय॑ बिना भोंगे 
हुये, विना ठोकर खाये हुये हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते | 
सच पूछियें तो सभी वया है, सभी मिथ्या है। 


संब-संहारक काछू आकर सत्र को ग्रास कर लेता है, कुछ भी 
' नहं। छोड़ता। वह पाप को खा जाता है, पापी को भी खा जाता है, 


१२८: ज्ञानयोग , 


वह राजा को, प्रजा को, छुन्दर को, कुत्सित को--सभी को खा डाछता 
है, किसी को भी नहीं छोडता | सभी कुछ उस चरम गति--विनाश- 
की ओर अग्रसर हो रहा है| हमारा ज्ञान, शिल्प विज्ञन--सभी कुछ 
उसी: एक भनिवाग्र गति मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी इस 
तरंग की गति को नहीं रोक सकता, कोई भी इस विनाशाभिमुखी गति 
को एक क्षण के लिये भी रोक कर रुख नही सकता। हम उसे मूले रहने 
दी चेथ्टा कर सकते है, जैसे किसी देश मे महामारी फैलने पर शराब, 
नाच, गान आदि: व्यर्थ की चेशये करके छोग सब कुछ भूलने की चेश 
करते हुये लकवा मारे हुये मनुष्य की भौति गतिशक्तिरहित हो जाति 
है। हम छोग भी इसी प्रकार इस मृत्यु की चिन्ता को भूकछने की 
अति कठोर चेश कर रहे है--सभी प्रकार के इन्द्रियसुश्ों के द्वारा 
ह भूलने की चेश् कर रहे है किन्तु इससे उसकी निवृत्ति नहीं 
ती। 


लोगों के सामने दो मार्ग है। इनमे से एक सभी जानते है-- 
वह यह है--“ जगत्‌ मे दुःख है, कष्ट है, सब संत्य है किन्तु इस 
सम्बन्ध में विर्कुल सोचना नहीं चाहिये । ' यावज्जीवेत्सुखं॑ जीवेत्‌ 
ऋण कृत घृत पिबित्‌। ' दुःख अवश्य है किन्तु उघर नज़र मत 
डालो | जो थोडा बहुत सुख मिड्ठे उसे भोग कर छो, इस संसार-चित्र 
के अन्यकारमय अश को मत देखो--केवछ प्रकाशमय अंश,की ओर 
देखो | ” इस प्रकार के विचारों में कुछ सत्य तो अत्रश्य है किन्तु इस 
में भयानक विपत्ति की आशंका मी है। इसमें सत्य इतना ही है कि 


हमे काय मे प्रवत्त रखता है। आशा एवं इसी प्रकार का एक 
प्रत्यक्ष आइश 'हमे कारये में प्रवत्त और उत्साहित- करता है 


माया ओर मुक्ति १२९ 


अवइय, किन्तु इसमे यह एक विपत्ति है कि अन्त में हताश होकर 
सब चेष्टाये छोड़ देनी पडती है। जो छोग कहते है---“ संसार को जैसा 
देखते हो वैसा ही ग्रहण करो; जितनी दूर तक खच्छन्द रह सकते 
हो, रहो ' समस्त दुःख, कष्ट आने पर भी सन्तुष्ट रहो; आधात होन 
पर भी कहो कि यह आधात नहीं; पुष्पवृष्टि है; दास के समान 
परिचाढित होने पर भी कहो- मै मुक्त हूँ, स्वाधीन हूँ” दूसरों क्ले तथा 
अपनी भत्मा के सम्मुख दिन रात मिथ्या बोलो, क्योंकि संसार में 
रहने का, जीवित रहने का यही एक मात्र उपाय है, ”--एऐसे छोग 
बाध्य होकर ही अन्त मे ऐसा करते है| इसी को पृक्‍का सांसारिक 
ज्ञान कहते है और इस उन्नीसवीं शताब्दी में यह ज्ञान जितना 
साधारण है उतना साधारण कभी भी नहीं था; इसका कारण यही 
है कि लोग इस समय जो चोटे खा रहे 'है ऐसी चोटें उन्होने 
पहले कभी नही खाई थीं, प्रतिदन्द्रिता भी इतनी तीज्र पहले कभी 
नहीं थी; इस समय मनुष्य अपने दूसरे भाइयों के ग्रति जितना 
निष्ठुर है उतना पहले कभी नहीं था, और इसीलिये आज कह यह 
सान्‍ल्रना दी जाती है | आज करू यह उपदेश ही अधिकतर दिया 
जाता है, किन्तु इस उपदेश से अब कोई फल नहीं होता; कभी भी 
नहीं होता | गछे हुये शव को फूलों से ढक कर कब तक रखा जा 
सकता है। असम्भत्र कब तक चल सकता है ! एक दिन ये सब फूछ 
उड जायेंगे, तव यह शवब पहले से भी अधिक बीमत्स रूप में दिखेगा । 
हमारा समस्त जीवन ही ऐसा है| हम अपने पुराने सड़े घाव को 
स्वणे के वस्त्र से ढक देने की चेश कर सकते हैं किन्तु एक दिन 
आयेगा जब वह स्॒णवस्त्र खिसक पड़ेगा और वह धाव अत्यन्त 
2 रूप में हमारे सम्मुख प्रकाशित होग्रा |तब क्या कोई 


२३० : शञानयोग 


ब् है है व ऐप है. 
आशा नहीं है ? यह वात सत्य है कि हम सभी माया के दास हैं, 
हम सभी माया के अन्दर ही जन्म छेते हैं और माया में ही हम 
जीवित रहते हैं | 


तब क्या कोई उपाय नहीं है, कोई आशा नहीं है ? यह वात 
कि हम सत्र अतीब दुदेशा में पड़े है, यह जगत्‌ वास्तव में एक 
कारागार है, हमारी पू्ग्राप्त महिमा की छटठा भी एक कारागार है, 
हमारी बुद्धि और मन भी एक कारागार के समान है, ये सब बातें 
सकडो थुगो से छोगो को माढम है | मनुष्य चाहे जो कुछ कहे; ऐसा 
कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी समय इस वात को 
इृदय से अनुभव न करता हो । बुड़ढें छोग इसकों और भी तीव्रता के 
साथ अनुभत्र करते है, क्योकि उनकी जीवन भर की सब्चित अभि- 
ज्ञता रहती है, ग्रकृृति की मिथ्या भाषा उन्हें अधिक ठग नहीं 
सकती। इस वन्धन को तोड़ने का क्‍या उपाय है? क्‍या इसे 
तोड़ने का कोई उपाय नहीं है? हम देखते हैं कि यह भयंकर 
व्यापार, यह वन्वन हमारे सामने, पीछे, चारों ओर रहने पर 
भी. इसी दु.ख और कष्ट के बीच, इसी जगत्‌ में जहाँ जीवन और 
मुु का एक ही अर्थ है, यहाँ भी एक महावाणी सभी युगों मे, सभी 
देझ में, सभी व्यक्तियों के छूय के भीतर से मानों उठ रही है-- 


४ देवी हपा गुणमयी मम माया दुख्यया । 
मामेव ये प्रपचचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ” 


“ मरी लह देवी तज्िगुणमयी माया वडी मुश्किल से पार की जाती है। 
जो मेरी शरण मे जाने है थे इस माया के पार हो जाते हैं|” “ हे 


माया ओर मुक्ति श्३१ 


प्रिश्रान्त, भाराक्रान्व। मनुष्यों, आओ, में तुम्हें आश्रय दूँगा। ” यह | 
वाणी ही हम सब को बराबर अग्रत्तर कर रही है। मनुष्य इस वाणी 
को सुनता है, अनन्त युगों से छुनता था रहा है। जिस समय मनुष्य 
को लगता है कि उसका सब कुछ चढा जा रहा है, जब उसकी 
आशा दूटने छगती है, जब अपने बढ मे उसका विश्वास नष्ट होने 
छुगता है, जब सभी मानों उसकी अजँगुलियों में से खिसककर भागने 
लछूगता है और जीवन केवछ एक भग्नस्तूप मे परिणत हो जाता है 
'तव वह यही वाणी सुनता है,--और यही धर्म है । 


अतए्व एक ओर तो यह अभय बाणी, यह आशाम्रद वाक्य 
है कि-यह सब कुछ नहीं; केबल माया है--इसकी उपलब्धि करो 
किन्तु इसके बाहर जाने का मार्ग है। दूसरी ओर हमारे सांसारिक 
लोग कहते हैं-/ घम, दर्शन--ये सब व्यथ की वस्तुये छे कर दिमाग 
खराब मत करो। जगत्‌ मे रहो; यह जगत्‌ बडा अशुभपूर्ण है सही, 
किन्तु जितनी दूर तक हो सके इसका सदव्यवह्वार कर छो। ” सीधे 
सादे शब्दों मे इसका अथ यही है कि उलठे सीधे दिन रात ग्रतारणा- 
शरण जीवन यापन करो--अपने घाव को जब तक हो सके ढक कर 
रक्‍्खो। एक के वाद दूसरी जोड़-गॉठ करते जाओ यहां तक कि 
सब्र कुछ नष्ट हो जाय और तुम केवछ जोड़गॉठ का एक समूह मात्र 
रह जाओ | इसी को सांसारिक जीवन कहते है| जो इस जोड़गौंठ 
से सनन्‍्तुष्ठ है वे कमी भी घंठाभ नहीं कर सकते | जब जीवन की 
वर्तमान अवस्था मे भयानक अशान्ति उत्पन्न हो जाती है, जब अपने 
जीवन में भी ममता नहीं रहती, जब इस जोडगोॉंठ पर अपार 
च्णा उत्पन्न हों जाती है, जब मिथ्या और प्रवञज्चना के ऊपर भारी 


श्शेर ज्ञानयोग 


वित॒ष्णा उद्यन्न हो जाती है तभी धर्म का भारम्भ होता है। वास्तविक 
धार्मिक होने के योग्य वही है जो, बुद्धंदेव ने बोधिवृक्ष के नीचे खड़े 
होकर दृढ़ खर से जो बात कही थी, उस बात को रोम रोम से बोल 
सकता हो | ससारी होने की इच्छा उनके हृदय में भी एक बार 
उत्पन्न हुई थी। उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि उनकी यह 
अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम भूल है; किन्तु इसके बाहर 
जाने का कोई मार्ग उन्हें नहीं मिल रहा था। प्रढोभन एक बार 
उनके निकट आया और कहने रूगा--सत्य की खोज छोड़ो, ससार 
में छौठकर वही पुराना प्रतारणापूण जीवन यापन करो, सभी वस्तुओं 
को उनके गढत नामों से पुकारों, अपने निकट और सब के निकट 
दिन रात मिथ्या बोलते रहो--यह प्रढोभन उनके पास एक बार 
आया था, किन्तु उस महावीर ने अतुल पराक्रम से उसी क्षण उसे 
परास्त कर दिया। उन्होंने कह्य--/ अज्ञान पूर्वक केवछ खापीकर जीने 
की अपेक्षा मरना ही अच्छा है; पराजित होकर जीने की ओपेक्षा 
युद्धक्षत्र मे मरना अच्छा है। ” यही धर्म की मित्ति है। जब मनुष्य 
इस मित्ति के ऊपर खड़ा होता है” तब वह सत्य की प्राप्ति के पथ 
पर, ईख्र के छाम के पथ पर चल रहा है ऐसा समझना चाहिये | 

धामिक होने के डिये भी पहले यह प्रतिज्ञा आवश्यक है। मै अपना 
रास्ता स्वय दूँह हूँगा। सत्य को जानूँगा अथवा प्राण दे दूँगा। 

कारण, संसार की ओर से तो और कुछ पाने की आशा है ही नही, वह 

तो शून्य स्वरूप है, वह दिन रात अन्तहिंत हो रहा है।आज का 

सुन्दर आशाएूर्ण तरुण पुरुष कह का बूढ़ा है। आशा, आनन्द, सुख-- 

ये सब मुकुछो की मौँति कछ के शिशिर-पात से नष्ट हो जायेगे। 

यह हुई इस ओर की बात; दूसरी ओर विजय का प्रढोभन रहता है। 


माया ओर मुक्ति १३३ 


जीवन के सभी अज्ुभों पर विजय-प्राप्ति की सम्भावना रहती है।' 
और तो क्या, जीवन और जगत्‌ के ऊपर भी बिजयग्राप्ति की आशा 
रहती है। इसी उपाय से मनुष्य अपने पैरो पर खडा हो सकता है। 
अतए्ब जो छोग इस विजयग्राप्ति के लिये, सत्य के लिये, धन के 
छिये चेश्ा कर रहे है वे ही स॒त्य पथ पर हैं, और सब वेद भी यही 
प्रचार करते हैं, “ निराश मत होओ, मार्ग वडा कठिन है--जेसे 
छरे की धार पर चढना; फिर भी निराश मत होओ; उठो, जागो 
और अपने चरम आदश को प्राप्त करो। ” 


सभी विभिन्न धर्मों की, चाहे वे किसी भी रूप में मनुष्य के 
निकट अपनी अभिव्यक्ति करते हो, सव की यही एक मूलभित्ति है| 
सभी धम जगत्‌ के बाहर जाने का अर्थात्‌ मुक्ति का उपदेश देते है। इन 
सब धर्मो का उद्देश--संप्तार और घमे के वीच म॒रुह कराना नहीं, किन्तु 
धमे को अपने आदर मे इढग्रतिष्ठित करना है, संप्तार के साथ सुलह 
करेके उस आदर को नीचे नहीं छाना--प्रत्येक धरम इसका ग्रचार 
करता है और वेद्वान्त का कतेब्य है--विभिन्न धर्ममावों का सामब्जस्य 
स्थापित करना, जैसा हमेन अभी देखा कि मुक्तित की बात को लेकर 
जगत्‌ के उच्चतम और निम्नतम धर्मों मे सामञ्जस्य पाया जाता है। 
हम जिसको अत्यन्त धृणित कुसंस्कार कहते है, और जो सर्वोच्च 
दर्शन है सभी की यह एक साधारण भित्ति है कि वे सभी इस एक 
प्रकार के सद्डूट से निस्तार पाने कामार्ग दिखाते है और इन सब धर्मों 
में से अधिकांश में प्रपेचातीत पुरुषविशेष की सहायता से--प्राकृतिक 
नियमों से आवद्भ नही अथीत्‌ नित्य मुक्त पुरुपविशेष की सहायता से--- 
. इस मुक्ति की प्राप्ति करनी पड़ती है। इस मुक्त पुरुष के स्वरूप के । 


१३४ शानयोग 


सम्बन्ध मे नाना प्रकार की कठिनता तथा मतभेदों के होने पर भी-- 
यह ब्रह्म सगुण है या निर्मुण, मनुष्य की भौति ज्ञानसम्पन्न है या नहीं, 
वह पुरुष है, स्त्री है अथवा नपुंसक--#स प्रकार के अनन्त विचारों 
के होने पर भी--विभिन्न मतो के प्रबछ् विरोध होने पर भी--इन सब 
के मीतर एकत्व का जो सुवर्णसूत्र उन्हे ग्रथित किये हुये है, वह हम 
देख पाते है; अतः यह सब विभिन्नता या विरोध हमारे अन्दर भय 
उत्पन्न नही करता; और इसी वेद्ान्त-दशन में यह सुबर्ण-सूत्र 
आदिष्कृत हुआ है; हमारी दृष्टि के सामने थोड़ा थोडा करके प्रकाशित 
हुआ है, और इसमे पहले ही यही तत्व प्राप्त होता है कि हम सभी 
विभिन्न पथो के द्वारा उसी एक मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे है 
सभी धर्मो का यही एक साधारण भाव है। 


अपने सुख, दुःख, विपत्ति और कष्ट, सभी अवस्थाओं में हम 
यही आइचय की बात देखते है कि हम सब धीरे धीरे उसी मुक्ति 
की ओर अग्रसर हो रहे है। प्रश्न उठा--यह जगत्‌ वास्तव में क्या 
है! कहों से इसकी उत्पत्ति 'हुई और कहों इसका छय है? और इसका 
उत्त था,--मुक्ति से ही इसकी उत्पत्ति है, मुक्ति मे यह विश्राम 
करता है और अन्त में मुक्ति में ही इसका छूय हो जाता है। युह 
जो मुक्ति की भावना है कि वास्तव भ हम मुक्त है, इस आइचर्य- 
जनक भावना को छोड कर हम एक क्षण भी नही चल सकते, 
इस भाव को छोड़ कर तुम्हारे सभी काये, यहां तक की तुम्हास 
जीवन तक व्यथ है| प्रतिक्षण प्रकृति हमारा दासल सिद्ध कर रही है 
किन्तु उसके साथ ही साथ यह दूसरा भाव भी हमारे मन में उत्पन्न होता ' 
रहता है कि फिर भी हम मुक्त हैं। प्रतिक्षण ही हम माया के-द्वारा 


माया. ओर मुक्ति १३५ 


आहते होकर वेद्ध के समान माल्म होते है. किन्तु उसी क्षण, उसी 
आघात के साथ ही साथ, 'हम वद्ध है? इस भाव के साथ ही साथ और 
भी एक भाव हमारे अन्दर आता है कि हम सुकत है। मानों हमारे 
अन्दर से कोई हमे यह कहने को वाध्य कर रहा है कि हम मुक्त 
है। किल्तु इस मुक्ति की ग्राणो से उपलब्धि करने मे, अपने मुक्त 
स्व्रभाव का प्रकाश करने मे सव वाधाये उपस्थित होती है वे भी एक. 
प्रकार से अनतिक्रमणीय है | तथापि अन्दर से हमारे हृदय के अन्त- 
स्तर मे मानो वह आवाज़ सदा ही उठती रहती है- में मुक्त हूँ, मै 
मुक्त हूँ । और यदि तुम ससार के सभी धर्मो की आलोचना करके 
देखो तो समझोगे--उनम से सभी मे किसी न किसी रूप मे यह 
भाव ग्रकाशित हुआ है। केवछ धमम में ही नही--धम शब्द को आप 
संकीर्ण अथे में मत छीजिये--समी प्रकार का सामाजिक जीवन केवर्' 
इसी एक मुक्त भाव की अभिव्यक्ति मात्र है। सभी प्रकार की सामा- 
जिक गति उसी एक मुक्त भाव का विभिन्न प्रकाश मात्र है। मानों सभी 
लोग जान वृज्ञकर या अनजाने ही उस स्वर को छुन रहे हैं जो दिन 
रात कह रहा है, ४ ओ थके हुये और वोज्न से छदे हुये मनुष्यो ! मेरे 

पास आओ ; ” एक ही प्रकार की भाषा अथवा एक ही ढंग से, चाहे 
वह प्रकाशित न होती हो, किन्तु मुक्ति की ओर हमें आह्वान करने 

वाली वह वाणी किसी न किसी रूप में हमारे साथ स॒दा वर्तमान 
रहती है। हमारा यहा जो जन्म हुआ है वह भी इसी वाणी के कारण: 
हमारी प्रत्येक गति ही इसी के लिये है | हम जानें या न जाने, किन्तु 


हम सभी मुक्ति की ओर चल रहे ह, जान कर या अनजाने हम उसी 
वाणी का अनसरण कर रहे 


१३६ जानयोग 


उस वाणी का अनुसरण जब हम करते हैं तभी हम नीति- 
परायण होते हैं। केबल जीवात्मा ही नहीं किन्तु छोठे से छोटे जड़ 
परमाणु से लेकर ऊँचे से ऊँचे मनुष्यों तक सभी ने वह सर सुना 
है, और सत्र उसी की दिशा में दौड़े जा रहे है। और इस चेश में 
या तो हम परस्पर मिल जांते हैं. या एक दूसरे को धक्का देते है। 
और इसी से ग्रतिद्वन्द्रिता, हप, संबंध, जीवन, सुख और मृत्यु आदि 
उत्पन्न होते हैं और उस वाणी तक पहुँचने के लिये यह जो संघषे 
चकछ रहा है यह समस्त जगत्‌ उसी का परिणाम मात्र है। यही 


९ 


हम सब करते चल रहे है | यही व्यक्त प्रकृति का परिचय है। 


इस वाणी के मुनने से क्‍या होता है! इससे हमारे सामने 
का छय पसितित होने छगता है | जैसे ही तुम इस स्वर को छझुनते 
हो और समझते हो कि यह क्‍या है, वेसे ही तुम्हारे सामने का 
समस्त छूप बदल जाता है| यही जगह जो पहले माया का वीभत्स 
युद्धशत्र था, अब और छुछ--अपेक्षाकृत अधिक घुन्दर--हो जाता 
है। तब फिर हमे प्रकृति को कोसने की कोई आवश्यकता नही रह जाती। 
जगत्‌ बडा बीमत्स हे अथवा यह सब वृथा है यह बात भी कहने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती; रोने चिह्छाने की भी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । जैसे ही तुम इस ख्वर को छुन पाते हो, वैसे ही तुम्हारी 
समन्न म आ जाता है कि यह सब चेष्टा, यह युद्ध, यह प्रतिद्वन्द्रिता, 
यह गडबड, यह निष्ठुरता, यह सब छोटे छोटे छुखों का प्रयोजन 
क्या है | तब यह स्पष्ट समन मे आता है कि यह सब प्रकृति क 
स्प्रभाव से ही होता है; हम सव जान क़र अथवा अनजाने उसी स्वर 
की ओर अग्रसर हो रहे है, इसील्यि यह सब्र हो रहा है। अतएव 


माया ओर सुक्ति १३७ 


समस्त मानव जीवन, समस्त प्रकृति उसी एक मुक्तभाव को अमिन्‍्यक्त 
करने की चेष्टा कर रही है, बस; सूर्य भी उसी ओर चढछ रहा है, 
पृथ्वी भी उसी के लिये सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रही है, चन्द्र 
भी इसीलिये पुथित्री के चारों ओर घूम रहा है। उसी स्थान पर पहुँ- 
चने के लिय समस्त ग्रह-नक्षत्र भ्रमण कर रहे है और वायु बह रही 
है| उसी मुक्ति के लिये बिजली तीत्र धोष करती है और उसी के 
लिये मुद्यु भी चारो ओर घूम फिर रही है। सभी उस दिशा मे. जाने 
के लिये चेष्ठा कर रहे है। साधु छोग भी उसी ओर जा रहे हैं, 
बिना गये वे रह ही नहीं सकते, उनके लिये यह कोई प्रशंसा 
की बात नहीं है। पापी छोगो की भी यही दशा है। खूब 
दान देने वाला व्यक्ति भी वही सब छक्ष्य बना कर सररू भाव 
से चल रहा है, बिना चछे वह रहे ही नहीं सकता; ओर मयानक 
कृपण व्यक्ति भी उसी को छक्ष्य बनाकरं चल रहा है। जो. 
महासत्कमंशील हैं उन्होने भी उसी वाणी को सुना है, वे सत्तमे किये 
बिना रह ही नहीं,सकते, और बड़े आलुसी व्यक्ति का भी यही हाल 
है। एक व्यक्ति का पदस्खढून दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकता है 
और जिस व्यक्ति का पदस्खलन अधिक होता है उसे हम दुर्बछ 
कहते है और जिसका कम होता है. उसे सब्जन या सत्‌ कहते है ! 
अच्छा या बुरा ये दो मिन्न वस्तुये नहीं हैं, बल्कि एक ही है; उनके 
बीच का भेद प्रकारगत नहीं, परिणामगत है। 


अब देखिये, यदि यही मुक्‍्तभाव रूपी शक्ति वास्तव में समस्त 
जगत मे द्ाये कर रही हैः तो हमारे विशेष आलोच्य विपय--घमे मे 
उसका प्रयोग करने पर हम देख पाते हैं--सभी धर्म इसी एक भाव के 


१३८ क्षानयोग , 


द्वारा नियमित हैं | अत्यन्त निम्न कोटि के धर्मों को छीजिये तो शायद 
किसी मृत पूर्वपुरुप की अथवा किसी निष्ठुर देवता को उपासना हो 
रही है किन्तु उनके उपास्य इन देवताओ अथवा मृत पूतनुरुपों की 
धारणा क्‍या है? धारणा यह है कि वे प्रकृति से ऊपर है, 
इस माया के द्वारा वे बद्ध नहीं है। हाँ, प्रकृति के बारे, में 
उनकी धारणा अवश्य ही सामान्य हैं। वे केवल आकर्षण और 
विप्रकर्पण इन दोनो शक्तियों से परिचित है | उपासक, जो कि एक 
मूर्ख अन्नानी व्यक्ति है उसकी बिल्कुल स्थूछ धारणा है कि वह घर 
की दीवार को भेद कर नहीं जा सकता अथवा ब्ून्य मे उड़ नहीं 
सकता | अतः इन सत्र बाधाओं को अतिक्रमण करना या न 
करना इसके अतिरिक्त शक्ति की उच्चतर धारणा उसे है ही 
नहीं; अतएब बह ऐसे देवता की उपासना करता है जो दीवार 
भेदकर अथवा आकाश में होकर आ जा सकते हैं अथवा जो अपना 
रूप पश्नितित कर सकते है | दाशनिक भाव से देखने पर इस अकार 
की देवोपासना मे क्या रहस्य छिपा है ? रहस्य यही है कि यहाँ भी: 
वही मुक्ति का भाव मौजूद है, उनकी देवता की धारणा परिज्ञात 
प्रकृति की धारणा से उन्नत है । और जो उनसे अधिक उन्नत देंवों 
के उपासक है उनकी भी उसी मुक्ति की दूसरे प्रकार की धारणा 
है। जैसे जैसे प्रकृति के सम्बन्ध में हमारी धारणा उन्नत होती जाती 
है बैंसे ही प्रकृति के प्रभ आत्मा के सम्बन्ध में भी वह उन्नत होती 
जादी है; अन्त में हम एकेख़खाद में पहुँच जाते है। यही माया-- 
यही प्रकृति रह जाती है, और इसी माया के एक प्रभु रद्द जाते है-- 
यही हमारी आशा का स्थल है । 5 


माया ओर सुक्ति १४९. 


जहाँ पहले पहल इस ए्केख़खाद की सूचक भाव का: 
आरम्म होता है वही वेदान्त का भी आरम्भ हो जाता हैं। वंदल्त 
इससे भी अधिक गम्भीर अनलेषण करना चाहता है | वह कहता है“ 
इस माया ग्रपञ्च के पीछें जो एक आत्मा मौजूद है | जो माया का 
स्वामी है पर जो माया के अधीन नहीं है,' वह हमे अपनी ओर 
आकर्षित कर रहा है और हम सत्र भी धीरे धीरे उसी की और 
चल रहे है; यह घारणा तो ठीक ही है, किन्तु अभी भी यहा 
धारणा शायद स्पष्ट नही हुई है, अभी तक यह दर्शन अस्पष्ट और 
अस्फुट है यत्रपि वह स्पष्ट रूप से युक्तिविरोधी नहीं है। जिस 
प्रकार आपके यहाँ ग्रार्थना मे कहा जाता है--- मेरे इंखर, तेरे अति 
निकट, (धल्वाला: गाए 506, $0 "78७) बेद्ान्ती भी ऐसे ही प्रार्थना 
करेगा, केवल एक शब्द वदरूकर--- मेरे इखर, मेरे अति निकट 
(पर०३०७७ 7१7 ७५००१, ७० )४७) _। हमारा चरम रक्ष्य बहुत दूर है, वहुत 
दूर; प्रकृति से अतीत प्रदेश मे, और हम उसके निकठ धीरे धीरे 
अग्रसर हो रहे है; इस दूरी के भाव को धीरे धीरे हमें और अपने 
निकट छाना होगा किल्तु आदर्श की पविन्नता और उच्चता को 
अक्षुण्ण रखते हुये | मानो यह आदर ऋमशः हमारे निकट्तर होता 
जाता है--अन्त मे खवर्ग का ईख़र मानो प्रकृतिस्थ ईख़र वन जाता है, फिर 
प्रकृति मे और इश्र में कोई भेद नही रहजाता, वही मानो इस ठेह- 
मन्दिर के अधिष्ठातृठेब्रता के रूप में, और अन्त में इसी देवमन्दिर के 
रूप में जाना जाता है और वही मानो अन्त मे जीवात्मा और मनुष्य 
के रूप में सामने आता है। और यही वेदान्त की शिक्षा का अन्त 
है। जिसको. ऋषिगण विभिन्न स्थानों में खोजा करते थे वह तुम्हारे 
अन्दर ही है। वेदान्त कहता है--तुमने जो वाणी छुनी थी वह ठीक 


१४० ज्ञानयोग 


सुनी थी, किन्तु उसे सुनकर तुम ठीक मार्ग पर नहीं चढ़े | जिस 
मुक्ति के महान्‌ आदर्श का तुमने अनुभव किया था वह सत्य है, किन्तु 
उसे बाहर की ओर खोजकर तुमने भूछ की | इसी भाव को अपने 
'निकट और निकटतर छाते चछो जब तक कि तुम यह न जान छो कि 
यह मुक्ति, यह स्वाधीनता तुम्हारे अन्दर ही है, वह तुम्हारी आत्मा 
की अन्तरात्मा है। यह मुक्ति बराबर तुम्हारा स्वरूप ही था, और 
माया ने तुम्हे कमी मी आक्रान्त नहीं किया। तुम्हारे ऊपर शक्ति 
विस्तार करने की माया की कमी सामथ्ये ही न थी। वाढक को 
भय दिखोन पर जो बात होती है उसी प्रकार तुम भी स्वप्न देख 
रहे थे कि प्रकृति तुम्हे नचा रही है और इससे मुक्त होना तुम्हारा 
लक्ष्य है | केवल इसे बुद्धि से जानना ही नहीं, प्रत्यक्ष करना, अपरोक्ष 
करना, हम इस जगत्‌ को जितने स्पष्ट रूप से देखते है. उससे 
अधिक स्पष्ट रूप से देखना।तभी हम मुक्त होंगे, तमी हमारी गड़बड़ 
समाप्त होगी; तभी ह्दय की समस्त चज्चलछता स्थिर हो जायगी, तभी 
सारा टेढापन सीधा हो जायगा, तभी यह वहुत्वश्रान्ति चछी जायगी, 
तभी यह प्रकृति, यह माया अभी के भयानक अवसादकारक स्वप्न न 
होकर अति सुन्दर रूप में दीखेगी, और यह जगत्‌ जो इस समय 
कारागार के समान प्रतीत हो रहा है वह ऐसा न होकर हक्रीड़क्षेत्र 
के रूप में ठीख पड़ेगा, तब संब विपत्तियाँ, विश्रेखठ्लाये, और तो और, 
हम जो सब यन्त्रणाये भोग रहे है वे भी ब्रह्ममाव में परिणत हो 
जायेंगी--उस समय वे अपने प्रकृत स्वरूप में दीख पड़गी--सभी 
वस्तुओ के पीछे, सभी का सारसत्ता स्वरूप वह मौजूद है ऐसा मादूम 
पड़ेगा और माहृम पड़ेगा कि वही हमारा वास्तविक अन्तरात्मा 
स्वरूप है| 





७. ब्रह्म और जगत 


अद्वैत वेदान्त के इस विषय की धारणा करना अत्यन्त कठिन है: 
कि जो ब्रह्म अनन्त है वह सान्‍त अथवा संस्तीम किस प्रकार हुआ | 
यह प्रइन मनुष्य सवेदा करता रहेगा किन्तु जीवन भर इस प्रइन का 
विचार करते रहने पर भी उसके हृदय से यह प्रश्न कभी दूर नही 
होगा--जो असीम है वह सीमित कैसे हुआ ! मैं अब इसी प्रइन को 


ढेकर आलोचना करूँगा । इसको ठीक प्रकार से समझाने के लिये मैं: 
नीचे दिये हुये चित्र की सहायता ढैंगा। 


(क) ब्रह्म | इस चित्र मे (क) ब्रक् है और (ख) है जगत | 
(ग | तेह्न ही जगत्‌ हो गया है। यहाँ पर जगत्‌ शब्द से 
देश | बैल जड जगत्‌ ही नहीं किन्तु सूक्ष्म तथा आध्या-- 
काल. | भिक जगत्‌ भी उसके साथ ग्रहण करना होगा-- 
निमित | स््रग, नरक--एक राब्द मे, जो कुछ भी है जगत 
(ख) जगत । शब्द से यह समस्त ही ढिया जायगा। मन एक 
प्रकार के परिणाम का नाम है, शरीर एक दूसरे प्रकार के परिणाम का-- 
इत्यादि, इत्यादि | यही सत्र कुछ छेकर जगत्‌ है। यही ब्रह्म (क) जगत 
(ख) वन गया है--देश-काल-निमित्त (ग) मे से होकर आने से , यही 
अह्वतबाद की मूछ बात है। देश-काछ-निमित्त रूपी कॉच मे से हम 
ब्रह्म को देखते है, और इस प्रकार नीचे की ओर से देखने से ब्रह्म हंमे 
जगत्‌ के रूप मे ठीखता है। इससे यह स्पष्ट है कि जहाँ ब्रह्म है: 
वह देश-काछ-निमित्त नही है| कार वहां रह नहीं सकता, कारण: 


१४२ शानयोग 


'कि वहाँ न मन है, न चिन्ता | देश भी वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि 
वहाँ कोई परिणाम नहीं हैं। गति एवं निमित्त अथवा कार्यकारण- 
भाव भी वहों नहीं रह सकता जहाँ एक मात्र सत्ता तिराजमान है । 
यही बात समझना और अच्छी तरह धारणा बनाना हमारे लिये अत्यावश्यक 
है कि जिसको हम कार्यकारणमभाव कहते है वह ब्रह्म के प्रपञ्च रूप 
में अबनत भाव को प्राप्त - होने के बाद ( यदि हम इस 'भाषा का 
प्रयोग करे तो ) ही होता है, उससे पहले नहीं; और हमारी इच्छा 
वासना आदि जो कुछ है वह सब उसके बाद आरम्म होता है। मेरी 
वराबर यही धारणा रही है कि शोपेनहावर ( 50009०7॥5०७० ) वेदान्त 
के समझने में यहीं-पर भ्रम में पड़ गये है कि उन्होंने इस “इच्छा ' 
को ही संत्रेस्प मान लिया है | वे ब्रह्म के स्थान मे इस “इच्छा ! को ही 
बैठाना चाहते है | किन्तु पूर्ण ब्रह्म का कभी भी “इच्छा ' ( ४॥7) कह 
कर वर्णन नहीं किया जा सकता, कारण, इच्छा जगग्मपञ्च के अन्त- 
गते है और इसीलिये परिणामशील है, किन्तु ब्रह्म में ( 'ग' के अथीत्‌ 
देश-काछ-निमित्त के ऊपर ) किसी प्रकार की गति नहीं है, किसी 
प्रकार का परिणाम नही है। इस (ग) के “नीचे ही गति है- बाह्य 
ओर आमभ्यन्तर सभी प्रकार की गति का आरम्म इसके नीचे ही है 
और इसी आम्यन्तरिक गति को ही चिन्ता कहते है। अतः (ग) के 
ऊपर किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह सकती, अतएव “इच्छा! 
जगत्‌ का कारण नहीं हो सकती ।,और भी निकट आकर ढेखो; 
हमारे शरीर की सभी गतियों इच्छा से ग्रेरित नही होतीं। में इस कुर्सी 
को उठाता हूँ | यहाँ पर इच्छा अवश्य ही उठाने का कारण है। यह 
इच्छा ही पेशियों की शक्तित के रूप में परिणत हो गई है। यह वात 
ठीक है। किन्तु जो शक्ति कुर्सी उठाने का कारण है-वही शक्ति 


च्रह्म ओर जगत्‌ :१४३ 


हृदय मे फेफड़ों को भी चढा रही है किन्तु “इच्छा” के रूप में नहीं। 
इन दोनों शक्तियों को एक मान लेने पर भी जिस समय यह ज्ञान की 
भूमि मे आती है उसी समय “इच्छा! कहलाती है, किन्तु इस मूमति में 
आरोहण करने के पहले इसको “इच्छा” नाम से पुकारना मूछ होगी। 
इसी कारण से शोपेनहावर के दर्शन मे बड़ी गडबड़ी हो गई है। 
इसके वजाय यदि हम “ग्रज्ञा' और 'संवित्‌ दो शब्दों का प्रयोग 
करे तो अधिक उपयुक्त होगा। ये दो शब्द मन की सभी प्रकार की 
अबस्थाओं के सम्बन्ध में व्यवहत हो सकते हैं। प्रज्ञा ओर संवित्‌ ठीक 
ठीक ज्ञान की अवस्था अयबा ज्ञान के पत्र की अवस्था नहीं है, किल्तु 
इसे मानसिक परिणामसमूह का एक साधारण भाव कहा जा सकता है। 


जो हो, इस समय हम यह विचार करेगे कि हम कोई ग्रश्न क्यों 
करते हैं ? एक पत्थर गिरा और हमने प्रश्न किया, इसके गिरने का 
क्या कारण है ? इस प्रइन का औचित्य अथवा सम्भावना इस अनुमान 
अथवा धारणा के ऊपर निर्भर करता है कि जो कुछ होता है उसके 
पहले ही और कुछ हुआ है या हो चुका है। मेरा अनुरोध है कि इस 
धारणा को आप अपने मन मे खूब स्पष्ट रखिये, कारण, जैसे ही हम 
प्रश्न करते हैं कि-यह घटना क्यो हुई, वैसे ही हम मान छेते -है कि 
सभी वस्तुओं को, सभी घठनाओं का एक क्‍्यों' रहता ही है| अपीत- 
उसके घटने के पहले और कुछ उसका पू्ेवर्ती रहेगा ही | इसी 
भूवेव्तिता और पखर्तिता को ही निमित्त अथवा ' कार्वकारणभाव * 
कहते हैं। और जो कुछे हम देखते, सुनते और अनुभव करते है? 
सर्प मे जगत का सभी कुछ, एक बार कारण और-एक बार कार्य 
उनता है। एक वस्तु अपने वाद आने वाली वस्तु का कारण बनती है 


१४४ शानयोग 


और वही वस्तु अंपनी प्र॒व॑बर्ती किसी अन्य वस्तु का काये भी है। इसी 
को कार्यकारण कहते है। यही हमारा स्थिर विश्वास है | हमारा विश्वास 
है कि जगत्‌ के प्रत्येक परमाणु का अन्य सभी वस्तुओं के साथ 
जैसा भी कुछ क्‍यों न हो, कोई न कोई सम्बन्ध रहता ही है । हमारी 
यह धारणा क्सि प्रकार से बन गई इस बात को लेकर बहुत वाद- 
विवाद हो चुके है। योरप में अनेक सहज प्राज्ञ ( ॥एए७ ) दारनिक 
है जिनका यह विश्वास है कि यह मानव जाति की स्वाभाविक धारणा 
है और बहुत से छोगों का विचार है कि यह धारणा अनुमवजनित है 
किन्तु इस प्रश्न की मीमांसा अमी तक हो नही पाई । वेदान्त इसकी 
क्या मीमांसा करता है यह हम बाद में देखेंगे। अतर्व पहले तो हमे 
यह समझना है कि “क्यों” का प्रश्न इस धारणा के ऊपर निर्भर 
रहता है कि इसके पूर्व कुछ हो चुका है और इसके बाद भी कुछ 
होगा । इसी प्रश्न में एक अन्य विख्वास भी अन्तर्निहित रहता है कि 
जगत्‌ का कोई भी पदाये स्वतंत्र नहीं है, सभी पदार्थों के ऊपर उनके 
बाहर स्थित अन्य कोई पदाथे भी काये कर सकता है | जगत्‌ के सभी 
पदार्थ इसी प्रकार परस्पर सापेक्ष है--एक दूसरे के आधीज़ हैं--कोई 
भी स्तंत्र नहीं है । जब हम कहते है कि “ ब्रह्म के ऊपर किस शक्ति 
ने कार्य किया? ” तब हम यह भूल करते है कि हम ब्रह्म को जगत्‌ के 
अन्तर्गत किसी वस्तु के समान मानबैठते है। यह. ग्रइन करते ही हमे यह 
अनुमान करना पड़ेगा कि वह ब्रह्म भी किसी अन्य वस्तु के आधीन 
हे--वह निरपेक्ष ब्रह्मसत्ता भी किसी अन्य वस्तु के द्वारा बद्ध है। 
अथात्‌ ब्रह्म, अथवा “ निरपेक्ष सत्त ” शब्द को हम जगत के समान 
समझते है | ऊपर बताई हुई रेखा के ऊपरतो देश-काछ-निमित्त 
है ही नहीं; कारण, वह एकमेवाद्वितीयमू-मन के अतीत वस्तु 


प्रह्म और जगत्‌ १४५- 


है। जो केवल अपने अस्तित्व में ख्यं ही प्रकाशित है, जो. 
एक मात्र, एकमेबाह्वितीयम्‌ है उसका कोई कारण हो ही नहीं सकता | 

जो मुक्तस्व॒माव है, खतंत्र है उसका कोई कारण नहीं हो सकता,. 
क्योंकि, ऐसा होने पर बह मुक्त नहीं, रहेगा, बद्ध हो जायग[। जिसके. 
भीतर आपेक्षिकता है वह कभी मुक्तस्रभाव नहीं हो सकता।£ 
अतएव अब आपने देख लिया कि अनन्त सान्‍त कैसे हुआ, यह 
प्रशन ही श्रमात्मक और स्तविरोधी है। 


यह सब सूक्ष्म विचार छोड़ कर सीधे सादे भाव से भी हम इस 
विषय को समझा सकते है | मान लो, हमने समझ डिया कि ब्रह्म किस 
प्रकार जगत्‌ हो गया, अनन्त किस प्रकार सान्‍्त हो गया, तब क्या 
त्रह्म ब्रह्म ही रह गया, और क्या अनन्त अनन्त-ही रह गया १ ऐसा. 
होने पर अनन्त सान्‍त ही हो गया | साधारण रूप से हम ज्ञान किसे, 
कहते है ? जो कोई विपय हमोरे मन के विषयीभत हो जाता है 
अथीत्‌ मन के द्वारा सीमाबद्ध हो जाता है वही हम जान सकते है, 
और जब वह हमारे मन के बाहर रहता है अथीत्‌ मन का विषय नहीं 
रहता तब हम उसे नहीं जान सकते। अब यह स्पष्ट हो गया कि. 
यदि यही अनन्त ब्रह्म मन के द्वारा सीमाबद्ध हो- गया तो फिर. अब 
वह अनन्त नहीं रहा, वह सान्‍त हो गया | मन के द्वारा जो कुछ भी 
सीमावद्ध है वह सभी ससीम है। अतएव, उसी “ब्रह्म को जानना! 
यह वात भी स्विरोधी ही है| इसीलिये इस प्रइन का उत्तर अब तक 
नहीं मिंछा; कारण, यदि उत्तर मिक्ठ जाय तो वह असीम नही रहेगा; 
श्र 'ज्ञातः हो जाय तो उसका ई्वरत्व नहीं रह सकता--वह - 
. हमार ह रे समान एक व्यक्ति हो जायगा-ह#स कुर्सी के समान एक 


१४६ ज्ञानयोग 


वस्तु बन जायगा। उसको जाना नहीं जा सकता, वह सबंदा ही 
अज्ञेय है। किन्तु तब भी भद्दितवादी कहते हैं: कि वह केव्रक क्षय: 
ही नहीं, उससे भी विशिष्ट और कुछ है| अब हमें इस बात को 
समझना होगा। आपको यह नहीं, समझना चाहिये कि अक्षेयवादियों 
के ईएबर के समान वह अज्ञेय है।. दृशन्त स्वरूप देखो--सामने यह 
कुर्सी है, उसे मैं जानता हूँ-वह मेरा ज्ञात पदाये है। और भाकाश ' 
के बाहर क्‍या है, वहाँ कुछ छोगो की बस्ती है कि नहीं, यह 
बात शायद विल्कुछ ही अकज्ञेय है | किन्तु इंख्बर इन दोनों पदार्थों की 
भौति जैय भी नहीं है और अज्ञेय भी नहीं | किन्तु इखर जिसे हम - 
“ज्ञात” कहते हैं उससे और भी कुछ अधिक ज्ञात है--ईश्बर को 
अज्ञात वा अक्षेय कहने से यही समझा जाता है, किन्तु जिस अर्थ में 
कुछ छोग कुछ प्रइनों को अज्ञात या अज्ञेय कहते हैं उस अथे मे 
नहों | ईशर ज्ञात से भी अधिक और कुछ है। यह कुर्सी हमारे लिये 
ज्ञात है, किन्तु हमारे लिये ईशंबर इससे भी अधिक ज्ञात है, कारण, 
पहले उसे जान कर--उसी के भीतर से--हमे' कुर्सी का ज्ञान प्राप्त 
करना होता है, क्योंकि वह साक्षी स्वरूप है, सभी ज्ञान का वह 
अनन्त साक्षी स्वरूप है | हम जो कुछ भी जानते है, पहले उसे 
जान कर--उसी के भीतर से--जान॑ते है। वही हमारी आत्मा का सार 
सत्ता खरूप है। वही वास्तविक 'अहं” है--वही ' अहं ” हमारे इस 

अह ' का सार सत्ता स्वरूप है; हम उस'' अहं ” के भीतर से जनि 
ब्रिना कुछ भी नहीं जान सकते; अतएब सभी कुछ हमे अह्य के 
भीतर से ही जानना पड़ेगा | अतएव इस कुर्सी को जानना होगा तो 
उसे ब्रह्म के भीतर से ही जानना होगा। अत ब्रह्म कुर्सी की 
अपेक्षा हमारे अधिक निकठ हुआ, किन्तु फिर भी वह हमारे निकट 


ब्रह्य और जगत्‌ १४७ 


होने से बहुत ऊँचे पर रह गया। ज्ञात मी नहीं, अज्ञात भी नहीं. 
किन्तु दोनों की अपेक्षा अनन्त गुना ऊँचा। वह तुम्हारा आत्म- 
स्रूप है। कौन इस जगत में एक क्षण भी जीवन धारण कर 
सकता, कौन इस जगत में एक क्षण को भी झ्ास-प्रख्नास के कार्य 
का निर्वाह कर पाता यदि वह आनन्दस्वरूप इसके प्रति-परमाणु में 
पत्रिराजमान न रहता ? कारण, उसी की शक्ति से हम खास-अख्ास 
का कार्य निवाहित करते हैं और उसी के अस्तिव से हमारा भी 
अस्तित्व है। वह कोई एक विशेष स्थान पर बेठकर हमारा रकक्‍त- 
सञज्चालन कर रहा है ऐसी वात नही है। तात्पय यही है कि वही 
समुदय जगत का सत्तास्वरूप है, वह हमारी आत्मा की भी आत्मा है; 
आप किसी प्रकार भी यह नहीं कह सकते कि आप उसे जानते हैं-- 
इससे उसको बहुत नीच गिराना हो जाता है। आप हृठात्‌ अपने भीतर से 
बाहर नहीं आसकते, अतएव आप उसे जान भी नहीं सकते। ज्ञान 
शब्द से ' विषयीकरण ” ( 09॥००४॥०४४०० )--स्तु को बाहर छाकर 
विषय की भौति ( ज्ञेय वस्तु की मेंति ) प्रत्यक्ष करना समझा जाता 
है| उदाहरण स्वरूप देखिये, स्मरण करने मे आप बहुतसी वस्तुओं 
को ' विषयीक्षत ? करते हैं--मानो आप अपने ही स्वरूप को वाहर 
ग्रक्षेप करते हैं! सभी प्रकार की स्मृति--जो कुछ मैंने देखा है और जो 
कुछ में जानता हूँ, सभी मेरे मन मे अवस्थित है | इन सभी वस्तुओं 
को छाप या चित्र मेरे भीतर मौजूद है। जब में उनके विपय में 
सोचने की इच्छा करता हूँ, उनको जानना चाहता हैँ तो पहले इन 
सत्र को मानो बाहर प्रक्षेप करना पड़ता है। ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसा 
करना असम्मत्र है, कारण वह हमारी आत्मा का आत्मा खरूप है 
तह वाहर प्र्षय नहों कर पाते। छान्दोग्य उपनिपद मे कहा 


१४८ ज्ञानयोग 


है स य एपो5णिमैतदात्म्यमिद सब तत्‌ स॒त्य॑ स आत्मा तत्वमसि 
रेतकेतो, ” जिसका अथे है, “वही सूक्ष्म स्वरूप जगत का कारण, 
सकल वस्तुओं का आत्मा, वही सत्य स्वरूप है, हे श्वेतकेतो, तुम वही 
हो।” यही 'तत्वमसि” वाक्य.वेद्वान्त में सत्र से अधिक पवित्र वाक्य-- 
महावाक्य--कहलाता है और इस प्रूवोक्त वाक्यांश के द्वारा 'तल्मसि' 
कावास्तविक अभ क्‍या है यह भी स्पष्ट हो गया। तुम्ही वह हो! इसके 
अतिरिक्त इईंख्बर की और किसी माषा द्वारा आप वर्णन नहीं कर सकते। 
भगवान को पिता, माता, माई या प्रिय मित्र कहने से उसको 'विषयीकृत ! 
करना पडता है--उसको बाहर छाकर देखना पड़ता है--जो कमी हो ही 
नहीं सकता | वह तो सभी विषयों का अनन्त विषयी है। जिस प्रकार 
मै जब इस कुर्सी को देखता हूँ तो मे कुर्सी का द्रष्ठ हूँ--भैं उसका 
विषयी हूँ, उसी प्रकार ईश्वर मेरी आत्मा का नित्य द्रष्टा है--नित्य ज्ञाता 
है--नित्य विषयी है। किस प्रकार आप उसको->अपनी आत्मा के 
अन्तरात्मा को--सब वस्तुओं की सार सत्ता को 'विषयीकृत” करेगे, 
बाहर छाकर देखेगे ! इसीलिये मै आप से फिर कहता हूँ कि ईखर 
ज्षेय भी नहीं है, अज्ञेय भी नहीं है, वह ज्ेय और अज्ञेय दोनों से 
अत्यन्त ऊँचा है--वह हमारे साथ अभिन्न है, ओर जो हमारे साथ एक 
है वह हमारे लिये ज्ञेय अथवा अंज्ञेय कुछ नहीं हो सकता, 
जैसे तुम्हारी आत्मा या मेरी आंत्मा ज्षेय अथवा अज्ञेय कुछ नहीं है। 
आप अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, आप उसे हिला डुछा नहीं 
सकते, न उसे “ विषय ” करके दृष्टिगोचर कर सकते हैं, कारण, आप 
स्वये वही हैं, आप अपने को उससे पृथक नहीं कर सकते। आप 
उसको अज्ञेय भी नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञेय कहते ही प्रथम 
उसे विषय बनाना पड़ेगा--और यह हो नहीं सकता। आप 


च्रह्म॑ आर जगत्‌ '१४९ 


अपने निकट ख्ये जितने परिचित या ज्ञात है उसस.अधिक कौन सी 
वस्तु आपको ज्ञात है : वास्तव में वह हमारे ज्ञान का केन्द्ररूप है। 
ठीक इसी प्रकार कह्य जा सकता है कि इशवर ज्ञात भी नही है, अज्ञात 
भी नहीं, वह इन दोनो की अपेक्षा अनन्त गुना ऊँचा है, कारण, 
वही हमारी आत्मा का अन्‍्तरात्मा स्वरूप है| 


अतएव हमने देखा कि पहल तो यह ग्रइन ही स्वविरोधी 

है कि पृर्णह्मतत्ता से जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और दूसरे, 
- हम यह भी देखते हर कि अद्वितवाद मे इश्वर वी धारणा यही एकक्‍त्व 
है--अतः हम उसको विपयीक्ृत नहीं कर सकते, कारण, जान 
वूझ्वकर या अनजाने, हम सदा ही उसी में जीवित और उसी मे 
रहकर समस्त कार्यकलाप करते है | हम जो कुछ भी करते हैं सब 
उसके भीतर से ही करते है। अब ग्रइन यह है कि देश-काल-निमित्त 
क्या है ! अद्वैतवाद का मम तो यही है कि एक ही वस्तु है, दो नहीं। 
"किन्तु फ़िर हम कहते है कि वही अनन्त ब्रह्म देश-काछ-निमित्त 
के आवरण के द्वारा नाना रूप में प्रकाशित हो रहा है। अतः अब 
यह मालूम होता है कि दो वस्तुये है, एक तो वह अनन्त बम 
और दूसरी देश-काल-निमित्त की समष्टि अथीत्‌ माया। आपाततः दो 
वस्तुये हैं, यही स्थिर सिद्धान्त माछम होता है। अद्वैतवादी इसका 
उत्तर देते-है कि वास्तव मे इस प्रकार दो नहीं हो सकते | यदि 
दो बस्तुयें मानेगे तो ब्रह्म की भेतिं---जिसंके ऊपर कोई निमित्त 
कार्य नहीं कर सकता--दो ख्वतन्त्र सत्ताये माननी पड़ेगी | ग्रथम 
तो काल, देश और निमित्त ये तीनों ही ख्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकतीं, 
काठ तो बिलकुछ ही ख्तन्त्र सत्ता नहीं है; हमारे मन के प्रत्येक 


१७५० ज्ञानयोग 


परिवर्तन के साथ उसका परिवर्तन होता है |, कभी कभी हम स्वप्न में 
देखते है कि हम कई वर्ष निरन्तर जी रहे है, और कभी कभी ऐसा 
बोध होता है कि कई मास एक ही क्षण में गुज़र गये है । 


अतएब हमने देखा कि काछ आपके मन की अवस्था के ऊपर परे 
रूप से निभेर रहता है। दूसरे, काल का ज्ञान कभी कभी बिलकुछ 
ही नही रहता, और फिर आ जाता है । देश के सम्बन्ध में भी यही 
बात है । हम देश का स्वरूप नहीं जान सकते | तथापि, उसका 
निर्दिष्ट छक्षण करना असम्मव होने पर भी वह है--इस बात को 
अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है--वह अन्य किसी पदार्थ से 
पृथक हो कर रह नहीं सकता । निमित्त अथवा कार्य-कारण भाव के 
सम्बन्ध मे भी यही बात है| इन देश, काल और निमित्त मे हम यही 
एक विशेषता देखते है कि ये अन्यान्य वस्तुओं से पृथक होकर नहीं 
रह सकते | आप खझुद्ध 'देश ” की कल्पना कीजिये कि जिसमे न 
को£ रंग है, न सीमा, चारों ओर रहने वाली किसी भी वस्तु से 
जिसका कोई संसग नहीं है। आप इसकी कल्पना कर ही नहीं 
सकते । आपको देश सम्बन्धी विचार करते ही दो सीमाओ के बीच 
अथवा तीन वस्तुओं के बीच स्थित देश की चिन्ता करनी होगी । 
अतः हमने देखा कि देश का अस्तित्व अन्य किसी वस्तु के ऊपर निर्भर 
रहता है। काल के सम्बन्ध मे भी यही बात है।शुद्ध काल के 
सम्बन्ध में आप कोई धारणा नहीं कर सकते । काल की धारणा करने 
पर आपको एक पत्ती और एक पखवर्ती घटना लेनी पड़ेगी और 
काल की धारणा के द्वारा उन दोनों को मिछाना होगा। जिस प्रकार 
देश बाहर रहने वाली दो वस्तुओं पर निर्भर रहता है इसी प्रकार 


ब्रह्म ओर जगत  हणर 


काल भी दो घटनाओं प्र निर्भर रहता -है-। और ' निमिच् * अथवा 
'क्रर्यकारण भाव” की धारणा इन देश और काछ के ऊपर 
निर्भर रहती है। “देश-काल-निमित्त ” इन सत्र के भीतर विशिषत्त 
यही है कि इनकी ख्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इस कुर्सी अथवा उस 
दीवार का जैसा अस्तित्व है उनका बैसा भी नहीं है। वे जैसे -सभी 
वस्तुओं के पीछे छगी हुई छाया के समान है, आप किसी प्रकार 
भी उन्हे पकड़ नहीं सकते। उनकी तो कोई सत्ता नहीं है--हम 
देख चुके है कि उनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है--अधिक 
से अधिक वे छाया के समान है। और, वे कुछ भी नही है यह 
भी नहीं कहा जा सकता; कारण, उन्हीं के द्वारा जगत्‌ का ग्रंकाश 
हो रहा है--ये तीनों मानो स्रभावतः ही मिल कर नाना रूपों की 
उत्पत्ति कर रहे है। अतरव पहले हमने देखा कि इन देश-काल- 
निभित्त की समष्टि का अस्तित्व भी नहीं है और वे बिलकुछ असत्‌ 
( अस्तित्र जून्य ) भी नहीं है| दूसरे, ये कमी कमी बिलकुल ही 
अन्तहिंत हो जाते है। उदाहरण स्वरूप समुद्र की तरंगों को 
लीजिये | तरग अवश्य ही समुद्र के साथ अमिन्न है तथापि हम 
उसको तरंग कइकर समुद्र से पृथक रूप में जानते हैं | इस विभिन्नता 
का कारण क्या है--नाम रूप | नाम अथीत्‌ उस वस्तु के सम्बन्ध 
में हमारे मन में जो एक धारणा रहती है; और रूप अथीत्‌ आकार । 
फिर क्‍या तरंग को समुद्र से विछकुछ- पथक रूप भे हम सोच 
सकते है ? कभी नहीं। वह सदा ही इसी समुद्र की धारणा के ऊपर 
निर्भर रहती है। यदि यह तरग चढी जाय, तो रूप भी अन्तहिंत हो गया, 
किन्तु यह रूप बिलकुछ ही श्रमात्मक था, यह वात नहीं। जब तक 
पह तरंग थी तव तक यह रूप था और आप को बाध्य होकर यह 


-श्षर शानयोग 


रूप देखना पडता था--यही माया है। अंतएव यह सम्॒द्य जगत्‌ 
उसी ब्रह्म का एक विशेष रूप है। ब्रह्म ही वह समुद्र है और 
तुम और में, सूये, तारे सभी उस समुद्र में विभिन्न तरंग मात्र है। 
तरंगों को समुद्र से परथक्ष कौन करता दे! वही रूप;' और वह 
रूप है केबछ देश-काढ-निमित्त | ये देश-कारू-निमित्त भी सम्पूर्ण 
रूप से इन तरंगो के ऊपर निर्भर रहते है। तरंगें जेसे ही चढ़ी 
जाती है वैसे ही ये भी अन्तहिंत हो जाते हैं। जीवात्मा ज्योंही 
इस माया का परित्याग कर देता है उसी समय उसके ढिये वह, 
अन्तहिंत हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। हमारी सभी 
चेशये इन देश-काढ-निमित्त के अतीत होने के लिये होनी चाहिंय | 
वे सदा ही हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं और हम 
सदा ही उनका ग्रास बनने से अपने को बचा रहे हैं। विद्वान 
छोग क्रमविकासवाद ( 76०7९ 0 #ए0](07 ) किसको कहते है ; 
इसके भीतर दो बाते है। एक तो यह कि एक प्रबछ अन्तर्निहित 
गूद् शक्ति अपने को प्रकाशित करने की चेश कर रही है और 
वाहर की अनेक धटनाये उसमे बाधा पहुँचाती है--आस पास की 
परिस्थितियां उसको प्रकाशित नहीं होने दे रही हैं। अतः इन 
परिस्थितियों से युद्ध करने के लिये यह शक्ति नये नये शरीर 
वारण कर रही है। एक क्षुद्रतम कीठाण उन्नत होने की चेश् मे 
एक और शरीर धारण करता है एवं कितनी ही बाधाओं को पराजित 
करके रहता है, और इसी प्रकार मिन्न भिन्न शरीर धारण करते 
हय अन्त में मनुष्य रूप में परिणत हो जाता है| अब यदि इसी 
ते को उसके स्वाभात्रिक चरम सिद्धान्त पर छे जाया जाय 
तो यह अबस्य स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा समय आयेगा जब 


प्रह्म ओर जगत ; १३ 


कि जो शक्ति कीठाणु के भीतर क्रीडा कर रही थी और जो अन्त 

में मनुष्य के रूप में परिणत हो गई वह सभी बाधाओ को अति- 
क्रमण करेगी, बाहर की घटनाये उसको फिर बाघा नहीं पहुँचा 
'पायेगी | इसी वात को दाइनिक भाषा में इस प्रकार कहना होगा-- 
ग्त्येक काये के दो अश होते हैं; एक विषयी, दूसरा विषय | एक 
व्यक्ति ने मेरा तिरस्कार किया, मेंने अपने,को दुःखी अनुभव किया-- 
यहों भी ये ही दो बाते है, और हमारे सारे जीवन की चेष्टा क्‍या 
है! यही नकि अपने मन को इतनी दूर तक सर कर लेना 
, कि जिससे बाहर की परिस्थितियों पर हम अपना आधिपत्य कर 
सके, अथीत्‌ उनके द्वारा हमारा तिरस्कार होने .पर भी हम किसी 
कष्ट का अनुभव न करे | इसी प्रकार हम प्रकृति को पराजित करने 
की चेंश कर रहे है।नीति का अथे क्‍या है? “अपने ' को 
, इंढ़ करना--उसे ऋमश: सभी प्रकार की परिस्थितियों को सहन 
' कराना, जैसे आपका विज्ञान कहता है कि कुछ समय के बाद 
मजुष्य-शरीर सभी अवस्थाओ को सहन करने में समर्थ होगा, और 
यदि विज्ञान की यह बात सत्य हो तो हमारे दर्शन का यही सिद्धान्त 
(अथात्‌ एक ऐसा समय आयेगा जब हम सभी परिस्थितियों 
के ऊपर ब्रिजय प्राप्त कर सकेंगे) आकाटय युक्तित पर स्थापित 
हो गया, यही कहना पड़ेगा; कारण, भ्रक्ृति सीमित है | 


यह वात भी अब समझनी होगी कि प्रकृति ससीम है। 
 अह्ति ससीम है, कैसे जाना ! दर्शन के द्वारा यह जाना जाता है 
कि प्रकृति उसे अनन्त का ही सीमावद्ध भाव मात्र है। अतएव वह 
' सीमित है | अतएव एक 'समय ऐसा आयेगा जब हम बाहर की परि- 


"१०७ शानयाग 


स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकेगे। उनको पराजित करने का उपाय 
क्या है ? वास्तव में तो हम बाहर के विषयों में परिवर्तन उत्पन्नःकरके 
उनके ऊपर विजय ग्राप्त कर नहीं पाते। छोटी सी मछछी जल 
मे रहने वाले अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती!है। किस 
प्रकार वह इस कार्य को करती है ! आकाश मे उड़ कर, पक्षी बन 
कर | मछढी ने जरू अथवा वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया--जो 
कुछ भी परिवतिन हुआ वह उसके अपने अन्दर ही हुआ | परिवर्तन 
सदा “अपने ' अन्दर ही होता है। इसी प्रकार हम देखते है कि 
समस्त क्रमविकास मे परिवर्तन ( अपने ” अन्दर ही होते होते, प्रकृति 
पर विजय प्राप्त हो रही है। इसी तत्व का धर्म और नीति में प्रयोग करो 
तो दखोंगे कि यहां भी “अशुभजय ” “अपने ” भीतर पणिजर्तन के 
द्वारा ही साधित हो रही है। सभी कुछ ' अपने ” ऊपर निर्भर रहता 
है। यह ' अपने ” के ऊपर जोर डालना ही अश्वैतवाद की वास्तविक 
दंढ भूमि है। “अशुभ, दुःख” यह सब बात कहना ही मूल है, 
कारण, बहिजगत्‌ मे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्रोध के 
कारणों के बार बार होने पर भी इन सब घटनाओं मे स्थिर 
भाव से रहने का यदि हमे अम्यास होजाय, तो हमारे अन्दर 
क्रोध का उद्धेक कमी नहीं होगा। इसी प्रकार छोग मुन्नसे 
चाहे कितनी ही घृणा करे, यदि मै उसका अपने पर प्रभाव 
नही छेता, तो मे भी उनके प्रति धृणाभाव उत्पन्न नहीं होगा। 
इसी प्रकार ' अशुभजय ” करना पड़ता है-- अपनी ? उन्नति का 
साधन करके। अतएवं आप देखते है कि अद्वैतवाद ही एकमात्र 
ऐसा धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धान्तों के साथ भौतिक 
और आध्यान्निक दोनों ही दिशाओं मे मिर जाता है, इतना ही 


ब्रह्म और जगत श्षप्‌ 


नही बरन्‌ इन सभी सिद्धान्तों से भी उच्चतर सिद्धान्तों को स्थापित 
करता है और इसी कारण से यह आधुनिक वैज्ञानिकों को बहुत 
भाता है। वे देखते है कि प्राचीन द्वेतवादी धमें उनके लिये पयोप्त 
नहीं है, उनसे उनकी ज्ञान की भूख नहीं मिटती। किन्तु इस 
अद्वेतवाद मे उनके ज्ञान की भूख" मिठती है। केवल दृद विज्वास 
रहने से ही मनुष्य का काम नहीं चढेगा, ऐसा विश्वास होना चाहिये 
जिससे उसकी बज्ञानवृद्धि चरितार्थ हो | यदि मनुष्य-सें जो कुछ 
वह देखे उसी पर विख्वास करने को कहा जाय तो वह शीघ्र ही 
पागछखाने में चछा जायगा। एक बार एक महिला ने मेरे पास 
एक पुस्तक भेजी--उसमे लिखा था, सभी बातों पर विद्वास करना 
उचित है| उसमे यह भी लिखा था कि मनुष्य की आत्मा अथवा इस 
प्रकार की अन्य किसी वस्तु का अस्तिल ही नहीं है। किन्तु सगे 
में देव-देवियाँ हैं और एक प्रकाश का सूत्र हममे से प्रत्येक के मस्तक 
के साथ स्वर का संयोग कर रहा है| छेखिका को इन सब वातो 
का पता कैसे छगा उन्होने प्रत्यादिष्ट होकर इन सब तत्वो को 
जाना था ओर उन्होने मुझसे भी इनपर विश्वास करने को कहा 
था। जब मैंने उनकी इन स॒व बातो पर विश्वास करना अस्वीकार 
कर दिया तब उन्हीने कहा--“ तुम अवश्य ही बड़े दराचारी हो--- 
तुम्हारे लिये अब कोई आशा नहीं है। ” जो भी हो, इस उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग मे भी हमारे बाप-दादा से आया हुआ 
पे ही एक मात्र सत्य है, अन्य जिस किसी स्थान में जिस-किसी 
भी धम का प्रचार हो रहा है वह अवश्य ही मिथ्या है--..इस प्रकार 

दुवक्ताये है---ये दुर्बहताये दूर करनी होंगी। 


१५६ शानयोग 
मैं यह नहीं कहता कि यह ढुबंढता केवल इसी देश में ( इंग्लैण्ड में 
है-यह सभी देशों में हैं और जैसी मेरे देश में है वैसी तो कहीं 
भी नहीं है--और यह वहुत- ही भयानक रूप में है। इसीलिये 
अद्वैतवाद का प्रचार सावारण छोगों में कभी होने नहीं दिया गया । 
संन्यासी छोग अरण्य (वन ) मे.इसकी साधना करते थे, इसी 
'कारण वेदान्त का एक नाम “ आरण्यक ? भी था। अन्त में भगवान 
की छपा से बुद्ध देव ने आकर सर्व साधारण छोगों के बीच इसका 
प्रचार किया, उस समय समस्त जाति बोद्ध धर्म से जाग उठी । 
बहुत समय के वाद जब नास्तिकों ने समस्त जाति को बस करने 
की फिर चेश की तब ज्ञानियों ने समझा कि भारत की नास्तिकता 
के अन्धकार को दूर करने के छिये एक मात्र उपाय यही धर्म है। 
दो वार इसने नास्तिकता से भारत की रक्षा की है। पहले, बुद्धंदेव 
के आने से पू्र नात्तिकता अति प्रवछ हो उठी थी--योरोप अमेरिका 
के विद्वानों में आजक्रक जैसी नास्तिकता है वैसी नहीं; बह इससे 
भी भयड्डजर नास्तिकता थी। में एक प्रकार का नास्तिक हूँ, कारण 
मेरा विश्वास है कि केबछ पदाथे काहदी अस्तित है। आधुनिक 
- वैज्ञानिक नात्तिक भी यही कहते हैं, किन्तु वे उसे “ जड़ ! नाम 
से पुकारते है और में उसे “ ब्रह्म ” कहता हैूँ। ये “ जड़वादी 'नास्तिक 
कहते हैं, इसी “जड़ ' से ही मनुष्य की आशा, भरोसा, धर्म सभी कुछ हैं। 
में कहता हूँ, श्रह्म' से ही सब कुछ हुआ है ।में इस ग्रकार की नास्तिकता 
की बात नहीं कह रहा हैँ, में चाबाकी के मत की वात कह रहा ह--खाओ, 
पिओो, मौज उड़ाओ; ईइबर, आत्मा या स्वर्ग कुछ भी नहीं है, धर्म 
कुछ धूत दुए पुरोहितो की कव्पना मात्र है--यावज्जीवेत सुख जीवेत्‌ 
: ऋण कूत्वा घृत॑ पफवित्‌।! इस प्रकार की नास्तिकता बुद्धंदेव 


ब्रह्म और जगत्‌ श्णुछे 


के आविभीव के पूर्त इतनी बढ़ गई थी कि उंसका एक नाम हो गया 
«८ छोकायत दशन '। इस प्रकार वी अवस्था मे बुद्धंदेव ने आकर 
साधारण छोगों में वेदान्त का प्रचार करके भारतबष की रक्षा की। 
बुद्धंदेव के तिरोधान के ठीक एक हजार वर्ष परचात्‌ फिर इसी प्रकार , 
की बात हुईं। चण्डाल भी बोद्ध होने छगे। नानाविध विभिन्न 
जातियों बौद्ध होने छगी | अनेक लोग अति त्तीच जाति के होते हुये 
भी वौद्ध धर्म ग्रहण करके बडे सदाचारी बन गये | किन्तु इनमे नाना 
प्रकार के कुरसस्कार थे--नाना प्रकार के ठोने ठोटके, मंत्र तंत्र और 
भूत-देवताओं में विख्वास था | वौद्ध धर्म के प्रभाव से ये बातें" कुछ 
दिनों तक अवश्य दबी रही | किन्‍्तु वे फिर प्रकट हो पडी | अन्त में” 
भारतवर्ष के वौद्ध धर्म में नाना प्रकार के विषयों की खिचड़ी-हो गई । 
उस समय किर से नास्तिकता के बादलों से भारत का आकाश ढक, 
गया--अच्छे परिवार के छोग स्वेच्छाचारी और साधारण छोग 
कुसंस्कारी हो गये। ऐसे समय में शंकराचार्य ने उठ कर फिर 
सें वेदान्त की ज्योति को जगाया। उन्होने उसका एक युक्ति- 
संगत विचारपृण दशन के रूप मे प्रचार किया। उपनिषदों मे विचार- 
भाग बड़ा ही अस्फुट है | बुद्धदेव ने उपनिषदों के नीति-भाग के 
ऊपर खुब जोर दिया था, शंकराचार्य ने उनके जान-भाग के ऊपर 
अधिक ज़ोर दिया। उनके द्वारा उपनिषदों के सिद्धान्त थुक्ति और 
विचार के द्वारा प्रमाणित और ग्रणाढीबद्ध रूप मे छोगों के 
समक्ष स्थापित हुए हैं | योरोप मे भी आजकल ठीक पही 
अवस्था उपस्थित है | इन नास्तिकों की मुक्ति के छिये--वे जिस- 
भें विज्ञास करें इसके छिये--आप सारे संसार को इकट्ठा 
करके प्रार्थना करे किन्तु वे विस्वास नहीं करेंगे; वे युक्ति चाहते 


१५८ जश्ञानयोग 


हैं। अतः योरोप की मुक्ति इस समय इसी विचार द्वारा पवित्र 
हुये धर्म अद्वेतवाद के ,ऊपर निर्भर है; और एक मात्र यही अद्वेतवाद, 
यह निर्गुण ब्रह्म का भाव ही विद्वानों के ऊपर प्रभाव डाढ सकता 
है। जब कमी धरम लुप्त होने का उपक्रम होता है और अपर्म का 
अम्युत्यान होता है तभी इसका आविभाव होंता है। इसीलिये 
योरोप और अमेरिका में प्रवेश प्राप्त कर यह इद्मूछ होता 
जा रहा है। 


इसमे केबल एक बात और जोड़ देनी होगी । प्राचीन उप- 
निपद्‌ बड़े उच्च कवित्व से पूर्ण हैं। उपनिषदों के वक्ता ऋषि छोग 
महाकबि थे | आपको अबश्य ही याद होगा कि प्लेटो ने कहा है:-- 
कवित्व के द्वारा भी जगत्‌ में अछोकिक सत्य का प्रकाश होता है। 
मानों कविल द्वारा उच्चतम सत्यों को जगत्‌ को देने के लिये 
विधाता ने साधारण मनुष्यों से बहुत ऊँची पदवी पर आरूद्ध कवियों 
के रूप मे उपनिपदों के ऋषियों की सृष्टि की थी। वे प्रचार भी 
नही करते थें अथवा दाशनिक विचार भी नहीं करते ये और लिखते मी 
नही थे। उनके हृदय के ज्वरने से संगीत का फुहारा बहता था । उसके 
बाद बुद्धृदेव में हम देखते है---हृदय अनन्त सहनशक्ति वाढा---उन्होंने 
धर्म को सब साधारणोपयोगी बनां कर प्रचार किया । असाधारण 
धीशक्तिसम्पन्न शेकराचाय ने उसको ज्ञान के प्रखर आढोक में 
प्रकाशित किया | हमको अब चाहिये कि इस ग्रखर ज्ञान-सूरय के साथ 
बुद्धदेच के इस अदभुत हृदय--इस अदभुत प्रेम और दया को, सम्मि- 
ढित करें | अत्यन्त ऊँचे दाशनिक भाव भी इसमे रहें, यह विचारपूत 
हो और साथ ही साथ इसमे उच्च हृदय, प्रबरछ प्रेम और 


ब्रह्म ओर जगत्‌ श्ण९: 


दया का योग रहें | तमी मणि और काञज्चन का योग होगा, 
तभी विज्ञान और धर्म एक दूसरे को सहयोग देगे। यही- 
भविष्य में धर्म होगा और यदि हम इसकी ठीक ठीक के सके तो 
यह निःचयपूर्षक्त कहा जा सकता है कि यह सभी काढ और 
अवस्थाओं के लिये उपयोगी होगा | यदि आप घर जाकर स्थिर भाव . 
स विचार करें तो देखगे कि सभी विज्ञानों मे कुछ न कुछ न्रुटि है। 
किन्तु ऐसा होने पर भी यह निश्चय जानिये कि आधुनिक विज्ञान 
को इसी एक मार्ग पर आना पडेगा-पड़ेगा क्यों--बह तो अभी भी 
इस ओर आ रहा है। जब कोई वड़ा वैज्ञानिक कहेता है कि सभी 

उस एक शक्ति का विकास है तब क्‍या आपके मन में नहीं 
आता कि उस समय वे उपनिपदो मे वर्णित उसी ब्रह्म की महिमा का. 
कीर्तन करते हैं 


अग्निययैको भुवन ग्रविष्टों रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिएच ॥| 
कठोपनिपद, १९ 


४ जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत मे . प्रविष्ट हो कर नाना 
रूपों में प्रकट होती है उसी प्रकार वह सब जीबों का अन्तरात्मा एक 
ब्रह्म नाना रूपो में प्रकाशित हो रहा है और.बह जगत के बाहर भी 
है। ” तबिज्ञान किस ओर जा रहा है, क्या आप नही समन्न रहे है 
हिन्दू जाति मनस्तत्व की आछोचना करते करते दर्शन के द्वारा आगे 
वढी थी। योरोपीय जातियों बाह्य प्रकृति की आलोचना करते करते 
अग्रसर हुईं | अब दोनों एक स्थान पर पहुँच रहे हैं।। मनस्तत्व के 
भीतर होकर हम उसी एक अनन्त सार्वभौमिक रुत्ता में पहुँच रहे है-- 


१६० शानयोग 


जो सब वस्तुओं की अन्तरात्मा स्वरूप है, जो सब का सार और सभी 
वस्तुओं का संत्यस्वरूप है, जो नित्यमुक्त, नित्यानंद और नित्यसत्तास्वरूप 
है। बाह्य विज्ञान के द्वारा भी हम उसी एक तक्त पर पहुँचते है | यह 
समस्त जगद्मपञ्च उसी एक का विकास है--बह जगत्‌ में जो कुछ 
भी है उस सब का समष्टि स्ररूप है। और समग्र मानवजाति मुक्ति 
की ओर अग्रसर हो रही है, बन्धन की ओर वह कभी जा ही नहीं 
सकती । मनुष्य नीतिपरायण क्‍यों हो ? क्योंकि नीति ही मुक्ति का 
और दुर्नीति बन्धन का मागे है | 


अद्वेतववाद का एक और विशेषत्व यह है कि अद्वैत सिद्धान्त 
अपने आरम्म काल से ही अन्य धर्मों या मतों को तोड़ फोड़ कर फँक 
देने की चेश्ट नहीं करता। अद्वेतववाद का एक और महत्व यह है 
कि यह प्रचार करना महान्‌ साहस का काये है कि-- 


न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कमैसंगिनाम्‌ | 
जोषयेत्‌ सर्वेकमोणि विद्वान्‌ युक्त: समाचरन्‌ ॥ 
गीता, ३। २६ 


“ ज्ञनी छोगों को अन्न अतएव कम में आसक्त व्यक्तियों में 
बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिये, विद्वान व्यक्ति को स्त्रय युक्त 
रह कर उन छोगों को सब प्रकार के कम में नियुक्त करना 
चाहिये | !? 


अद्वेताद यही कहता है--किसी की बुद्धि को बिचलित मत 

करो, किन्तु सभी को उच्च से उच्चतर मागे पर जाने में सहायता 
चर 

करो | अद्वैतवाद जिस इंद्र का ग्रचार करता है वह समस्त जगत 


च्रह्म ओर जगत्‌ १६१ 


का समष्टि स्वरूप है; यदि यह मत सत्य है तो यह अदृश्य ही सब 
मतों को अपने विशारू उदर मे ग्रहण कर छेगा। यदि ऐसा कोई 
सावेजनीन धर्म है जिसका लक्ष्य सबको ग्रहण करना हो, तो उसका 
केवछ कुछ छोगों के ग्रहण करने योग्य ईखर का एक विशेष भाव 
से ग्रचार करने से काम नहीं चढेगा, उसमे सब्र भावों की सममष्टि 
होना आवश्यक है। अन्य किसी मत मे यह समष्टि का भाव उतना 
परिस्फुटित नही है, फिर भी वे सभी उसी समष्टि की प्राप्ति की चेश कर 
- रहे है। विशेष विशेष भावों का अस्तित्व केवल इसीलिये है कि थे 
सदा ही समष्टि बनने की चेष्टा करते रहते है। इसीलिये अद्वैतवाद के 
साथ भारतवंष के किसी भी सम्प्रदाय का पहले सें ही कोई विरोध 
नही था | भारत मे आजकल भी अनेक द्वेतवादी है, जिनकी संख्या 
भी अत्यधिक है। इसका कारण हे, अरिक्षित छोगों के मन में स्वभावतः 
देतवाद का उदय होता है। द्वैतवादी कहते है कि यही जगत्‌ की एक 
विछकुछ स्व्राभाविक व्याख्या है, किन्तु इन द्वैतवादियों के साथ अद्दैत- 
. वादियों का कोई विवाद नहीं है | द्वैतवादी कहते है, “ ईख़र जगत के 
बाहर है, वह स्त्रगें के बीच एक विशेष स्थान में रहता है।” अद्वैतवादी 
कहते है, “ जगत्‌ का ईखर उसका अपना ही अन्‍्तरात्मा-सरूप है 
उसको दूखती कहना ही नास्तिकता है। उसको स्वर में अथवा अन्य 
किसी दूखर्ती प्रदेश में अबस्थित किस प्रकार कहते हो ? उससे पृथक 
होने का भाव मन में छाना भी मयासक है! वह तो अन्यान्य स॒ब 
वस्तुओं से हमारे अधिक निकट है। ' तुम्ही चह हो '--इस एकत्व 
सूचक व्राक्य को छोड़ किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द 
नहीं है जिसके द्वारा उसकी निकटता प्रकट की जा सके। 
जिस प्रकार द्वेतवादी उद्वैतबादियों की वातो से डरते है और उसे 


१६२ शानयोग 


नास्तिकता कहते है, अद्देतवादी भी उसी प्रकार द्वैतवादियों की बातों 
से डरते और कहते है कि मनुष्य किस प्रकार उसको (इश्वर को ) 
अपनी ज्ञेय वस्तु समझने का साहस करता है ? ऐसा होने पर भी वे 
जानते है कि धर्मजगत्‌ मे द्वैतवाद का स्थान कहों पर है--वे जानत 
है कि द्वेतवादी अपने दृष्टिकोण से ठीक ही बात कहते हैं, अतः उनसे 
उनका कोई विवाद नहीं। जब तक वे समष्टिभाव से न देख कर 
व्यष्टि भाव से देखते है तब तक उन्हें अवश्य ही “अनेक” देखना 
पड़ेगा | व्यष्टि भाव की ओर से देखने पर उन्हें अवश्य ही भगवान 
को बाहर देखना पंडेगा--ऐसा न हो, यह हो ही नही सकता । वे 
कहेत हैं“ हमे अपने मत में ही रहने दो ।” फिर भी अद्वतवादी 
जानेत है कि द्वेतवादियों के मत में चाहे कितनी ही असम्पृर्णता क्यों 
न हो, वे सभी उसी एक छक्ष्य की ओर जा रहे है। इसी स्थान पर 
उनका द्वैतवादियों के साथ पूरा मतभेद है। संसार के सभी द्वैतवादी 
स््रभावत: ही एक ऐसे सगुण ईंख़र में विश्वास करते है जो एक उच्च 
शक्तिसम्पन्न मनुष्यमात्र है, और जिस प्रकार मनुष्य के कुछ प्रिय 
पात्र होते हैं, तथा कुछ अप्रिय पात्र, उसी प्रकार द्वैतवादियों के ईश्वर 
के भी होते हैं। वह बिना किसी कारण के ही किसी से तो सन्तुष्ट 
है, किसी से विरक्‍त। आप देखेगे कि सभी जातियों में ऐसे छोग 
कितने ही है जो कहते हैं--. हम ईखर के अन्तरंग प्रिय पात्र है 
और कोई नहीं; यदि अनुतप्त हृदय से हमारी शरण मे आओ तभी 
हमारा ईंइबर तुम पर कृपा करेगा । ” और कितने ही द्वैतवादी ऐसे 
हैं, जिनका मत और भी भयानक है। वे कहते है---“ ईंड्बर जिनके ग्रति 
दयाछु है, जो उसके अन्‍्तरंग हैं, वे पहले से ही ईखर द्वारा * निर्दिष्ट! 
है--और कोई यदि मांथा फोड़ कर भी मर जाय तो भी इस अन्तरग 


च्रह्म ओर जगत्‌ १६३: 


दछ के बीच प्रवेश नहीं पा सकता |” आप मुझे ऐसा कोई मी द्वैत-- 
वादात्मक धर्म बता दीजिये जिसके भीतर यह संकीणता नहीं है। 
इसी कारण से ये सव धर्म सदा ही परस्पर युद्ध करते रहेंगे और 
करते रहे है। और ये द्वेतवादी धम सदा ही छोकप्रिय होते हैं, क्योकि 
अशिक्षितों के भाव सदा ही छोकप्रिय होते है। द्वैतवादी समझते है 
कि एक दण्डघारी ई्र के बिना किसी प्रकार की नीति ठहर ही नही 
सकती | मानो एक छकड़ा गाड़ी का धोडा व्याख्यान देना प्रारम्भ 
करता है| वह कहेगा--“ रून्दन के छोग बड़े खराव हैं; कारण वे हमें 
नित्यप्रति कोडे नहीं मारते। ” वह स्रयं चाबुक खाने मे अम्यस्त हो 
गया है| इससे अधिक वह और क्या समझ सकता है! किन्तु वास्तव 
में चाबुक की मार से छोग और भी खराब हो जाते है। गहरी 
चिन्ता करने मे असम छोग सभी देशो में द्वैतवादी हो जांते है। 
वेचारे गरीबों पर सद्रा ही अत्याचार होता रहा है। अतः उनकी 
मुक्ति की धारणा केबल इस दण्ड से मुक्ति पाना है। 
दूसरी ओर हम यह भी जानेत है कि सभी देशों के चिन्ताशीछ 
महापुरुषों ने इसी निर्गुणत्रह्ममात को लेकर ही काये किया है।इसी भाव 
से भरकर इंसामसीह ने कहा है-'मै और मेरा पिता एक है।' इसी प्रकार का 
व्यक्ति लाखो व्यक्तियों मे शक्तिसज्चार करने में समभे होता है। यही 
शक्ति सहस्नों वर्ष तक मनुष्यों के ग्राणों में जुम॒प्रित्राण देने वाली 
राक्ति का संचार करती है। और हम यह भी जानते हैं कि ये महा- 
पुरुष अद्वतबादी थे, इसीलिये दूसरों के' प्रति दयाशीछ ये। उन्होने 
साधारण लोगो को “ हमारा स्वगैस्थ पिता ” की शिक्षा टी थी। साधा- 
रण लोग,जो सगुण ईश्वर से उच्चतर अन्य किसी भाव को धारण 
नहीं कर सकते थे उन्होंने उनको अपने सम मे रहने वाले पिता से 


१६३ क्ुनयोग 


ग्रार्यना करना सिखाया । किन्तु यह भी कहा कि ' जब समय आयेगा 
तो तुम देखोगे कि में तुम्हीं मे हूँ, और तुम मुन्षम हो, जिससे तुम सभी 
उस पिता के साथ एक हो सकोगे जिस प्रकार में और मेरे पिता अभिन्‍न 
है।' बुद्धंदेब देवता, ईख़र आदि को विशेष नहीं मानते थे। साधारण 
छोग उनको नास्तिक कहते ये किन्तु वे एक साधारण बकरी के छिये प्राण 
तक देने को प्रस्तुत थे। उन्ही बुद्धदेव ने, जो नीति मनुष्य-जाति के लिये 
सर्ताच्च ग्रहणीय हो सकती है, उसका ग्रचार किया था। जहाँ कहां 
भी आप किसी प्रकार का नीति-विधान पायेंगे, वहीं देखेंगे कि उनका 
प्रभाव, उनका ग्रकाश जगमगा रहा है। जगत्‌ के इन सब उच्च- 
हृदय व्यक्तियों को आप किसी सद्ठीण दायरे में बॉध कर नहीं 
रख सकते, विशेषतः आज, जब कि मनुष्य जाति के इतिहास में एक 
ऐसा समय आ गया है और सब ग्रकार के ज्ञान की ऐसी उन्नति हुई 
है जिसकी सो वर्ष पू् स्वप्न मे भी कल्पना न थी, यहाँ तक कि 
पचास वर्ष पर्व जो किसीने स्वप्त में भी नहीं सोचा था, ऐसे सभी 

प्रकार के वैज्ञानिक जान का ज्ञोत वह चढा है। ऐसे समय में क्‍या 
लोगो को अब भी इस प्रकार के सद्डीण भावों में आबद्ध करके रखा 
जा सकता है ? हों, छोंग यदि विछकुछ ही पश्चुतुल्य चिन्ताहीन जड़ 
पदाय॑ के समान हों जायें तो यह सम्भव है। इस समय आवश्य- 
दाता है उच्चतम ज्ञान के साथ उच्चतम हगय, अनन्त ज्ञान के साथ 
अनन्त ग्रेम का योग करने की। अत््व वेदान्ती कहते है, उस 
अनन्त सच के साथ एकीमृत होना ही एक मात्र धर्म है, और वे 
भगवान को केबछ इतना ही वतछाते ह--अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, 

नन्‍्त आनन्द; और वे कहते है कि ये तीनों एक है। ज्ञान और 
आनन्द्र के बिना सत्ता कभी रह ही नहीं सकती। हमे यही सम्मेलन 


ब्रह्म ओर जगत्‌ १६५ 


चाहिये--इस अनन्त सत्ता, ज्ञान और आनन्द की चरम उन्नति-- 
एकदेशीय उन्नति नहीं | हमे चाहिये सभी बातों की समान उन्नति। 
बुद्धदेव के समान महान्‌ हूय के साथ महान्‌ ज्ञान का योग होना 
सम्भव है। में आशा करता हूं , हम समी उस एक लक्ष्य पर पहुँचने 
की ग्राणपण से चेश करेंगे | 


८, जगत 
( बहिजगतू ) 


. झुन्दर पृष्पराशि चारों ओर सुगन्ध फैला रही है, प्रभात का 
सूर्य अत्यन्त सुन्दर रक्‍्तवर्ण होकर उदित हो रहा है। प्रकृति नाना 
प्रकार के विचित्र रंगो से सजकर शोभायमान हो रही है, समस्त 
जगतृत्रह्लाण्ड सुन्दर है, और मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है तभी 
से इसका भोग कर रहा है। पर्व॑तमालाये गम्भीर भावव्यंजक एच भय 
उत्पन करनेवाली हैं, प्रबल बेग से समुद्र की ओर बहने वाली नदियों, 
पदचिन्हों से रहित मर देश, अनन्त अंसीम सागर, तारो से भरा 
आकाश, ये सभी गम्भीर भावों से परूंणं और भयोद्दीपक है--फिर भी 
मनोहर हैं | प्रकृति शब्द से कही जानेवाली सभी सत्ताये अति- 
प्राचीन, स्मृति-पथ के अतीत काल से मनुष्य के मन के ऊपर कार्य 
कर रही है, वे मनुष्य की विचारधारा के ऊपर क्रमश: प्रभाव बढ़ा 
रही है और इस प्रभाव की प्रतिक्रिया रूप मे क्रमशः मनुष्य के हृदय 
मे यह प्रश्न उठ रहा है कि यह सब्र क्‍या है और इसकी उत्पत्ति 
क्ग से हुईं ? अति प्राचीन मानव-रचना वेद के ग्राचीन भाग में भी 
इसी प्रश्न की जिज्ञासा हम देखेत है। यह सब कहाँ से आया ? 
जिस समय अस्ति, नास्ति कुछ भी नहीं था, जब अन्धकार अन्धकार 
संढका हुआ था तब किसने इस जगत का सजन किया * कैरे 
किया ? कौन इस रहस्य को जानता है ? आज तक यही प्रश्न चला 
आ रहा है। छाखो बार इसका उत्तर देने की चेश की गई है, किन्तु 


जगत्‌ १६९७ 


फिर भी छाखों बार उसका उत्तर पुनः देना पड़ेगा। ये सभी उत्तर 
भ्रमपूर्ण हो, ऐसी वात नहीं है। प्रत्येक उत्तर में कुछ न कुछ सत्य अवश्य 
है--काठचक्र के साथ साथ इस सत्य का भी क्रमश: बढ बढ़ंगा। 

मैने भारत के प्राचीन दाशनिको के निकट इस प्रश्न का जो उत्तर 
संग्रह किया है, उसको आजकल के मानवीय ज्ञान के साथ मिला कर 
आपके सामने रखने की चेश करूँगा | 


हम देखते है कि इस ग्राचीनतम ग्रइन के कई विपय पढले से 
ही विदित ये । प्रथम तो--/ जब अस्ति नास्ति कुछ भी नहीं था ”-- 
इस प्राचीन वैदिक वाक्य से प्रमाणित होता है कि एक समय जगत्‌ 
नही था--ये ग्रह नक्षत्र, हमारी धरती माता, सागर, महासागर, 
नदी, रालमाला, नगर, ग्राम, मानवजाति, अन्य ग्राणी, उद्धिद, पक्षी, 
यह अनन्त प्रकार की सष्टि, एक समय था जब यह नहीं थी--यह 
बात पहले से ही माठ्म थी | क्‍या हम इस विषय में नि'सन्देह है ! 
यह सिद्धान्त किस प्रकार प्राप्त हो गया यह समझने की हम चेष्टा 
करेंगे। मनुष्य अपने चारो ओर क्या देखता है * एक छोटे से उद्धिद 
को ही छीजिये। मनुष्य देखता है कि उद्धिद धीरे धीरे मिट्टी को हटा 
कर उठत। है, अन्त में बढ़ते बढ़ते एक विशाल वक्ष हो जाता है 
फ़िर वह मर जाता है--केवछ वीज छोड़ जाता है, मानो वह धूम 
फिर कर एक वृत्त को पूरा करता है। बीज से ही वह निकलता है 
फिर वृक्ष हो जाता है और उसके वाद फिर बीज मे ही परिणत हो 
जाता है। पक्षी को देखिये, किस प्रकार वह अण्डे में से निकलता 
ह, छुन्दर पक्षी का रूप धारण करता है, कुछ दिन जीवित रहता 
है, अन्त में मर जाता है, और छोड़ जाता है अन्य कई अण्डे अथीत्‌ 


5६८ ज्ञानयाोग 


भविष्य के पक्षियों के बीज । तियग्जातियों के सम्बन्ध में भी इसी 
प्रकार होता है और मनुष्य के सम्बन्ध में भी | प्रत्येक पदाये के ही 
जैसे कुक बीज होते है, कुछ मूल उपादान होते ह, कुछ सूक्ष्म 
आकार से लेकर स्थूल से स्थूछतर होते जाते है। कुछ समय तक 
ऐसे ही चलता है, फिर उसी सूक्ष्म रूप में जा कर उनका छय 
हो जाता है। वृष्टि की एक बूँद जिसके भीतर इस समय छुन्दर 
सूर्यकिरणे खेल रही है, बायु के सहारे बहुत दूर जाकर प्रेत पर 
पहुँचता है, वहां बफ़े में परिणत हो जाता है, फिर जल बन जाता 
है और सैकड़ों मीछ की यात्रा करके अपने उत्पत्तिस्थान समुद्र में 
पहुँच जाता है | हमारे चारों ओर स्थित समस्त प्रकृति का यही 
नियम है; और हम जानते है कि आजकछ बर्फ की चट्टाने और 
नदियों बड़े बडे पर्तों क ऊपर क्रिया कर रही है, वे धीरे धीरे 
और निश्चित रूप से उन्हें ( पतों को ) घिस रही है, घिस कर 
उन्हें बालू कर रही है, वही बालू समुद्र मे जाकर गिर रही है--- 
समुद्र के अन्दर स्तर पर स्तर जम रही है, अन्त में वह पहाड़ की 
भॉति स॒द्त हो जाती है और भविष्य में वही प्रेत बन जायगी। 
फिर वह पिस कर बाल बन जायगी--अस यही क्रम हे |' बाढ़का 
से इन पर्वतमाछाओं की उत्पत्ति है और बाह़का मे ही इनकी 
परिणति है । बडे बड़े नक्षत्रों के सम्बन्ध में भी यही बात है; हमारी 
यह पथ्वी भी नीहारिकामय एक विशेष पदाथ (ए०७०७७०७) से प्रारम्भ 
होकर क्रमशः शीतछू होती गई, अन्त में हमारे निवास करने की 
भूमि के रूप मे एक विशेष आकृति की धरणी बन गई । भविष्य मे 
यह और भी शीतल होते होते नष्ट हो जायगी, खण्ड खण्ड हो 
जायगी, धूछ हो जायगी, और फिर उसी मूछ नीहारिकामय सूक्ष्म 


जगत्‌ १६९, 


रूप में परिणत हो जायगी | प्रतिढिनु हमारी ऑखों के सामने यही 
हो रहा है, स्मृति के अतीत काछ से ही यह हो रहा है। यही 
मनुष्य का समस्त इतिहास है, प्रकृति का इतिहास है, जीवन का 
इतिहास है। ह ह 


यदि यह सत्य हो कि ग्रहुृति अपने सभी कार्यों में सम- 
ग्रणाढीत्रद्ध ( एशाणप्स ) हैं और आज तक किसी ने भी इसका 
खण्डन नहीं किया कि एक छोटा सा बाढ़ का कण जिस प्रणाली 
और नियम से स॒ष्ट होता है, प्रकाण्ड सूर्य, तारे, यहाँ तक कि 
सम्पूर्ण जगतत्ह्माण्ड की सृष्टि में मी वही प्रणाली, वही एक नियम 
है; यदि यह सत्य हो कि एक परमाणु जिस कौशछ से बनता है, 
समस्त जगत्‌ भी उसी कौशल से बनता हैं; यदि यह सत्य हो 
कि एक ही नियम समस्त जगत में प्रतिष्ठित है तो प्राचीन वैदिक 
भाषा में हम कह सकते हैं, / एक ढेला मिट्टी को जान कर हम 
जगतुल्लह्माण्ड में जितनी मिट्टी है उस सबको जान सकते है। ” 
एक छोटे से उद्धिद को लेकर उसके जीवनचरित की आलोचना 
करके हम जमगतन्नह्माण्ड का खरूप जान सकते हैं। बालू के एक 
कण की गति का पर्येवेक्षण करके हम समस्त जगत्‌ का रहस्य जान 
सकेंगे । अतएव॒ऊपर की हुई आछोचना के परिणाम को जगत्‌- 
व्रह्माण्ड के ऊपर प्रयोग करके हम यही देखते है कि सभी वस्तुओं 
का आदि ओर अन्त प्रायः एक सा होता है। परत की उत्पत्ति 
वाहुका से, और बाहुका मेंही उसका अन्त है; वाष्प से नदी 
वनती है और फिर वाप्प हो जाती है; बीज से उद्धिद होता है 
और फिर बीज बन जाता है; मानव जीवन मनुष्य के जीवाणु रूपी 


१६० जशञानयोग 


बीज से आता है और फिर जीवाणु में ही चढा जाता है। नक्षत्र- 
पुञ्ज, नदी, ग्रह, उपग्रह सब नीहारिका-अवस्था से बनते है और 
फिर उसी अवस्था में छौठ जाते है। इससे हम क्या सीखते 
है! सीखते यही हैं कि व्यक्त अंथात्‌ स्थूछ अवस्था काये है; सूक्ष्म 
भाव उसका कारण है। सभी दर्शनों के जनक स्वरूप महृषि कपरिक 
बहुत दिन पहले प्रमाणित कर चुके है, “ नाश: कारणछूय: |” 


यदि इस मेजू का नाश हो जाय तो यह केवल अपने कारण 
रूप मे छौट जायगी--बह सूक्ष्म रूप भी उन परमाणुओं में बदल 
जायगा जिनके मिश्रण से यह मेज नामक पदाथे बना था। मनुष्य 
जब मर जाता है तो जिन पजञ्च भूतों से उसके शरीर का निमोण 
हुआ था उन्हीं मे उसका लय हो जाता है। इस पृथ्वी का जब 
ध्वेस हो जायगा तब जिन भूतों को मिछाकर इसका निर्माण हुआ 
था उन्ही में बह फिर परिणत हो जायगी। इसी को नाश अथौत्‌ 
कारणछय कहते है। अत््व हमने सीखा कि काये ओर कारण 
अभिन्न है--मिन्न नहीं; कारण ही विशेष रूप धारण करने पर कार्य 
कहलाता है। जिन उपादानो से इस मेज की उत्पत्ति हुई वे ही 
कारण हैं और मेज कार्य; और वे ही कारण मेज के रूप मे वर्तमान 
ह। यह गिछास भी कार्य है--इसके कईं कारण थे, वे ही कारण- 
इस काये मे हम अब भी वर्तमान देख रहे है | ' गिलास ” (कॉँच) 
नामक कुछ पढार्थ और उसके साथ साथ बनानेवाले के हाथों की 
शक्ति ये दोनों कारण--निमित्त और उपादान ये दोनों कारण-- 
मिलकर गिलास नामक यह आकार बना है। ये दोनों ही कारण 
वृतेमान हैं। जो शक्ति किसी यंत्र के चक्र में थी वह संयोजक 


जगत १७१ 


( 20॥४४४०) शक्ति के रूप में वतेमान है--उसके न रहने पर 
गिछास के छोटे छोटे खण्ड पृथक होकर गिर जाति--और यह 
« गिलास ” काँच रूप उपादान भी वतेमान है। गिलास केवल इन 
सूक्ष्म कारणो की एक मिन्न रूप मे परिणति मात्र है एवं यही गिछास 
यहि' तोडकर फेक दिया जाय तो जो शक्ति सहति (१०॥०४डए७8 ?0ण७/), 
के रूप में इसमे वतमान थी, वह फिर छोट कर अपने उपादान मे. 
मिर जायेगी, और गिढास के छोटे छोटे टुकड़े फिर अपना पूर्व 


. रूप धारण कर छेगे और तब तक उसी रूप मे रहेगे जब तक फिर 


। 


एक नया रूप धारण न कर लछेगे । 


अतएव हमने देखा कि काये सभी कारण से मित्र नहीं होता । 

वह तो उसी कारण का पुनः आविभाब मात्र है। उसके वाद हमने 
सीखा कि ये सत्र छोटे छोटे रूप, जिन्हें हम उद्धिद अथवा तिरय॑ग्जाति 
-अयवा मानव जाति कहते है वे सव अनन्त काछ से उठते गिरते, 
घूमते फिरते आ रहे है | वीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष फिर वीज होता है, 
फिर वह एक वृक्ष बनता है, वह फिर बीज होता है, फिर उससे वक्ष 
बनता है--इसी प्रकार चहढ रहा है, इसका कहाँ अन्त नहीं है। 
जर की दूँदे पहाड़ पर गिर कर समुद्र मे जाती है, फिर वाष्प हो 
कर उठती हैं--फिर पहाड़ पर पहुँचती हैं और नदी में छौट आती 
हैं। उठ्ता है, गिरता है, गिरता है, उठता है--इसी प्रकार युगो का चक्र 
चल रहा है। समस्त जीवन का यही नियम है--समस्त अस्तिल् जो हम 
देखते, सोचने, सुनते और कव्पना करते है, जो कुछ भी हमारे ज्ञान 
की सीमा के भीतर है, वह स॒व॒ इसी ग्रकार चढ रहा है, ठीक जैसे 
मनुष्य के शरीर में ज्वास-प्रश्नास | अतएव समस्त सृष्टि इसी प्रकार चछ 


१७२ झानयोग 


रही है। एक तरंग उठती है, एक गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती 
है । प्रत्येक तरंग के साथ एक अवनति है, प्रत्येक अबवर्नाति के साथ 
'एक तरंग है। समस्त ब्रह्माण्ड में समग्रणाढी होने के कारण एक ही 
नियम चढेगा। अतरव॒ हम देखते हैं कि समस्त ब्रह्माण्ड एक समय 
अपने कारण में छूय होने को बाध्य है; सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारे, पथ्वी, 
-मन, शरीर, जो कुछ भी इस ब्रह्माण्ड में हैं, सभी पदाये अपने सूक्ष्म 
कारण में छीन अयवा तिरोभूत होगे, अपाततः विनष्ट होंगे | वास्तव 
मे वे सत्र अपने कारण में सूक्ष्म रूप में रहेगे। वे फिर उससे वाहर 
निकलंगे और पृथिव्री, चन्द्र, सूर्य, यहेँ। तक कि समस्त जगत की 
सृष्टि होगी । 


इस उत्थान और पतन के सम्बन्ध में और भी एक विपय 
जानने का है। वक्ष से बीज होता है| किन्तु बह उसी समय फिर 
वृक्ष नहीं हो जाता। उसको कुछ विश्राम अथबा अति सूक्ष्म, 
अब्यक्त कार्य के समय की आवश्यकता होती है। बीज को कुछ 
विन तक मिड़ी के नीचे रह कर काये करना पडता है। उसे अपने 
आप को खण्ड खण्ड कर देना होता है तथा एक प्रकार से अपनी 
अवनति करनी होती है और इसी अबनति से उसकी फिर उन्नति 
होती है। अतए्व इस समस्त ब्रह्माण्ड -को ही कुछ समय अद्दश्य 
अन्यक्त भाव से सूक्ष्म रूप में कार्य करना होता है, जिसे प्र्य 
अयवा सृष्टि के पृ की अवस्था कहते हैं, उसके वाद फिर संष्टि 
होती हैं। जगत के इस प्रवाह के एक बार प्रकाशित होने कों-- 
अयोत्‌ सूक्ष्म रूप मं परिणति, कुछ दिन तक उसी अवस्था में स्थिति 
फिर आविभोव--इसी को कल्य कहते हैं । समस्त अद्याण्ड इसी प्रकार 


जगत्‌ रैजरे 


कत्पों से चला आ रहा है | प्रकाण्ड ब्रह्माण्ड से लेकर उसके अन्तर्गत 
प्रत्येक परमाणु तक सभी वस्तुये इसी प्रकार तरंगाकर मे चछती है । 
अब एक जटिल प्रइन उपस्थित होता है--विशपतः आजकछ 
की दृष्टि से। हम देखते हैं कि सूक्ष्म रूप धीरे धीरे व्यक्त हो रहे है, 
क्रमशः स्थूछ से स्थूछतर होते जा रहे है। हम देख चुके है कि 
कारण और कार्य अभिन्न है-- कार्य केवछ कारण का रूपान्तर मात्र 
है | अतएव यह ब्रह्माण्ड शून्य में से उत्पन्न नहों हो सकता | किसी 
कारण के बिना वह नहीं आ सकता, इतना ही नहीं, कारण ही 
काये के मीतर सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। तब यह ब्रह्माण्ड 
किस वस्तु से उत्पन्न हुआ है १ पूर्वबर्ती सूक्ष्म ब्रह्माण्ड से। 
मनुष्य किस वस्तु से उत्पन्न होता है * पूर्ववर्ती सूक्ष् रूप से। 
वृक्ष कहें से आया : बीज से। समस्त वक्ष बीज में वत्तेमान था-- 
वह केक व्यक्त हो गया है |-अतएवं यह जगतुव्रह्माण्ड अपनी ही 
सूक्ष्माचस्था से उत्नन्न हुआ है। अब वह केवल व्यक्त हो गया है। 
वह फिर अपने सूक्ष्म रूप मे जायगा, फिर व्यक्त होगा। इस प्रकार 
हम देखते है कि सूक्ष्म रूप व्यक्त होकर स्थूछ होता जाता है जब 
तक कि वह स्थूछता की चरम सीमा पर नहीं पहुँचता; चरम सीमा 
पर पहुँच कर वह फिर उढठ कर सूक्ष्म होने छगता है| यह सूक्ष्म 
से आविर्भाव होना, क्रमश: स्थूछ में परिणत होते जाना-मभानों यह 
केबल उसके अंशो की अवस्थाओं मे परिवर्तन होना है-हसी को- 
आजकल क्रमविकासवाद ” कहते है | यह बिल्कुक सत्य है, 
पइग रूप से सत्य है; हम अपने जीवन में ही इसको देखते हैं; 
किसी भी विचारशीक़ व्यक्ति के इन क्रमबिकासवादियों के साथ 
“ विवाद की कोई सम्मावना नहीं है। किन्तु हमे एक और भी 


७४ ज्ञानयोग 


विषय जानना पड़ेगा--वह यह है कि प्रत्येक क्रमविकास के पूर्व एक 
क्रमसझोच की ग्रक्रिया वतमान रहती, है। बीज वृक्ष का जनक 
अवश्य है, परन्तु एक और वक्ष उसी बीज का जनक है। बीज ही 
वह सूक्ष्म रूप है जिसेम से बृहत्‌ वृक्ष निकछा है, और एक दूसरा 
प्रकाण्ड वृक्ष इस बीज में ऋ्रमसझचित रूप में वतमान है। सम्पूर्ण 
वक्ष इसी बीज मे विद्यमान है। शून्य मे से कोई वक्ष उत्पन्न नही हो 
सकता, किन्तु हम देखते है कि वक्ष बीज से उत्पन्न होता है और 
विशेष प्रकार के बीज से विशेष प्रकार का ही वक्ष उत्पन्न होता है 
दूसरा वृक्ष नही होता | इससे सिद्ध होता है कि उस वृक्ष का कारण 
यही बीज है--केबर यही बीज है; और इसी बीज में सम्पूर्ण वृक्ष 
रहता हे । पूरा मनुष्य इसी जीवाण के भीतर है, और यही जीवाणु 
धीरे धीरे अभिव्यक्त होकर मानवाकार में परिणत हो जाता है। 
समस्त ब्रह्माण्ड सूक्ष्म ब्रह्मण्ड में रहता. है। सभी कुछ कारण में अपने 
सूक्ष्म रूप मे रहता है| अतएवं “ क्रमविकास ' वाद स्थूछ से और 
स्थूछ रूप मे क्रम-प्रकाश है--यह बात सत्य है| यह बिलकुल सत्य 
है; किन्तु इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि प्रत्येक क्रम- 
विकास के पूर्व क्रमसद्जोच की एक प्रक्रिया रहती है; अतएव जो क्षुद्र 
अणु बाद में महापुरुष हुआ, वह वास्तव में उसी महापुरुष के क्रम- 
सकोच की एक अवस्था है. यही बाद में महापुरुष-रूप में ऋमुविकास 
को प्राप्त हो जाता है। यदि यही बात सत्य है तो फिर क्रमविकास- 
वादियों (?णञा०फ्रष्ट8 0 [09778 रिए्णेपा०7) के साथ हमारा कोई 
विवाद नही है, कारणं, हम क्रमशः देखेंगे कि यदि वे छोग इस 
'क्रमसकोच की प्रक्रिया को स्व्रीकार करते हैं तब वे धर्म के नाशक न 
हो कर उसके प्रबल सहायक हैं । 


जगत्‌ १७५ 


अब तक हमने देखा कि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई 

इस हिसाब से सष्टि नही हो सकती। सभी वस्तुये अनन्त काल से हैं 
और अनन्त काछ तक रहेगी | केवल तरंगो की मॉँति एक वार उठती 
है, फिर एक बार गिरती है। एक बार सूक्ष्म अव्यक्त रूप में जाना, 
फिर स्थूल व्यक्त रूप मे आना, समस्त प्रकृति में यह ऋ्रमविकास और 
क्रमसकोच की क्रिया चछ रही है। अतएव समस्त ब्रह्माण्ड प्रकाशित 
होने के पूर्व अवश्य ही ऋमसड्डचित अथा अव्यक्त अबस्था में था, 
अब वह विभिन्न रुपो मे व्यक्त हुआ है--फिर क्रमसछुचित होकर 

अव्यक्त रूप धारण करेगा। उदाहरण स्वरूप एक क्षुद्र उद्धिद का 
जीवन छीजिये। हम देखते है कि दो वस्तुये मिलकर इसको एक अखण्ड 
चस्तु के रूप मे प्रतीत कराती है--उप्तकी उत्पत्ति और विकास तथा 
उसका क्षय और विनाश। ये दोनों मिल कर ही उद्धिद-जीवन, नामक 
इस एकल का निर्माण करते हैं। इस उद्धिद-जीवन को ग्राणशृंखढ्ा की 

एक कड़ी मानकर हम सभी वस्तुओं को एक प्राणप्रवाह कह कर 

- फल्पना कर सकते हैं जिसका आरम्भ जीवाणु के रूप मे और अन्त पूर्ण 
मानव के रूप मे है। मनुष्य इसी शुखछा की एक कड़ी है; और-- जिस 
प्रकार क्रमविकासवादी छोग कहते हैं--नाना प्रकार के वानर और अन्य 
छोटे छोटे प्राणी एवं उद्धिर इस प्राणशुंखडा की अन्यान्य कड़ियों हैं। 
अब जिस छोटे से टुकड़े से हमने आरम्म किया था उससे लेकर इस 
समस्त को एक प्राणप्रवाह कह कर कर्पना करो और प्रत्येक ऋमबरिकास 
के पूषे जो ऋमसझ्लोच की क्रिया विद्यमान है--इस नियम को यहाँ 
लगाने से हमें स्त्रीकार करना पड़ेगा कि अति क्षुद्र जन्तु से लेकर सर्वोच्च 
पूर्णतम मनुष्य पर्यन्त सम्पूर्ण श्रेणी अवश्य ही किसी अन्य वस्तु का 
ऋमसडझ्ोच होगी। किसका ऋरमसकोच होगी : यही प्रश्न हे। कौन- 


१७६ ज्ानयोग 


सा पदाथे॑ ऋमसड्डचित हुआ था? क्रमविकासवादी छोग कहेंगे कि 
तुम्हारी इख़र सम्बन्धी घारणा भूछ है| कारण, तुम छोग कहते हो 
चंतन्य ही जगत का ज्ञष्टा है किन्तु हम ग्रतिदिन देखते हैं कि 
चेतन्य बहुत वाद मे आता है | मनुष्य अथवा उच्चतर जन्तुओं में ही 
हम चेतन्य को देखते है किन्तु इस चैतन्य का जन्म होने से प्र 
इस जगत्‌ मे छाखो वर्ष बीत चुके है। जो भी हो, आप इन क्रम- 
विकासवादियों की वातों से डरिए मत, आपने अमी जो नियम आदिष्कृत 
किया है उसका प्रयोग करके देखिये--क्या सिद्धान्त वनता है ? आपने 
तो देखा ही है कि वीज से ही वक्ष का उद्धव है और वीज में ही 
परिणति | इसलिये आरम्भ और परिणाम समान हुये। प्ख्वी की 
उत्रत्ति उसके कारण से है और कारण में ही उसका विछय है। सभी 
वस्तुओं के सम्बन्ध में यही बात है--हम देखते हैं कि आदि और अन्त 
दार्ना समान हैं | इस झुखछा का अन्त कहाँ है? हम जानते हैं कि 
जारमभ जान छने पर हम अन्त भी जान सकते हैं| इसी प्रकार अन्त 
जान ढने पर आदि भी जाना जा सकता है। इस समस्त क्रमविकास- 
शीर' जीवप्रवाह को--जिसका एक छोर जीवाणु है, दूसरा पूर्ण 
मानव--इस सर्माष्ठ को, एक ही वस्तु है ऐसा समग्र छो | इस श्रेणी के 
अन्त म भी हम प्रण मानव को देखते हैं, अतएव आदि में भी वह 
होगा ही-यह निश्चित है | अतएव यह जीवाण अवश्य ही उच्चतम 
चंतन्य का क्रमसकुचित अवस्था है। आप इसको स्पष्ट रूप से मे 
ही न देख सके किन्तु वास्तव में वही क्रमसंकचित चेतन्य ही अपने 
को अभिव्यक्त कर रहा है और इसी प्रकार अपने को अभिव्यक्त 


करता रहेगा जब तक वह प्रूणंतम मानव्र के रूप में अमिव्यक्त न 
हो जायगा | 


जगत्‌ १७७ 


यह तत्व गणित के द्वारा निश्चित रूप से ग्रमाणित किया जा 
सकता है। यदि शक्तिसातत्य का नियम ( 4,8ए 0६ ७0786 ए8- 
070 6७०४९ ) सत्य प्रमाणित होगया तो यह वात जरूर 
माननी पंडेगी कि यदि तुम किसी येत्र में पहले से किसी शक्ति 
का प्रयोग न करो तो उससे तुप कोई काम प्राप्त नहीं कर 
सकोंगे | एजिन में पानी व कोयके के रूप में जितनी शक्ति का 
प्रयोग होगा ठीक उसी हद तक तुम्हें उसमे स काम मिल सकता 
है, उससे जरा भी कम या अधिक नही। मैंने अपनी देह मे वाशु, 
खाद्य और अन्यान्य पदाथों के रूप में जितनी शक्ति का प्रयोग 
किया है उतनी ही हद तक कारये करने मे में समयथे होऊँगा। केवछ 
उन शक्तियों ने अपना रूप वढल डाछा है। इस विश्वत्रह्माण्ड मे 
जड का एक परमाणु या शवित का एक छक्षुद्र अश भी हम घटा या 
बढ़ा नहीं सकते । यदि ऐसा ही हो तो यह चैतन्य कया चीज है 
यदि बह जीवाण भें वर्तमान नहोंगा तो यह मानना पड़ेगा कि 
उसकी उद्पत्ति जरूह आकस्मिक होगी--किन्तु फिर साथ ही साथ 
हम यह मी स्व्रीकार करना होगा कि असत्‌ (कुछ नहीं) से सत्‌ 
/ कुछ ) बना है, छेकिन यह है बिल्कुल असभत्र | इसलिए यह बात 
निस्सन्देद् प्रमाणित होती है कि जेंसा हम दूसरे विपयों में देखते हैं 
कि जहा आरम्म होता है वही अन्त भी होता है| केवल कभी वह 
अव्यक्त रह जाता है, कभी व्यक्त होता है। इसी प्रकार वे पूर्ण मानव 
मुक्त पुरुष, ठेच मानव जो प्रकृति के नियमों से वाहर है, जिन्होंने 
सत्र कुछ पार कर लिया है, जिन्हे इस जन्ममत्यु के मागे से आना 
जाना नही पडता, जिन्हें इंसाई सिस्ट-मानव्र, बौद्ध बुद्ध-मानव और 
पक 


यागा खुदत पुरुष दाहते हैं 4 ध्रण मानत्र हा इस दाखंला का एक 
१ 


१७८ ज्ञानयोग 


छोर है और वे ही क्रमसकुचित होकर उसके दूसरे छोर मे जीवाणु 
के रूप मे प्रकट होते है | 


अब यह आलोचना की जाय कि इस ब्रह्माण्ड के कारण के 
सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त है। इस जगत का अन्तिम परिणाम क्या है * 
क्या चेतन्य ही वह नहीं है? ससार की सब से आखिरी वस्तु है 
चेतन्य। फिर जब क्रमविकासवादियों के मतानुसार यह चेतन्य 
सृष्टि की शेष वस्तु बनी तो फिर चेतन्य ही सृष्टि का नियन्ता, सृध्ि- 
सृजन का कारण होगा। जगत के विषय में मानत्र की सर्वश्रेष्ठ 
धारणा क्‍या हो सकती है ? मानव यही घारणा कर सकता है कि 
जगत का एक भाग दूसरे भाग से सम्बन्धित है और जागतिक 
प्रत्येक वस्तु मे ज्ञान की क्रिया का विकास है। प्राचीन उद्देश्यवाद 
( 76धं९7॥ 70००7ए ) इसी धारणा का अस्फुट आभास है। हम 
जड़वादियों के राय यह मानने को तैयार है कि चेतन्य ही जगत की 
शेप वस्तु है--सृश्क्रिम मे यही है शेष विकास, परन्तु साथ ही साथ 
हम यह भी कहते है कि यहा शेप विकास हो तो आरम्भ में 
भी यही वर्तमान था | जडवादी कह सकते है, अच्छा, यह तो ठीक 
हे किन्तु मनुष्य जाति के जन्म के पहले जो छाखो वर्ष व्यतीत हुए 
थे उस समय तो ज्ञान का कोई अस्तित्व नही था। इस वात का 
उत्तर हम यों देगे कि हो, व्यक्त रूप में चैतन्य नहीं था, लेकिन 
अव्यक्त रूप में इसकी उपस्थिति जरूर थी और यह तो एक मानी 
हुई वात है कि पूर्ण मानव रूप में प्रकाशित चैतन्य ही है सृष्टि का 
अन्त | फिर आदि क्या है ? आदि भी चेतन्य है। पहले वही चैतन्य 
क्रमसकुचित होता है, अन्त मे वही फिर क्रमबिकसित होता है। 


जगत्‌ .. ₹७३, 


अतएव इस जगतत्रह्माण्ड मे जो ज्ञानराशियों अब अभिव्यक्त हो 
रही है वे अवश्य ही केवल उसी क्रमसकुचित सर्बब्यापी चैतन्य की 
अमिव्यक्ति है। इसी सर्व-व्यापी विस्वजनीन चेतन्य का नाम है 
इईश्बर | उसको किसी भी नाम से पुकारों यह निश्चित है कि आदि में 
वही अनन्त विद्जव्यापी चेतन्य था। वही विख्वजनीन चेतन्य क्रम- 
संकुचित हुआ था | फिर वही अपने को क्रमशः अभिव्यक्त कर रहा 
है जब तक कि वह पू्णे-मानव या खिस्ट-मानव या बुद्ध-मानव में 
परिणत न हो | तव वह फ़िर निजी उत्पत्ति के स्थान पर छौट आता 
है । इसलिए सभी शास्त्र कहते है, “हम उनमे जीवित है, उनम 
ही रहकर चलते है, उनमे हमारी सत्ता है।” इसीलिए फिर शास्त्र 
कहते है, “हम ईइ्वर से आये है, फिर उनमे ही छौठ जायेगे । ”? 
विभिन्न प्रिभाषाओं से मत डरो, परिभाषा से अगर डर जाओ तो 
तुम छोग दाशनिक नही बन सकोगे। ब्रह्मवादी इस विश्चव्यापी 
चैतन्य को ही इंखर कहते है | 


कह छोगो ने कड्ढे वार मुन्नसे पूछा है, “ आप क्यो इस पुराने 

* इंड्बर ! ( ७० ) शब्द का व्यवहार करते है ! इसका उत्तर यह है 
कि प्र्वोक्त विश्वव्यापी चैतन्य समबाने के लिए जितने शब्दों का 
व्यवहार किया जा सका है उनमे यही सर्वोत्तम है | उससे अच्छा 
और कोई शब्द नहीं मिठ सकता है, क्योंकि मानवों की सारी 
आशाये और सुख उसी एक शब्द मे केन्द्रीभूत हैं | अब इस जब्द 
को धदछ डालना असंभव है | जब वडे बडे साथ महात्माओ ने ऐम 
अब्ठो को चुन लिया था तो वे ज़रूर इनका तात्यन अच्छी तरह 
समझते थे। धीरे घीरे जब समाज मे भी उन झछ्दों का प्रचार होता 


२८० ज्ञानयेग 


गया तो अज्ञ छोग उन शब्दों का व्यवहार करने छगे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि शब्हों का महत्व घटने छगा | युगो से ईश्वर 
शब्द प्रयुक्त होता आया है। सबब्यापी एक चैतन्य का भाव एव जो 
क्या कुछ महान तथा पवित्र है इसी शब्द मे निहित है। यदि कोई 
निर्बाध इस शब्द का व्यवहार करने कि लिये राजी न हुआ तो हमे 
भी उसकी बात मान लेनी पड़ेगी * दूसरा कोई आकर कहेगा, “ मेरे 
द्वारा नियोजित यह शब्द अच्छा है इसे खीकार करो, ” फिर तीसरा 
आयेगा, अपना एक शब्द लेकर | यदि यही क्रम चछता रहा तो 
एसे बेकार शब्दों का कोई अन्त न होगा। इसीलिए मै कह रहा न्य 
कि उस पुराने शब्द का ही व्यवहार करो, लेकिन मन से कुसंस्कारों 
को दूर कर इस प्राचीन महान शब्द के अर्थ को ठीक तरह से समझ 
कर उसका और भी उत्तम रूप से व्यवहार करो | यदि तुम छोग 
भाव-साहचर्य-विधान ( [6ज ्॑ 88008007 00688 ) का तात्पय 
समग्न जाओ तो तुम्हे पता चलेगा कि इस शब्द से कितने ही महान 
एव ओजस्त्री मावो का संयोग है, छाखो मनुष्यों ने इस शब्द का 
व्यवहार किया है, करोडो आदमियों ने इस शब्द की पूजा की है 
और जो कुछ सर्वोच्च व सुन्दरतम है, जो कुछ युक्तियुक्त, ग्रेमास्पद 
या मानत्री भावों मे महान और सुन्दर है, वही इस शब्द से सम्बन्धित 
है। अतएव यह सव भावनाओं का उद्दीपक है, इसलिए उसका त्याग 
फरना नितान्त असभव है। जो भी हो, यदि मैं आप छोगों को केबल 
<ह कहकर समझाने की चेष्टा करता कि ईएवर ने जगत की सृष्टि की 
हे तो आप छोगो को उसका कोई अगे नहीं सूझता। फिर भी इन सब 
विचारों के बाद हम उसी ग्राचीन पुरुष के पास ही पहुँचे । 


जगत्‌ १८१ 


तो हमने अब क्या देखा * हमे यह अनुभव हुआ कि जड, शक्ति, 
मन, चनन्य या दूसरे नामों से परिचित त्रिभित्न जागतिक शक्तियों उसी 
विद्वव्यापी चैतन्य के ही प्रकाश है | जो कुछ तुम देखते हो, सुनते 
हो या अनभव करते हो सब उन्हीं की रचनाये हैं, उन्ही के परिणाम हैं। 
इस कथन से और भी ठीक होगा यदि हम कहे, ये सब प्रभ स्र॒य ही 
है। सूथ और ताराओ के रूप मे वे ही उज्ज्वल भाव से विराजते है, 
वे ही जननी है, घरणी है और समुद्र भी है। वे ही बादलों के रूप 
में बरसते है, वे ही फ़िर वह पवन है जिससे हम सॉंस छे सकते है, 
वे ही शक्ति वनकर हमारे शरीर में काथये कर रहे है। वे ही मापण 
है, भाषणदाता है, फिर सुनने वाले भी हैं। वे ही यह मच है. जिस 
पर मै खड़ा हूँ, फिर वे ही वह आलोक है जिसंस मै तुम्हे देख पाता हूँ; 
ये सब वे ही है। वे जगत के उपादान व मिमित्त कारण हैं, क्रम- 
सकुचित होकर वे द्वी अण का रूप छेत हैं, फिर वे ही क्रमविकसित 
होकर ईश्वर वन जाते है । वे ही धीरे धीरे अवनत होते है ओर पर- 
माण का आकार प्राप्त करते है, फिर समय होते ही अपने रूप में 
अपने को प्रकाशित करते है और यही जगत का रहस्य है | “ तुम्ही 
पुरुष हो, तुम्ही स्त्री हो, योवन की चपढता से भरे हुए श्रमणशीछ 
नवयुचक भी भी तुम हो, फिर तुम बुढ़ापे मं छाठी के सहारे कदम 
बढ़ाते हो, तुम ही सब वस्तुओं मे हो, है प्रभु तुम ही सब हो |” जगत- 
प्रपच की केषछ इसी व्याख्या से मानवयुक्ति, मानवबुद्धि परितृप्त 
होती हैं। साराश यह कि हम उनसे जन्म छेते है, उन्हीं म जीवित 
रहते है और उन्ही में छोटठ जाते है। | 


९, जगृत्‌ 


( अन्तजगत्‌ ] 


स्रभावतः ही मनुष्य का मन बाहर जाना चाहता है, मानों वह 
इन्द्रिय-प्रणालियो के द्वारा जैसे शरीर के बाहर झ्ञांकना चाहता हो | 
ऑबे जरूर देखगी, कान जरूर सुनेगे, इन्द्रियाँ जरूर बाहरी जगत 
को देखती रहेगी | इसीलिये स्व॒भावत: प्रकृति का सौन्दय तथा महिमा 
मनुष्य की दृष्टि को प्रथम ही आक्ृष्ट कर लेते है | प्रथमतः बहिजंगतः 
के बारे मे मनुष्य ने प्रश्न उठाया था; आकाश, नक्षत्रपुञ्ज, नभोमेंडल 
के अन्यान्य पढार्थसमूह, पृथ्वी, नदी, पर्वत, समुद्र आदि वस्तुओं के 
विपय में प्रश्त किये गये थे, एवं प्रत्येक प्राचीन घर्म में हमे इसका कुछ 
ने कुछ परिचय मिलता ही है। पहले पहल मानव का मन अंधकार 
में टटोता हुआ वाहर में जो कुछ देख पाता था उसे ही पकड़ने की 
चरष्ट करता था । इसी तरह - उसने नदी का एक देवता, आकाश का 
अरि कोई दंव, मेध तथा वर्षों का दूसरा अधिष्ठाता देवता मान लिया 
जिनको हम प्रकृति की शक्ति के नाम से जानते है उन्हे ही संचेतन 
पढ़ा कहना झुरू हुआ | किन्तु इस अ्रश्न की जितनी अधिक खोज 
लगी उतनी ही इन बाह्य देवताओं से मानव के मन को कम 
ताट्रे मिलने छगी। तव मानव की सारी शक्ति उसके अपने 


63] &|, - 
१? जा के 


जगत्‌ २८३ 


ओर ही मुड़कर प्रवाहित होने छगी । अपनी आत्मा के सम्बन्ध में प्रश्न 
होने लूगा। वहिजंगत से यह प्रश्न अन्तर्जंगत मे आ पहुँचा। वहि- 
क्रगत का विश्लेषण हो जाने पर मनुष्य ने अन्तजेगत का विश्लेषण 
करना शुरू किया । किन्तु यह भीतरी मनुष्य के सम्बन्ध में प्रश्न कब 
उठ खड़ा होता है जानते हो ः-या तो उच्चतर सम्यता से इसकी 
उद्यत्ति होती है, या प्रकृति के विषय में गंभीरतम अन्तददेष्टि से या 
उन्नति के उच्चतम सोपान पर आरूद्ध होने से । 


यह अन्तमोनव ही आज हमारी आठोचना का विषय है। अन्त- 
मोनव सम्बन्धी यह प्रश्न मनुष्यो के रिय जितना प्रिय है तथा उसके 
हृदय को जितना हृवीमृत कर देता है उतना और कुछ नहीं | कितने 
वार कितने देशों में यह ग्ररन पूछा गया है। चाहे वह अरण्यवासी 
सन्‍्यासी हो, चाहें राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, साधु या पापी 
सभी नर-नारियों के मन में यह ग्रइन एक वार जरूर उठ खडा हुआ है 
कि इस क्षणस्थायी मानव जीवन में क्या शाश््षत नाम का कुछ भी नहीं 
है ? इस झरीर का अन्त होने पर भी क्‍या ऐसा कुछ नहीं है जो कभी 
नही मरता है ? जब यह देह घूछ में मिल जाती है तव कया ऐसा 
कुछ नही रहता जो जीवित रहता हो ? अग्नि से शरीर भस्मसात 
होने पर क्‍या कुछ भी शेष नहीं रहता ? अगर रहता है तो उसका 
परिणाम क्‍या हैं ? वह जाता कहों हैं ? कहां से वह 
आया था : ये प्रइन बार बार पूछे गये हैं और जब तक यह सृष्टि 
नहेगी, जब तक मानव-मस्तिष्क की चिन्तनक्रिया वन्‍्द नहीं 
होगी तव तक यह प्रइन पूछा ही जायगा। इससे आप लोग 


बह न समन कि इसका उत्तर कभी भी नहीं मिला है--ज्योंही यह 


१८७ ज्ञानयोंग 


ग्रइन पूछा गया है त्थोंही उत्तर भी मिला है, एवं जितना ही समय 
च्रीतता जायगा वह उतना ही महत्वपूर्ण बनता जायगा ) वास्तव में 
हजारों वर्ष पहले ही उस ग्रइन का निश्चित उत्तर दिया गया था और 
पखर्ती काछ में वही उत्तर फिर से दु्दराया गया व हमारी बुद्धि मे 
उसका प्रृण विकास होता गया। अतएव हमे केवछ उस उत्तर को 
फिर से एक वार दुहरा देना है। इन समस्याओं को हम एक नये रूप 
से जांच करने की कोशिश नहीं करेगे; हम चाहते है कि वतेमान युग 
की भाषा में हम उस सनातन महान सत्य को प्रकाशित करे, प्राचीन 
की चिन्ता हम नवीनों की भाषा में व्यक्त करे। दाशनिको की चिन्ता 
हम लोकिक भाषा में कहेगे--देवताओं की चिन्ता को हम मनुप्यो 
की भाषा में प्रकट करेंगे, ईख़र संबंधी चिन्ताएँ मानव की दुर्बेछ भाषा 
भे कहते जायेगे ताकि सत्र उसे समझ सके । क्‍योंकि हम बाद में 
देखेगे कि जिस इखरीय सत्ता से ये सब भाव प्रसूत हुए है वह 
मानत्रों मे भी वर्तमान है - जिस सत्ता ने इन चिन्ताओं की सृष्टि की है, 
मानव में स्वय वह प्रकट होकर स्वय ही इन्हे समझ सकेगी । 


मैं तुम छोगों को देख पा रहा हूँ । इस दर्शनक्रिया के छिये 
कितनी चीजो की ज़रूरत होती है ? पहले तो आँखों की आवश्यकता 
हम अनुभव करते है--ओखे अवश्य ही रहनी चाहिये | मेरी अन्यान्य 
इन्द्रियों स्वस्थ होते हुए भी यदि मेरी आँखे न हों तो मैं तुम छोगो 
को नहीं देख सकेगा । अतएव पहले आँखे अवश्य ही रहनी चाहिये | 
दूसरी वात यह है, आँखों के पीछे और कुछ रहने की आवश्यकता 
होनी है जिसे हम प्रकृत रूप से दर्शनेन्द्रिय कह सकते है। यदि 
हममें यह न हो तो दर्शनक्रिया असम्भव है । वस्तुतः आँखे कोई 


जगत १८५ 


इन्द्रिय नहीं है, वे दर्शन करने के यंत्र मात्र ही है। यथाथे इंद्रिय 
जो चक्ष के पीछे है, मस्तिष्क के स्नायुकेनडइ में अवस्थित हे। 
यदि वह केल्द्र किसी प्रकार नष्ट हो जाय तो स्वच्छ चल्लुद्य रहते 
हुए भी मनुष्य कुछ नहीं देख सकेगा | अतएव दशनक्रिया के लिये 
उस प्रक्षत इन्द्रिय का अस्तिलत्र नितान्त आवश्यक है | हमारी अन्यान्य 
इन्द्रियों के बारे मे यही एक बात कही जा सकती है। वाहर के कान 
केवल आबाज को भीतर लेजाने के यत्र है। वह आवाज़ मस्तिष्क 
में अवस्थित केन्द्र मे जा -पहुँचती है, किन्तु इससे श्रवणक्रिया प्रूणे 
नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुस्तकालय में 
बैठकर तुम ध्यान से कोई पुस्तक पढ रहे हो, घड़ी मे बारह बजने की 
आवाज होती है, किन्तु तुम्हे कुछ सुनाई नही देता । क्यो तुम कुछ 
नहीं सुन पाए ? यहाँ किस चीज़ की कमी थी : उस इन्द्रिय के साथ 
मन का कोई योग नही था | अतएव हम ठेख रहे है कि मन का रहना 
भी नितान्त आवश्यक है| ग्रथूमतः वहियन्त्र, उसके बाद यह बहियन्त्र . 
मानों किसी विषय को वहन कर इन्द्रिय के निकट छे जाता है, फिर 
उस इन्द्रिय के साथ मन युक्त रहना चाहिये | जब मस्तिष्क में अवस्थित 
उस इन्द्रिय का मन स्‌ कोई योग नहीं रहता है तब कणै-यन्त्र तथा 
मस्तिष्क के केन्द्र पर किसी भी त्रिपय का प्रभाव पड सकता है किन्तु 
हमे कोई अनुभव नहीं होगा। मन भी केवछ वाहक है, उसे इस 
विपय का प्रभाव और भी भीतर वहन कर बुद्धि को प्रदान करना 
पड़ता है। अब बुद्धि को उसका निश्चय करना पडता है' 
पर्तु इससे भी परयोप्त फल नहीं होता। बुद्धि को उस फिर और 
भी भीतर ले जाकर शरीर के राजा आत्मा के पास पहुचाना 
पड़ता € | उनके पास पहुँचने पर वे आदेश देते हैं कि “हो यह 


१८६ ज्ञानयोंग 


करो ” या “ यह न करो ” | तब जिस क्रम के अनुसार वह भीतर 
गया था ठीक उसी क्रम से वह बहियन्त्र में आता है--पहले बुद्धि मे, 
उसके वाद मन मे, फिर मस्तिष्क-केन्द्र में, अन्त भें बहिय॑न्त्र में; तभी 
विपय का ज्ान सम्पन्न होता है। 


इन सब यन्त्रों का अवस्थान मनुष्य की स्थूछ देह मे है, लेकिन 

मन तथा बुद्धि का कोई दूसरा निवास है। हिन्दूँ शास्त्र मे उसका नाम 
है सूक्ष्म शरीर, ईसाई शास्त्र मे वह आध्यात्मिक शरीर है। इस शरीर 
से वह बहुत ही सूक्ष्म है, परन्‍्तु फिर भी उसे आत्मा नही कहा जा सकता। 
आत्मा इन सबों के अतीत है। कुछ दिनो मे स्थल शरीर का अन्त हो 
जाता है, किसी मामूठी कारण से ही उसके भीतर गड़बडी पेदा 
हो जाती है और वह नष्ट हो जा सकता है। इतनी आसानी से 
#म शरीर नष्ट नहीं होता, किन्तु उसे भी कभी कभी कमज़ोरी आ 
जाती है। हम देखते है कि बूढ़े छोगों मे मन का उतना ज़ोर नही 
रहता है, फिर शरीर में बरू रहने से मन की शक्ति भी कायम 
रहती है--विविध औपधियों मन पर अपना प्रभाव डाछती है। बाहर 
की सव वस्तुएँ उस पर अपना प्रभाव डाछती हैं, और वह भी वाह्य 
जगत पर अपना प्रभाव डालता है। जैस शरीर में उन्नति और अवनति 
होती है बसे ही मन भी कभी कभी सब और निवछ हो जाता है, 
अतण्व मन कभी आत्मा नही हो सकता, क्योंकि आत्मा अविमिश्रित तथा 
क्षयरहित होता है | हम कस यह जान सकते हैं? क्योंकर हम जान सकते 
हैं कि मन के पीछे और भी कुछ है * स्वप्रकाश (8७६ ए्या0०७ ) 
ज्ञान कभी जड का धर्म नहीं हो सकता है। एसी कोई जड वस्तु नही 
ठिखाइ देती जिसका निजी झरूपही ज्ञान है। जड भूत कमी स्वय 


जगत्‌ १८७ 


ही खय को प्रकाशित नहीं कर सकता । ज्ञान ही सब जड़ों को 
प्रकाशित करता है | यह जो सामने होल दिखाई दे रहा है ज्ञान 
को ही इसका मुझ कहना पड़ेगा, क्योकि बिना किसी न किसी: 
ज्ञान के सहारे उसका अस्तिल हम कमी अनुभव ही नहीं कर 
सकते थे । यह शरीर स्वप्रकाश नहीं है-यदि वसा ही होता तो 
मृत-शरीर भी स्वप्र॒काशित होता। मन अथवा आध्यात्मिक शरीर 
भी कमी स््रग्रकाश नहीं हो सकता। वह ज्ञानस्वरूप नहीं है। 
“ जो सतग्रकाश है उसका कभी घ्वेस नृही होता। जो दूसरे के आलोक 
से आलछोकित है उसका आलोक कमी रहता है, कभी नही । किन्तु 
जो खय॑ आलोकस्वरूप है उसके आलोक का क्या आविभोव-- 
तिरोभाव, प्हास अथवा वृद्धि कभी हो सकती है? हम देख पाते 
हैं कि चन्द्रमा का क्षय होता है, फिर वह बढ़ता जाता है- क्योंकि 
वह सूये के आलोक से ही आलछोकित है।यदि छोहे का गोरा 
आग मे फेक दिया जाय और उसे छाल सा बनाया जाय तो उससे 

। आलोक निकलता रहेगा, किन्तु वह दूसरे का आलोक है, इसलिये 
वह शीघ्र ही छुप्त हो जायगा। अतएव उसी आलोक का क्षय 
होता है जो दूसरे से ग्राप्त किया गया हो, जो स्वग्रकाश आलोक 
नहीं है | 


अब हमने देखा है कि यह स्थुरू देह स्त्रप्रकाश नही है, 
सखये अपने को नहीं जान सकती | मन भी स्रय को नहीं जान 
सकता | क्यो : क्योकि मन की शक्तित में ज्हास-चद्धि होती है, कमी 
उत्तम बहुत जोर रहता हे तो कभी वह कमज़ोर बन जाता हैं। 
* .वारण, बाह्य सनी वस्तुएं उस पर अपना अपना प्रभाव डाछकर उसे 


१८८ शानयोग 


था तो शक्तिशाढी वना सकती है, या शक्तिहीन भी | अतएवं मन 
के भीतर से जो आढोक आ रहा है वह उसका निजी आलोक नहीं 
है। फिर वह किसका है * वह ऐसे किसी का आलोक अवश्य होगा 
जिसके लिय बह आलोक कोई उधार लिया हुआ नहीं है, या जो 
दूसरे किसी आलोक का प्रतिविम्ब भी नहीं है, किन्तु जो स्वयं ही 
आलोकस्वरूप है। इसीलियि वह आलोक या ज्ञान उसी पुरुष 
का ख्रूप होने के कारण कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी उसका 
क्षय नही होता, वह न तो कभी बलवान हो सकता है, न कमजोर | 
तरह स्तप्रकाश है, बह आलोकस्रूप है। हम योन समझ्ने कि 
'आत्मा जानता ह,' बह तो ज्ञानस्वरूप है। यह नहीं कि आत्मा 
का अस्तित्व है, ढेकिन वह अस्तित खरूप है। आत्मा सुखी है 
एसी कोई वात नहीं, परन्तु आत्मा सुखस्वरूप है जो छुडी होता 
ह वह उस चुख का किसी दूसरे से प्राप्त करता ह्वै-वह और 
किसी का प्रतिव्रिम्म है| जिसका ज्ञान है उसने अवश्य ही उस 
न्रान को किसी दूसरे से प्राप्त किया है, वह प्रतिबिम्ब स्वरूप है| 
जिसका अस्तित्र है उसका वह अस्तित्व दूसरे किसी के अस्तित्व 
पर निभर करता है| जहें गुण व गुणी का भेद है वहाँ ऐसा 
समझना चाहिये कि वे गुण गुणी के ऊपर प्रतिविम्बित हुए है। 
केन्‍्तु ज्ञान, अस्तित्व या आनन्द--ये आत्मा के धर्म नहीं है, वे आत्मा 
क स््ररूप है | 


फिर अरन पूछा जा सकता है कि हम इस बात को क्यों 
पीकर कर छः क्‍यों हम यह स्वीकार करके कि आनन्द, अस्तित्व 
गत सम्नकाशत्र आत्मा का खरूप है, आत्मा का धर्म नहीं? इसका 


जगत्‌ १८९ 


उत्तर यह है कि हम पहले ही देख॑ चुके है कि मन के प्रकाश में 
शरीर का प्रकाश होता है। जब तक मन रहता है तव तक उसका 
प्रकाश होता रहता है, जब मन लुप्त हो जाता है तब इस 
देह का प्रकाश भी वद हो जाता है। ऑछो से यदि मन चढ़ा 
जाय तो तुम छोगो की ओर ओंखे डालने पर भी हम तुम्हे नही 
हेख पायेगे; अथवा श्रवणेन्द्रिय से वह यदि अनुपस्थित रहें तो हम 
जरा सी आवाज भी नही सुन सकते। यही हा सभी इन्द्रियो के 
बारे मे है। अतएव हम देख रहे है कि मन के प्रकाश में ही शरीर का 
प्रकाश है। फिर मन के विषय में वह्दी एक सी बात | वाहरी सभी 
वस्तुएँ उसके ऊपर अपना अपना प्रभाव डाल रही है, अति तुच्छ 
कारण से ही उसका परितेन हो सकता है, मस्तिप्क के भीतर कोई 
मामृठी गडवडी होने से ही उसमे परित्रतेन हो जाता हैं। अतएत्र मन 
भी स्प्रकाश नहीं हो सकता, क्योकि यह तो प्राकृतिक नियम हैं 
कि जो किसी वस्तु का स्ररूप होता है उसका कभी कोई परिितन 
नही हो सकता। केबल जो अन्य वस्तु का धर्म है, जो दूसरों का 
प्रतित्रिम्न स्वरूप है उसी का परितेन हुआ करता है। किन्तु अब 
एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम यह क्यो नहीं मान छेते 
कि आत्मा का प्रकाश, उसका ज्ञान व आनन्द भी उसी तरह दसरे 
से लिय हुए है? इस तरह मान लेने से हमारी गछती यह होगी 
कि ऐसी स्रीकति का-कोडई अन्त नहीं मिलेगा--फिर प्रश्न आयेगा 
उसे कहीं से आल्येक मिला हैं? यदि हम कहे कि वह दसरी किसी 
आत्मा स मिछा है तो फिर प्रइन होगा कि उसने कहाँ से वह आलोक 
आप्त किया ? अतण्व अन्त में हम ऐसे एक स्थान पर पहुँचना होगा 
जिसका आलोक दूसरे से नहीं आया है। इसलिये इस वघिपय मे 
न्यावस्गत सिद्धान्त यही है कि जहाँ पहले ही स्त्रप्रकाशत्व दिखा5 ढेगा 


-१९.० जशञानयोग 
वहीं ठहरना होगा, और अधिक आगे जाने की जरूरत नहीं | 


अतरव हमने देखा कि पहले मनुष्य की यह स्थूछ देंह है, 
उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, उसके पश्चात्‌ मनुष्य का ग्रक्ृत 
रूप छिपा हुआ है जिसे हम आत्मा कहते है। हमने देखा है कि 


स्थूछ देह की सारी शक्तियें। मन से प्राप्त होती है-मन फिर आत्मा 
के आलोक से आलोकित है। 


आत्मा के स्ररूप के बारे मे फिर विविध प्रश्न पूछे जा सकते 
है। आत्मा सप्रकाश है, सच्चिदानद ही आत्मा का स्वरूप है।इप 
युक्ति से यदि आत्मा का अस्तित्व मान लिया जाय तो स्वभावतः 
यह प्रमाणित होता है कि वह शून्य से पैदा नही हो सकता। जो 
स्रय स्प्रकाश है, जो अन्यवस्तुनिरपेक्ष है वह कभी शून्य से उत्पन्न 
नही हो सकता | हमने देखा है कि यह जड़ जगत मी शून्य से नहीं 
आया है--तो फिर आत्मा कैसे आ सकता है? अतएब सर्वदा ही 
उसका अस्तित्व था। ऐसा समय कभी नहीं था जब उसका कोई 
अस्तित्व न था, क्योकि यदि तुम कहो कि कभी आत्मा का अस्तित्व 
नहीं था तो प्रश्न यह है कि समय का कहाँ अवस्थान था ? काल तो 
आत्मा के भीतर ही अवस्थित है। जब मन के ऊपर आत्मा की शक्ति 
प्रतिविम्बित होती हैं और मन चिन्तनकार्य मे छग जाता है तभी 
काछ की उत्पत्ति होती है | जब आत्मा नही था तो चिन्ता भी नहीं 
थी | फिर चिन्ता न रहने से समय भी नहीं रह सकता है | अतए्व 
जब समय आत्मा मे अवस्थित है तब आत्मा समय में अवस्थित है 
यह हम कैसे कह सकते हैं ? उसका न तो जन्म है, न मृत्यु, वह 
केबल विभिन्न स्तरो में से आगे बढ़ती जाती है। घीरे धीरे वह 
'निम्नावस्था से उच्च भाव में स््ये को प्रकाशित करती है। मन के 


जगत्‌ १९१ 


भीतर से शरीर के ऊबर काय करके वह अपनी महिमा का विकास 
ऋर रही है, फिर शरीर से बहिजेगत का ग्रहण तथा अनुभव कर 
रही है | वह एक शरोर ग्रहण कर उसका उपयोग ऊरती है; जब 
उस शरीर के द्वारा और कोई कार्य करने की सभावना नही रहती 
है तब वह दूसरे शरीर को ग्रहण कर छेती है | 


अब आत्मा के पुनर्जन्म के बरे में प्रश्न आता है। पुनजन्म के नाम 

से आदमी डर जाते है और ठोगो के कुसस्कार ने इस तरह अपनी 
जड़े जमा रखी है कि चिन्ताशीठ आदमी भी विश्वास कर छेगे कि 
हम शान्य से पैदा हुए है, फिर महायुक्ति के साथ सिद्धान्त स्थापित कर 
यह निश्चय करने की कोशिश करेंगे की यद्यपि हम जून्य से आये है 
तथापि हम चिर्काछ तक रहेगे। जो शून्य से आया है वह जरूर शन्य 
ही मिल जायगा | हममें कोई भी गृन्य से नही आया है इसलिये 
हम कभी डान्‍्य में नहीं मिट जायेंगे। अनादिकार से हमारी 
उपस्थिति है व चिरकाछ तक हम रहेंगे और जगतद्रह्माण्ड में ऐसी 
कोई शक्तित नहीं है जो हम छोंगो का अस्तित्व मिटा ढे। इस 
पुनजन्मब्राद से हमे क्रिसी तरह डरना नहीं चाहिये, क्योकि 
वही मानचों की नेतिक उन्नति का अबान सहायक है। 
चिन्ताशीछ व्यक्तियों के मतानुसार यही न्यायस्तगत सिद्धान्त है) यदि 
भविष्य म चिरकाछ के लिय तुम्हारा अस्तित्व रहना सम्मब हो तो यह 
भी सच है कि अनादिकाल से तुम्हारा अस्तित्व था। इस वात को कोड 
अस्वीकार नहीं कर सकता ह। इस मत के विरुद्ध कई आपत्तियों 
उठाइ गई है. इनका निराकरण करने की चेष्ठा करूँगा। यद्यपि ये 
आपत्तियों कुछ साधारण सी ही है तथापि हमे इनका उत्तर ढेना 


१९२ बनानयोग 


ही पडेगा; क्योंकि हम जानते है कि बड़े बड़े चिन्ताशीरू व्यक्ति! 
भी कमी कभी वालकोचित बाते किया करते हैं| छोग जो कहते 
है कि ' ऐसा कोई असगत मत नहीं है जिसका समर्थन करने के ढिये' 
कोई ढाशनिक आगे नहीं बढता है ” यह विलकुछ सच है। पहली 
शका यह है कि हमे अपने जन्म-जन्मान्तर की वाते क्‍यों याद नही 

रहती है * इस पर यह पूछा जा सकता है कि क्‍या इसी जन्म की 
सब बीती घटनाओं को हम याढ कर सकते है तुम ढछोगों मे, 
से कितन बचपन की घटनाओं को स्मरण कर सकते है * बचपन 

की कोई वात तुम नहीं याद कर सकते, फिर यदि स्मृति-शक्तियों' 
के ऊपर अस्तित्र निर्भर रहे तो यह कहना पंडेगा कि वचपन में 

तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उस समय की कोई बात 

तुम याद नहीं कर सकते हो । यह कहना बेकार है कि यदि हम 

स्मरण कर सके तभी हम प्ूर्वजन्म का अस्तित्व स्त्रीकार करने को; 
तेयार है | क्या इसका कोई कारण है कि पूर्वजन्म की बाते हमारे 

स्मरण में रहगी ही? उस समय का मस्तिष्क भी बिछकुछ नष्ट हो 
गया है एवं एक नये मस्तिष्क की रचना हुई है। अतीतकार के 

सस्कारों का जो समष्टिभृत पल है वही हमारे मस्तिष्क मे आया है-- 

उसी को छेकर मन हमारे इस शरीर मे अवस्थित है । 


मे अब जिस दशा में हैं वह मेरे अनत अतीतकाल के कम के 
परिणाम का फल है; किन्तु मुझे उस अतीत का स्मरण करने से क्‍या 
प्रयोजन ? कुससस्‍्कारों का ऐसा प्रभाव है कि जो छोग पुनजेन्मवाद 
नहा मानते वे हो फिर कहते है कि एक समय हम वन्दर थे; किन्तु 
फिर उन्हे उस मर्केट-जन्म का स्मरण क्यो नहीं है ? इसके कारणों की 


जगत्‌ शण३ 


खोज करने का उन्हे साहस नहीं होता है। जब हम सुनते हैं कि 
प्राचीन काल के किसी साधु या ऋषि ने सत्य को प्रत्यक्ष किया है तो 
हम कह देते है कि वह सव भूछ है; परन्तु यदि कोई कहे कि हक्सले 
का मत है या ठिण्डाछ ने बताया है तो हम तुरन्त सारी वाते मान 
लेते है ! प्राचीन कुसस्कारों की जगह हम आधुनिक कुसंस्कार छाये 
है, धर्म के प्राचीन पोंप के वदले हमने विज्ञान के आधुनिक पोप का 
स्त्रागत किया है! अतएव हमें माठृम हो गया कि स्मृति-सम्बन्धी शंका 
खोखली है। और पुनजन्म के बारे में जिन आपत्तियों की अबतारणा 
की गयी है उनमे यही एक है जिसे विज्न छोग सामने छा सकते हैं । 

हमने यह देखा है किपुनजेन्मवाद सिद्ध करने केलिये साथ ही 
साय स्मृति भी रहे--यह प्रमाणित करने की कोई आबश्वकता नहीं है | 
फिर भो हम दबे के साथ यह कह सकते है कि अनेको में ऐसी स्मृति 
आयी है और जिस जन्म मे तुम छोगो को सुक्तिलाभ होगा उस 
जन्म में तुम छोग भी ऐसी स्मति के अधिकारी बनोंगे। तभी तुम्हे 
माठ्म होगा कि जगत्‌ खप्न-सा है. तभी तुम अन्तस्तर से अनुभव 
कर सकोगे कि तुम इस जगत्‌ में नठ मात्र हों और यह जगत्‌ रंग- 
भूमि है, तभी प्रचण्ड अनासक्ति का भाव तुम्हारे भीतर उदित होगा 
--तमी सब भोगवासनोए, जीवन से इतना ग्रेम--वह संसार आहि, सब 
चिस्काल के लिये लुप्त हो जायेगे | तब तुम्हे स्पष्ट मालूम हो जायमा 
कि जगत्‌ में तुम क्लिने बार आये हों, कितने छाखो बार तुमने 
पिता. माता, पुत्र, कन्या, स्व्रामी, स्त्री, वन्‍्धु, ऐसे, शक्ति ढेकर 
इसी जगत मे जीग्न विताया है।यह सत्र कितने बार हुआ था, 
फिर कितने बार चछा गया था। कितने बार संसार-तरंग के सर्वोच्च 


शिन्वर 7 चंते प्ले ने बार ज्ने दे झः 
« निलखर पर तुम॑ चंढे थे और कितने ही बार नेराश्य के अतर गे मे 
१३ 


२९४ ज्ञानयोग 


नुम गिर गये | जब स्म॒ति यह सब तुम्हारे मन में छा देगी केबछ तभी 
तुम वीर-से खडे हो सकोगे तथा ससार के कटाक्ष तुम हँसकर उडा 
दे सकोंगे । तभी वीर की तरह खंडे होकर तुम कह सकोगे, “ मत्यो, 
नुन्नसे में जरा भी नहीं डरता, तुम ब्यथे क्‍यों मुझे डराने की चेष्ठा कर 
रहे हो ! ” जब तुम जान जाओगे कि तुम पर मृत्यु का कोई प्रभाव 
नहीं है, तभी तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकोगे एवं धीरे घीरे हम 
सभी इस मृत्युजयी अवस्था में पहुचेगे | 


आत्मा का पुनजन्म होता है इसका कौन सा युक्तियुक्त प्रमाण 
है? अब तक हम शका का समाधान कर रहे थे। हमने देखा कि पुन- 
जन्मब्राढ अगप्रमाणित करने के लिये जो युक्तियों उठाई जाती हैं वे 
खोखली है | अब पुनजन्मबाद के पक्ष मे जितनी थुक्तियोँ हैं उनकी 
हम आहछोचना करेंगे | पुनजन्मबाद के बिना ज्ञान असंभव है | मानों 
भैने रास्त पर एक कुत्ता देखा। मै कैसे जान पाया कि वह कुत्ता ही 
है : जैसे ही मरे मन पर उसकी छाप पडी वैसे ही उसे मैं अपने मन के 
पूव॑सेस्कारों के साथ मिछान छगा। मैने देखा कि वहाँ मेरे समस्त पूर्व 
संस्कार स्तर स्तर में अवस्थित हैं | ज्योही कोई नया विपय आया 
स्योही मैने प्राचीन सस्कारो स उसकी तुझना की । जैसे ही मैने अजु- 
भव किया कि उसी की भोति और भी कई संस्कार वहाँ विद्यमान 
है , बसे ही उसकी तुझना करने छगा--तभी मैं तृप्त हुआ | मैने तब 
उसे कुत्ते के नाम से जान पाया, क्योंकि पहले के कई सस्कारो के 
साथ वह मिल गया। जब हम उस जसे संस्कार को अपने भीतर 
नहीं देख पते है तभी हममे असतोप पैदा होता है। इसीको ज्ञान कहते 
है | और सनन्‍तोप मिल जाने से ही ज्ञान कहलाता है। जब एक सेव 


जगत्‌ शणण्‌ | 


गिरा तो मनुष्य को असतोष हुआ | इसके बाद मनुष्य ने क्रमश इसी 
ग्रकार की कई घटनाएँ देखी | गंखछा की तरह ये घटनाएँ एक दूसरे 
से वंधी हुईं थी । यह शुखरा कया थी ? वह शृखढ यह थी कि सभी 
सेब गिरते है।और इसीकों उसने 'माध्योकर्षण का नाम दिया । 
अत हमने देखा कि पहले की अजुभूतियोँ न रहने से कोई लड़ 
अनुभूति प्राप्त करना असभव है, क्योंकि उस नयी अनुभूति से तुलना 
करने के लिये कुछ भी नही मिल संकेगा। इसलिये कई यूरोपीयन 
ठाशनिकों का जो मत है कि पैदा होते समय बच्चा ससारशूत्व 
मन लेकर आता है? यदि सच हो तो संसार से उसे संस्कारञून्य मन 
लेकर जाना पंड़ेगा क्योंकि नयी अनुभूति के साथ मिलने के लिये उसने 
कोई सस्कार ही नही हैं | अतएव हमने देखा कि इस प्ृ्रसचित ज्ञान- 
भाडार के बिना कोई नया ब्रान प्राप्त करना असंभव है। वस्तुत. हम 
सभी को ४रेंसचित ज्ञान-भांडार अपने साथ ढेकर आना पडा है। ऐसे 
जान के बिना जानने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि हम 
यह पर वह ज्ञान नहीं मिला हो तो अवश्य ही हमने अन्य कही स 
उसे प्राप्त किया होगा। मृत्यु से हम सबेदा डर जाते है, लेकिन 
क्यों? मुर्गी का एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, एक चील को 

आते देखकर भाग गया । उसने कहाँ स तथा कैसे सीखा कि चीछ 
मुर्गी के बच्चों को खा जाती है| इसका एक पुराना विश्लेषण है, 

किन्तु उसे हम सिफे विश्छेपण ही नहीं कह सकते । वह स्व्राभाविदा 

संस्कार (7४77०) कहा जाता है| मुर्गी के उस छोटे बच्चे भे कहा 

से मरने का डर आया * अंडे से अभी अभी निकरी बदक पानी & 

निकट आते ही क्यों कूद पडत्ती हे तथा तैरने छगती है ? बह तो 

पहले क्ुमी तेरता नहीं जानती थी, न तो पहले उसने किसीको नरंन 


१९६ ज्ञानयाग 


३ 


| छोग कहते है कि वह “ स्वरामात्रिक जान ” है | ४ स्वाभा- 
ज्ञान ” कहने से हमने एक ठम्त्र चौड़े शब्द का प्रयोग किया 
इतना ही, क्रिल्त उसने हम नयी कोई वस्तु नहीं सिखाई। अब 
आछोचना की जाय कि यह स्वाभाविक ज्ञान है क्‍्या। हमारे 
भीतर ही अनेक ग्रकार के स्वाभाविक ज्ञान वतमान है| मानो 
उक्र व्यक्तित ने पियानों पर गाना वजाना सीखना आुरू किया। पहले 
“सरगम ' की ओर गहरा घ्यान देकर उंगलियों को चढाना पड़ता है, 
किन्तु कई महीनों तथा साछों अम्यास हो जाने पर उंगलियों आप ही 
आप ठीक ठीक स्थाना पर चलती फिरती है और वह स्वाभात्रिक हो 
जाता है | किसी समय जिसम ब्रानप्र॒तक इच्छा का प्रयोजन होता था, 
उसमे और उसकी कोई जरूरत न रह गई, एवं ब्वानपूर्वक इच्छा के 
ठिना ही वह अब सम्पन्न हों सकता है और उसी को स्वाभाविक ज्ञान 
ऋहते हैं| पहले वह इच्छा के साथ था, अन्त मं उसमे इच्छा का कोड 
प्रयोजन न रहा। किन्तु स्त्रामाविक ज्ञान का ततल्ल अभी पुरा नहीं 
कहा गया है अब भी आधा रह गया हे। वह यह ह कि जो सब 
आय अब हमार लिय स्वाभाविक हैं, प्रायः उन सभी को हम अपनी 
इच्छा के वश में छा सकते ह। शरीर की प्रति पेशी को ही हम 
वद्श मं छा सकते है | आजकल यह विपय हम सभो को अच्छी 
से ज्ञात है | अतएवं अन्चयी व व्यतिरेकी इन दोनों उपायों से 

| प्रमाणित किया गया हे कि जिसे हम स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं 
कृन कारय के अवनत भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
ने जब साने ग्रक्वति म एक ही नियम का राज्य है तो समग्र 
जृद्धि मं उपमान-प्रमाण' का प्रयोग करके इस सिद्धान्त पर हम पहुंच 


| हा ५ 
कं /ा 


८९४१] 


/२॥१ शा 
| 


जगत्‌ १९७ 


३ बी हम न फि 9 लि, /प पाप 020 
सकते हैं कि तियग जाति व मनुष्य मे जो स्वाभाविक ज्ञान के रूप में 
अकट होता है वह वेखल इच्छा का अवनत माव है । 


बहिजगत में हमे जो नियम मिला था, अथोत्‌ " प्रत्येक क्रम- 
'विकास-प्रक्रिया के पहले एक क्रम-संकोच-प्रक्रिया रहती है और 
क्रमतकोच के साथ साथ क्रमविकास भी रहता है ” इस नियम से हम 
स्वाभाविक ज्ञान का कौनसा तात्पये निकार सकते है £ यही कि 
स्वाभाविक ज्ञान विचारपूवक कार्य का क्रम-सकुचित भाव है| अतएब 
मनुष्य अथवा पश्चु मे जिसे हम स्वाभाषिक ज्ञान कहते है वह अवश्य 
ही पृर्ववर्ती इच्छाकृत कार्य का क्रम-संकोच भाव होगा। और ' इच्छ 
कृत काये ” कहने से पहले यह अपने आप ही स्वीकृत हो जाता है 
कि हमने अमित्नता या अनुभव का ढाम किया था| प्ूर्वक्ृतकाय से 
वह संस्कार आया था और वह संस्कार अब भी विद्यमान है। मरने 
का भय, जन्म से ही तैरने छगना तथा मनुष्य मे जितने अनिच्छाकृत 
स्त्रामातिक कार्य पाये जाते है वे सभी पूवे-काये व पृत्रे-अनुमृति के फछ है 
“जे ही अब स्वाभाविक ज्ञान के रूप मे परिणत हुये हैं। अब तक 
इस विचार महम आसानी से आगे बढ़ सके है और यहाँ तक आधनिक 
विज्ञान भी हमारा सहायक रहा । आधनिक जैन्नानिक धीरे धीरे ग्राचीन 
ऋषियों से सहमत हो रहे है एवं ग्राचीन ऋषियों के मत को वैज्ञानिक 
जहोँ तक मान लेते है बहा तक कोई गडवड नही है।वैज्ञानिक मानते है 
के प्रत्यंक् मनुष्य एज प्रत्यक्त पञ्चु कई अनुभतिया की समष्टि छेकर 
जन्म छेत ह, वे यह भी मानते है कि मन के ये सत्र कार्य पूर्व अनुभूति 
के फछ है। किन्तु यहाँ पर वे छोग और एक प्रइन पूछते हैं: उन छोगो 
का कहना हैं कि यह वात कहने की क्या आवश्यकता है कि ये अनु- 


(८. नानयोग 


भतियों आत्मा की है? ऐसा कहना ही ठीक है कि वे सव शरीर के 
धर्म हे | झ्से आनुवशिक संचार (स6४०स्‍वाए पएव7र8ग्रा8शऑणा ; ही कह 
सकते है | यही शेप प्रइन है | जिन सत्र संस्कारों को छूकर मने 
जन्म लिया है वे हमारे पूत्रेजों के संचित सस्कार हैं, ऐसा हम क्यो न 
कहे ? छोटे जीवाणु से ढेकर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तक सभी के कमसस्कार 
मुझमे मिल हुए हैं, किन्तु आनुचजिक संचार के कारण ही मुममे वे 
आकर मिल गये हैं। यदि हम ऐसा कद्दते तो कौनसी वाघा होती ? यह 
प्रश्न बहुत ही सृक्ष्म है। हा, इस आनुवेशिक संचार को कुछ अश तक 
हम मानते हैं। ठेकिन हम इतना ही मानते है कि इससे आत्मा को रहने के 
छिये एक स्थान मिल जाता है। हम अपने पूर्व कर्मो के द्वारा शरीरविशेष 
का आश्रय लेते हैं | और जिन्होंने उस आत्मा को सतान के रूप में 
प्राप्त करने की स्तरये को उपयुक्त किया है, उनसे ही वह आत्मा उपयुक्त 
उपादान ग्रहण करती है। आनुत्रशिक संचाखाद (70००४ ० 
7००७४ ) किसी प्रमाण के बिना ही एक अदमृत बात मानता ह कि 
पन के मस्कारों की छाप जड मे रह सकती है । जब मे तुम्हारी ओर 
:खता हूँ तब मेरे चिन्ता-हुठ मं तरग उठती है। वह तरंग थोडे ही 
समय मे ल॒प्त हो जाती है; किन्तु सक्ष्म रूप में वह तरंग के ख्प में ही 
त्ममान रहती है | हम यह सप्ञ्न सकते हैं | हम यह भी समझ सकते 
३ कि भातिक संस्कार शरीर म रह सकते है। किन्तु इसका क्या प्रमाण 
है कि शरीर के भग होने पर मानसिक सस्कार शरीर मे रहते है ! 
किसके द्वारा ये सस्कार सचारित- होते हैं ? मानो, मन का प्रत्येक 
मम्कार शरीर में रहना सम्भव है; मानो आनुवेशिकता के अनुसार 
थाद्विम मनुष्य से ढेकर सब पूर्वजों के संस्कार मेरे पिता के शरीर मे 
“नेमान है एवं पिता के शरीर से में उन्हें प्राप्त कर रहा हूँ । कैसे ? 


जगत्‌ - श्र, 


तुम शायद कहोंगे जीवाणुकोप ( 80 फ़ेव्शएं० एश! ) के द्वारा | 
किन्तु यह कैसे समव हो सकता है? क्योंकि पिता का शरीर तो संतान 
में सम्पूण रूप से नही आता है। एक ही पिता-माता की कई सतान 
हों सकती है| इसलिय यदि हम यह आनुवशिक सेचारवाद मान हे 
तो यह भी हमे अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक संतान के 
जन्म के साथ-ही-साथ पिंता-माता को भी अपनी निजी मनोवृत्ति का 
कुछ अंश खोना पड़ेगा, ( चैकि उन छोगो के मत से सचारक व 
सचार्य एक अथीत्‌ भौतिक है ) एवं यदि तुम कहोंगे कि उनकी सारी 
मनोवृत्तियों। ही सचारित होती है तो यह वात माननी पड़ेगी कि प्रथम 
सन्‍्तान के जन्म के वाद ही उन छोगो का मन पूर्ण रूप से शून्य 
हो जायगा। फिर यदि जींवाणुकोप में चिरकारू के अनत सस्कार 
रह जायें तो पूछा जायगा कि ये कहाँ रहते हैं और किस रूप 
से? यह पक्ष बिलकुल असम्मव है । जब तक ये जडवादी 
प्रमाणित न कर सके कि केसे वे संस्कार उस कोप में रह सकते है 
तथा कहां रह सकते है एब्र “ भौतिक कोप मे ये मनोवत्तियाँ निद्रित 
रहती है ” इसका तात्पय थे जब तक समझा नहीं सकते तव तक 
उनका सिद्धान्त मान लेना असम्मन है | इतना तो हम अच्छी तरह 
समझ जाते है कि ये संस्कार मन के भीतर ही निवास करते है। मन 
ही वार बार जन्म ग्रहण करता आता है, मन ही अपने उपयोगी 
उपादान अहण करता है और इस मन ने जिस शरीरविशेष के घारण 
करन के उपयुक्त कम किये है, तन्निमाणोपयोंगी उपादान जब तक 
बह नही पाता, तव तक उसे राह देंखनी पड़ती है। यह हम अनुभव 
करते हैं। अतएव आत्मा के लिए देहगठनोपयोगी उपादान प्रस्तुत 
करने तक ही आनुवंशिक संचारराद स्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु 


२०० शोनयोग 


आत्मा देह के बाद देह ग्रहण करती है, शरीर के बाद शरीर ग्रस्तुत 
करती हैं; और हम जो कुछ चिन्ता करते हैं, हम जो कुछ कार्य करते 
हैं वही सूक्ष्म भाव मे रह जाता है और समय आने पर वे ही स्थूछ रूप 
में व्यक्त भाव धारण करके आत्मप्रकाश के छिय उन्मुख होते हैं | में 
अपना अमिप्राय तुम्हे और भी अधिक स्पष्ट रूप सेकह दूँ। जब अभी 
में तुम लोगों की ओर देखता हूँ तो मेरे मन में एक तरग उठती है। 
बह मानों मेरे चिन्ताहद के भीतर डूब जाती है, सूक्ष्म से सक्ष्मतर होती 
जाती है, परन्तु वह वरिछकुछ ही नष्ट नहीं हो जाती | मन में वह 
किसी भी मुद्दते में स्पृति-तरंग के रूप में प्रकट होने को प्रस्तुत रहती 
है। इसी तरह मेरे मन के भीतर ही यह समस्त संस्कारसमष्टि विद्यमान 
है जो मृत्यु के समय पर साथ ही बाहर हो जायगी | मानो, इस कमरे मे 
कहीं एक गेद पड़ी है और हम सब एक एक छडी से सव ओर से उसे 
मारने छगे। गेद कमरे के एक कोने से दूसरे कोने भे दौड़ने छगी, 
दरवाज़े के नजदीक जाते ही वह बाहर चली गई | वह किस शक्ति 
से वाहर चढी जाती है “--जितनी छड़ियोँं उसे मारी गई थी उनकी 
सम्मिलित शक्ति से। किस ओर उसकी गति होगी, यह भी इन सभी 


कीच 


के समेबत फ़छ सेनिणित होगा । इसी प्रकार, शरीर का पतन होने पर . 


आत्मा की गति का निणोयक क्‍या होगा ? उसने जैसे कमे किये है, 
जेसी चिन्तोए की है, वे ही उसे किसी विशेष दिशा में परिचालित 
करेगी | अपने भीतर उन स॒वों की छाप लेकर वह आत्मा अपने 
गन्तब्य की ओर अग्रसर होगी। यदि समवेत कमीफल इस प्रकार हो 
कि भोग के लिय उसे पुनः एक नया शरीर गढ़ना होगा तो वह ऐसे 
पिता-माता के पास जायगी जिनसे बैंसे शरीर गठन करने के उपयुक्त 
उपादान प्राप्त कर सके और उन्हीं उपादानो के द्वारा वह एक नया 


जगत्‌ २०१ 


शरीर घारण कर लेगी | इसी तरह वह आत्मा एक देह से दूसरी देह 
में जाती रहेंगी, कमी स्व में जायगी तो कभी पृथ्वी पर आकर मानव 
'देह घारण करेगी अथवा अन्य कोई उच्चतर या निम्नतर जीव-शरीर 
घारण करेगी । और इस प्रकार वह तब तक आगे बढ़ती जायगी जब 
तक उसका भोग समाप्त होकर वह अपने निजी स्थान पर छोठ न 
आयेगी | तभी वह अपना स्वरूप जान सकती है, जान सकती है कि 
वह यथार्वतः क्या है। तब समस्त अज्ञान दूर हो जाता है और उसकी 
सारी शक्तियों प्रकाशित होजाती है। वह तब सिद्ध हो जाती है, पृणता 
प्राप्त कर छेती है, तब उसके लिये स्थूछ शरीर की सहायता से काये 
करने की कोई आवश्यक्रता नही रह जाती। सूक्ष्म शरीर के द्वारा काये 
करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। वह तब स्त्रयंज्योति व मुक्त हो 
जाती है, उसका फिर जन्म या मुत्यु कुछ भी नही होता | 


अब इस विपय पर हम और अधिक कुछ आठोचना नही 
करेगे | पुनजन्म के बारे मे केबछ एक और वात की ओर आप छोगो 
का ध्यान आकर्षित कर हम यह आलोचना समाप्त करेगे | यही मत 
केवल जीवात्मा की स्राधीनता की घोषणा करता हैं। केवछ यही 
एक मत है जो हमारी सारी दु्नेछ्ताओं का ढोप दूसरे के मत्ये 
नही मढता । अपने निज के दोप दूसरे के मत्ये मना मनुष्य की 
स्त्राभाविक दुवछता है। हम अपने दोप नहीं देखते है | क्‍या आँखे 
कथी अपने को देख पाती हैं ” किन्तु वे दूसरे सभी की ओँखे देख 
सकती है| हम मनुष्य है, अपनी दुर्बछताये, अपनी गरुतियोँ। मानने 
को हम तब तक राजी नहीं होते जब तक हम दसरो पर ये सब 
छाद सकते है | साधारणतः मनुष्य अपने दोपों तथा अपनी भलों 


२०२ ज्ञानयोग 


को पडोसियो पर छाढना चाहता है। और यदि यह न बन सके 
तो ईखर को इसके लिये उत्तरदायी बनाने की चेष्टा करता है -- 
और यदि इसमे भी सफल न हुआ तो भाग्य नामक एक भूत की 
कल्पना करता है और उसी को इसके छिये उत्तरदायी करके 
निश्चिन्त रहता है! परल्तु प्रइनन यह है कि “भाग्य” नाम 
की यह वस्तु है क्या और रहती कहें है ? हम तो जो कुछ बोते 
है उसीको पाते है | 


हमने स्वयं ही अपने अपने भाग्यो की सष्टि की है। यच्पि 
हमारा भाग खोठा हों तव भी हम किसी को उत्तरदायी नहीं 
बना सकते और यढि हमारे भाग्य अच्छे हो तो भी किसी की प्रशंसा 
करने की आवश्यकता नहीं है। वायु सबवेदा बह रही है। जिन 
सब जहाजों के पाल उठे रहते है उन्हीं का वायु साथ देती है और 
वे ही उसके सहारे आगे बढ़ते है। किन्तु जिनके पाल छगाये नही 
गये उन पर वायु का कोह असर नहीं होता | किन्तु यह क्‍या वायु 
का दोष है ? हममे कोई छुखी है तो कोई दुःखी | क्या यह भी उन 
करुणामय पिता के कारण है जिनकी कृपा-रूपी वायु दिनरात बहती 
रहती है, जिनकी दया का अन्त नहीं है ? हम स्त्रयं ही अपने भाग्यों 
के निर्माता है। उनका सूर्य सभों के लिये उगता है चाहे वे हुर्बछ 
हो या बलवान | साधु, पापी सभी के छिये' उनकी वायु बह रही 
हैं। वे सभो के ग्रभु है, पिता है, वे दयामय तथा समदर्शी है। 
क्या तुम छोगो की यह धारणा हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को 
जिस दृष्टि से देखते है, पे भी उसी दृष्टि से देखते है ” भगवान के 
सबंध मे हमारी यह कितनी श्रुद्र धारणा है। कुत्ते के पिल्‍छो की 


जगत्‌ र्०्ड्‌ 


तरह हम नाना विषयो के लिये प्राणपण से चेथ्व कर रहे है और 
मूर्ख की तरह हम समझ रहे है कि भगवान भी उन विपयों को 
ठीक उसी तरह सत्य समझकर ही ग्रहण करेगे | इन पिल्छों के 
इस खेल का क्या अथे है, वे अच्छी तरह जानते है । उन पर सब 
दोप छाद देना या यह कहना कि वे ही दण्ड-पुरस्कार देने के 
मालिक है, मूखता की वाते है। वे किसी को दण्ड नहीं देते, पुरस्कार 
भी किसी को नही देते। प्रत्येक देश मे, ग्रत्यक काल मे और प्रत्येक 
दशा में प्रत्येक जीत उनकी अनंत दया प्राप्त करने का अधिकारी 
है। किस तरह उसका व्यवहार किया जायगा यह हम पर निभेर 
रहता है। मनुष्य, इंइबर या और किसी पर दोप छादने की 
चेष्टा न करो। जब तुम स्व॒थ कष्ट पाते हों तो अपने को 
ही उसके लिये दोषी समझो एवं जिसेस अपना कल्याण हो सके 
उसी की चेष्टा करो | 


पूवोक्त समस्या का यही समाधान है| जो लोग अपने दुःखो 
या कष्टो के छिये दूसरों को ढोपी बनाते है ( दुःख इस वात का है 
कि ऐसे छोगो की सख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है ) साधारणतया 
वे छोग दु्वेर-मस्तिष्क है; अपने कमे-दोष से वे ऐसी परिस्थिति में 
आ पंडे है, किन्तु अब वे इसलिये दूसरों का उत्तरदायी व्ना रहे 
हैं--- इससे उनकी दशा में तनिक भी पस्ितन नहीं होता वरन्‌ 
दूसरों पर दोप छादने की चेट्ठा करने के कारण वे और भी इुर्बल 
बन जाते हैं | अतएव॒ अपने दोप के लिये तुम किसी को उत्तरदायी न 
समझो. अपने ही पैरों पर खंडे होने की चेश करो, सब कामों के 
हिये अपने को ही उत्तरायी समझो । कहो कि जिन कष्टो को हर 


“२०३ ज्ञानयोग 


अभी बेल रहे है वे हमारे ही कृत करो के फछ है| यदि यह मान 
'ढिया जाय तो यह मी प्रमाणित हों जायगा कि वे फिर हमारे ही 
द्वारा नष्ट भी किये जा सकेगे | हमेन जो कुछ स॒ष्ट किया है उस 
सभी का ध्वेस भी हमीं कर सकते है, जो कुछ दूसरों ने बनाया है 
उसका नाश हमसे कमी नहीं हो सकता । अतएवं उठो, साहसी 
वनों, वीयेवान होओ | सव॒ उत्तरदायित्व अपने ऊपर के छो--यह 
याद रखो कि तुम स्त्रय ही अपने भाग्य के निमीता हो। तुम 
जो कुछ बढ या सहायता मागते हो वह तुम्हारे भीतर ही 
विद्यमान है। इसलिये इसी ज्ञानरूपी शक्ति के सहारे तुम बल 
ग्राप्त करो और अपना भविष्य अपने हाथों बनाओ। * गतस्य 
शोचना नास्ति “->-अब समस्त भविष्प तुम्हारे सामने पड़ा हुआ 
है। सदा तुम इस बात का स्मरण रखो कि तुम्हारी ग्रत्येक्क चिन्ता, 
प्रत्येक काये सचित रहेगा, और यह भी याद रखो कि ज़ेसे तुम्हारी 
प्रत्येक असत्‌ चिन्ता या असत्‌ काये शेरों की तरह तुम पर कूद 
पडने की चेष्टा करेगा बसे ही सत्‌ चिन्ताएँ एवं स॒त्‌ काये भी 
हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्बदा तुम्हारी रक्षा के छिये 
उद्यत रहेगे | 


१०, बहुल में एकल 


पराच्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ परान्‌ परयति 
नानन्‍्तरात्मन्‌ | 

कश्चिद्धीर . . प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतलमिष्छन ॥| 
--कऋठोपनिपद्‌ , द्वितीय अध्याय, प्रथम वल्ली | 


४ स्येभू ने इन्हियो को वहिमुख होने का विधान बनाया है, 
इसीलिये मनुष्य सामने की ओर (विपयो की ओर ) देखता है 
अन्तरात्मा को नहीं देखता । कोई कोई ज्रानी व्यक्ति जो विषयो की 
ओर से निवत्तदष्टि है और अमृतत्व प्राप्ति की #चछा रखता है, अन्तरस्थ 
आत्मा को देखा करता है।” हम देख चुके है कि वेदों के संहिता 
; भाग में तथा अन्य ग्रन्थों में भी जगत्‌ के तत्व का जो अनुसन्धान हो 
रहा था उससे बाहरी प्रकृति की तत्वालोचना द्वारा ही जगत्‌ के कारण 
का अनुसन्धान करने की चष्टा की गईं थी, उसके बाद इन सभी सत्य 
की खोज करने वालो के हृदय में एक नवीन प्रकाश आलोकित हुआ; 
उन्होंने समझ लिया कि बहिजेगत्‌ के अनुसन्धान द्वारा वस्तु का वास्त-- 
विक स्वरूप जानना असम्मव है | फिर किस प्रकार उसको जानना 
होगा * बाहर की ओर से इृष्टि को फिरा कर अथीत भीतर की ओर इष्टि 
करके जानना होगा। और यहाँ पर आत्मा का विशेषण स्रूप जो 
' प्रत्यक्‌ ' शब्द प्रयुक्त हुआ है वह भी एक विशेष भाव का द्योतक 
है | प्रत्यक्‌ अथोत्‌ जो भीतर की ओर गया है -हमारी अन्तरतम वस्तु 


श० 5 ज्ञानयोग 


हृद॒य-केन्द्र, वही प्रस्म वस्तु जिससे मानो सब्र बाहर आया है, वही 
मध्यवर्ती सूर्य जिसकी किरण हैं मन, शरीर, इन्द्रियो और जो कुछ 
हमारा है वह सब | 


“ पराच: कामाननुयन्ति बाढास्ते मृत्योयेन्ति विततस्य पाशम । 
अथ धीरा: अमृतत्र विदित्वा ध्रुउमप्रुवेश्वि्ठ न प्रार्थयन्ते ॥ 


( कठ--पृ्रोक्त ) 


४ बालबुद्धि मनुष्य वाहरी काम्य वस्तुओं के पीछे दौड़ते फिरते 
है | इसीलिये सब ओर व्याप्त मृत्यु के पाश में बंध जाते है, किन्तु 
ज्ञानी पुरुष अमृतत्व को जान कर अनित्य वस्तुओं मे नित्य वस्तु की 
खोज नही करते । ” यहों पर भी यही भाव प्रकट होता है कि सीमित 
बस्तुओ से पूर्ण बाह्य जगत्‌ मे असीम और अनन्त वस्तु की खोज 
व्यथे है---अनन्त की खोज अनन्त में ही करनी होगी और हमारी 
अन्तवर्ती आत्मा ही एक मात्र अनन्त वस्तु है। शरीर, मन आदि 
जितना थी जगठ्पञु्च हम देखते हैं अथवा जो हमारी चिन्ताये 
अथवा विचार है कुछ भी अनन्त नहीं हो सकता। इन सभी की 
उत्पत्ति का मे है और छय भी काछ में है। जो ब्रष्ट साक्षी पुरुष 
इन सब को देख रहा है, अथीत्‌ मनुष्य की आत्मा, जो सदा जाग्रत 
है वही एक मात्र अनन्त है, वही जगत्‌ का कारणस्वरूप है; अनन्त 
वी खोज करने के लिये हमे अनन्त मे ही जाना पडेगा--उस अनन्त 
आत्मा में ही हम जगत्‌ के कारण को देख पायेंगे | “ यदेवेह तदमुत्र 
यदमुत्र तदन्बिह | मृत्यो: स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पर्यति 
( कठ-पूर्वोक्त ) | “जो यहों है वही वहों भी है; जो वहों है वही 


बहुत्व में एकत्व २०७ 


यहें थी है। जो यहें। नाना रूप देखते है वे वाख़ार मृत्यु को 
प्राप्त होते है । ' सह्विता भाग में हम ठेखने है कि आर्यों में स्व 
जाने की विशेष रूप से इच्छा रहती थी। जब वे जगतुप्रपञ्च से 
विरक्‍त हो उठे तो स्वरभावत ही उनके मन में एक ऐसे स्थान मे जाने 
की इच्छा हुई जहाँ। दु ख से बिछकुछ रहित केवल सुख ही सुख हो । 
'ऐसे स्थानों का ही नाम स्त्र्ग है--जहोँ केवछ आनन्द ही होगा, 
जहें शरीर अजर अमर हो जायगा, मन भी वैसा ही हो जायगा और 
वे वहाँ पितगणो के साथ सठा वास करेंगे। किन्तु दाशनिक विचारों 
की उत्पत्ति होने के बाद इस प्रकार के स्रगे की घारणा असगत और 
असम्भ॒ मालूम पडन छगी | “ अनन्त - किसी एक देश में है. ” यह 
वाक्य ही स््रविरोधी है। किसी भी स्थानविशेष की उत्पत्ति और नाश 
दोनों ही कार मे होते हैं। अतः उन्हें स्रगेविषयक घारणा का त्याग 
कर देना पडा | थे धीरे घीरे समन गय कि ये सब स्त्रम मे रहने वाले 
इवता छोग एक समय इसी जगत्‌ के मनुष्य थ, बाद में किसी सत्कर्म 
के पहस्ररूप वे देवता वन गये हैं: अतः यह देवल्व केवर विभिन्न 
पदों का नाम मात्र है । वेढ का कोई भी ठेबता किसी व्यक्तिविशेष 
का नाम नहीं है । 


इन्द्र या वरुण किसी व्यक्ति के नाम मे ही है। ये सब 
विभिन्न पटो के नाम है | उनके मत के अनुसार जो पहले इन्द्र थे 
त्रे अब इन्द्र नहीं है. उनका इन्द्रत्य अब नहीं है, एक अन्य व्यक्ति 
यहाँ से जाकर उस पद पर आखरूद्ध हो गया है। मरी देवताओं 
के सम्बन्ध मइसी प्रदार समझना चाहिए | जो सत्र मनुप्य करे 
के बल से देबस् प्राप्ति के योग्य अवस्थ को प्राप्म कर चुके है 


२०८ ज्ञानयोग 


वे ही सव इन पदों पर समय समय पर ग्रतिप्ठित होते है। किन्तु 
इनका भी बिनाश होता है | प्राचीन ऋग्वेद मे ठेवताओं के सम्बन्ध 
में हम इस अमरत्व शब्द का व्यवहार देखते हैं अवश्य, किन्तु वाद 
के कार में इसका एकदम परित्याग कर दिया गया है; कारण, 
उन्होंने देखा कि यह अमर देश-कारू से अतीत होने के कारण 
किसी भौतिक वस्तु के सम्बन्ध में प्रयुक्त नहीं हो सकता, चाहे 
वह वस्तु कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो। वह कितनी ही सूक्ष्म क्यो 
न हो, उसकी उत्पत्ति देश-काछ में ही है, कारण, आकार की उत्पत्ति 
का प्रधान उपादान देश है। देश को छोड कर आकार के विषय 
वी कव्पना करके देखो, यह असम्भव है | देश ही आकार के निर्मोणः 
का एक विजिट उपादान है--उस आकृति का निरन्तर परिवतेन 
हो रहा है| देश और काल माया के भीतर है। और ख्त्रग भी इसी 
पृथ्वी के समान देश-काछ की सीमा से वद्ध है यह भाव उपनिपदो 
के निम्नलिखित इलोकांश में व्यक्त किया गया हें--' यदेवेह 
तदमुत्र यदमुत्र तढन्विह '-- जो कुछ यहें है बह वहाँ है, जो कुछ 
वहाँ हे वही यहाँ भी है।” यदि ये ही देवता हैं तो जो नियम 
यहों है ग्ही वहाँभी छागू होते है, और सभी नियमों, का चरम 
उद्देश्य है--विनाश, और वाद मे फिर नये नये रूप धारण करना । 
इसी नियम के द्वारा सभी जड पढाथ विभिन्न रूपो मे परिवर्तित हो 
रह्ह, ीर दुट कर, चुरचर होकर फिर उन्ही जड़ कणों स्‌ 
परिणत हो रहे है । जिस किसी वस्तु की उत्पत्ति है, उसका विनाश 


हाता हां है| अतएब यदि खगें हैतो वह भी इसी नियम के: 
अधीन होगा | 


बहत्व में एकत्च २०९ 


३, 


हम देखते है कि इस जगत्‌ में सभी प्रकार के चुलों की 
छाया के ख्य में कोई न कोश दुख रहता ह। जीवन के पीछे 
उसकी छाया के रूप में मृत्यु रहती ह। व ढार्ना सदा एक साथ 
ही रहते हैं | कारण. वे परस्पर विरोधी नह है; वे दोनो पूर्ण 
पुयकू साय नही हैं, न॑ एक हा वस्तु के दा व्रिमिन् हिल हद नह 
एक ही चसस्‍्तु जीवन-मुयु, छुख-हुख, अच्छे-चुर आदि रूप र 
प्रकाशित हो रही है। अच्छी और बुरी ये दोनो सम्पूणे रूप से 
पदक उस्तुये हैं और वे अनन्त काल से चली आ रही है, यह 
बारणा नितान्त असगत है। वे वास्तव में एक ही वत्तु के विभिन्न 
रूप हैं-जों कमी अच्छे रूप में और कमी बुरे रूप में प्रतिभात 
हो रही है, बस | यह विभिन्नता ग्रकारगत नहीं. परिमाणगत है । 
उनका भेद्ठ वास्तव में मात्रा के तारतम्य में है। हम ठेखत हैं कि 
एक ही स्नायुप्रगाढी अच्छे बुर दाना ब्रकार के अबवाह काठ 
जाती है। किन्तु यदि स्नायुमण्डली किसी प्रकार से विगड़ जाय 
तो किसी ग्रकार की अनुभूति ही न होंगी। मान छो, ण्क स्नायु 
में पक्षाघ्ात हों गया, उस रूमय उसमे से होकर जो झुखकर 
अनुभूति आती थी बह नहीं आय्रगी, और दुखकर अनुभृति भी 
नही आयेगी । थे छुख ढु ख कभी भी पृथक नहीं होते, वे मानो सर्बठा 
पकत्र ही रहते है और एक ही वस्तु जीवन में कमी सुख, कभी द'ख 
का उत्पादन करती है । एक ही वस्तु किसी को सुगम और किसी 
को दुःख देती है। मांसाहार से खाने वार को छुख अवश्य मिलता 
है, किन्तु जिसका मास खाया जाता है उसे तो मवानक कष्ट है| 
ऐसा कोई विपय ही नहीं जो सब को समान रूए से सुख देता हो | 
लोग सुखी हा'रह्‌ और कुछ दवी | इसी प्रकार चलेगा | 


ध्ड 


टी 


२१० शानयोंग 


अत: अब यह स्पष्ट होगया कि यह द्वैतमाव वास्तव में मिथ्या हे । 
इससे क्‍या प्राप्त हुआ ? मैं पहले व्याख्यान में ही यह कह 
चुका हैँ कि जगत्‌ मे ऐसी अवस्था कभी आ ही नहीं सकती जब 
सभी कुछ अच्छा हो जायगा और बुरा कुछ भी नहीं रहेगा। इससे 
अनेक व्यक्तियों की चिर धोषित आशा अक्श्य चूण हो जायगी, 
अनेक इससे भयभोत भी होंगे किन्तु इसे स्त्रीकार करने के 
अतिरिक्त मै अन्य उपाय नही देखता। यदि मुझे कोई समझा दे 
कि वह सत्य है तो मे समन्ने को तैयार हूँ, परन्तु जब तक मेरी समझ्न 
मे नही आता तब तक कैसे मान सकता हूँ 


मेरे इस कथन के विरुद्ध कुछ युक्तियुक्त मालूम पड़ने वाढा 
'एक तके है कि क्रमविकास की गति के क्रम से समयानुसार जो 
कुछ अशुभ हम देखते ह॑ सभी चला जायगा--इसका फल यह 
होगा कि इसी ग्रकार कम होते होते छाखों बष के बाद एक ऐसा 
समय आयेगा जब सभी अशुभ नष्ट हो कर केवछ शुभ ही 
शुभ शेप रह जायगा। ऊपर से ठेखने पर यह यथुक्ति एकदम 
अखण्डनीय मालूम पड सकती है | ईवरेच्छा से यदि यह सत्य होती 
तो बड़ा ही आनद होता, किन्तु इस युक्ति में एक दणेप है। वह यह 
कि यह ड्ञाभ और अशुभ दोनों को निर्दिष्ट परिमाण में छेती है । 
यह स्त्रीकार करती है कि एक निर्दिष्ट परिमाण मे अशुभ है, मान लो 
कि वह १०० है, और इसी प्रकार निश्चित परिमाण मे झ्ुभ भी है 
और यह अश्ञुभ कम होता जा रहा है और केवल जुभ बचता जा 
रहा है। किन्तु क्या वास्तव में ऐसा ही है? जगत्‌ का इतिहास 
साक्षी है कि शुभ के समान अद्यम भी क्रमशः बढ़ ही रहा है । 


बहुत्व में एकत्व २११ 


समाज के अत्यन्त निम्न स्तर के व्यक्ति को छीजिये | वह जग 
में रहता है, उसके भोगसुखों की संख्या कम है, इसलिये उसक 
दुःख भी कम है। उसके दुःख केवल इन्द्रियविषयों तक ही 'सीमिन 
हैं| यदि उसे प्योप्त मात्रा मे भोजन न मिले तो वह दु.खी हो जाता 
है। उसे खूब भोजन दो, उसे स्वच्छन्द हो कर धूमने फिरने और 
शिकार करने दो, वह पूरी तरह सुखी हो जायगा। उसका छुख-ढु.ख 
सभी केबल इन्द्रियों मे ही आबद्ध है। मानछो कि उसका ज्ञान बढ़ने 
छगा | उसका सुख बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि खुल रही है, वह जो 
सुख पहले इन्द्रियो में पाता था अब वही सुख उसे बुद्धि की वत्तियों 
को चढाने मे मिता है। वह एक सुन्दर कबिता पाठ करके अपर 
सुख का स्वाद लेता है। गणित की किसी समस्या की मीमांसा करने 
मे ही उसका सम्पूण जीवन कठ जाय, इसी में उसको परम सुख 
प्राप्त है। किन्तु इसके साथ साथ असम्य अवस्था मे जिस तीजत्र यंत्रणा 
का उसने अनुभव नहीं किया, अब उसके स्नायु उसी तीत्र येत्रणा 
का अनभत्र करने के भी क्रमश: अभ्यासी हो जाते है, अत, उसे तीत्र 
मानसिक कष्ट होता है| एक बहुत ही साधारण उदाहरण लीजिये। 
तिब्बत देश में विवाह नहीं होता, अतः वहाँ प्रेम की ईष्यी भी नहीं 
पाई जाती, फिर भी हम जानते ही है कि विवाह अपेक्षाकृत उन्नत 
समाज का परिचायक है। तिव्वती छोग निष्कठक स्वामी और 
निष्कलक स्त्री के विदद्ध दाम्पत्य-प्रेम का सुख नहीं जानते | किन्त 
साथ ही किसी पुरुष या स्त्री के पतन हो जाने से दसेरे के मन मे 
क्रितनी भयानक इुष्यों, झितना अन्तठोह उपस्थित हो जाता है वेय 
भी नहीं जानते। एक ओर उच्च घारणा से सुख में वद़ि हुई 
अबदय, केन्तु दूसरी ओर इससे दु.,ख की भी वद्धि हुई। 


२१२ ज्ञानयोग 


आप अपने देश की ही बात छीजिये-- पृथ्वी पर इसके समान 
धनिकों का देश दूसरा नही है--और दुःख कष्ट यहाँ किस प्रवलू रूप 
में विराजमान है वह भी देखिये। अन्यान्य दर्शों की अपेक्षा यहा पागढों 
की सख्या कितनी अधिक है,! इसका कारण है, यहाँ के छोगों की 
वासनाय अति तीत्र, अत्यन्त ग्रबल हैं। यहाँ के छोगों को जीवन का 
स्तर सबंदा ऊँचा ही रखना होता है। आप छोग एक वर्ष मे जितना 
खचे कर देते हैं, वह एक मारतीय के लिय जीवन भर की सम्पत्ति के 
वराबर है । और आप छोग दूसरों को उपदेश भी नहीं दे सकते कि 
खर्चे कम करो, कारण, यहाँ चारों ओर की अवरथा ही ऐसी है कि 
किसी विशेष स्थान में इतने से कम में खर्च ही नही चलेगा-- नहीं 
तो सामाजिक चक्र मे आपको पिस जाना पड़ेगा। यह सामाजिक चक्र 
दिन रात धूम रहा है--वह विंधंवा के ऑसुओं पर और अनाथ 
. बालक-बालिकाओं के चीत्कार पर तनिक भी कान नहीं देता) आपको 
भी इसी समाज मे आगे बढ़कर चलना होगा, नहीं तो इसी चक्र 
की नीचे पिस जाना होगा। यहां सभी जगह यही अवस्था है | आप 
ठोगो की भोगसम्बन्धी धारणा भी अत्यधिक परिमाण मे विकासग्राप्त 
हो गई है, आप का समाज भी अन्यान्य समाजो की अपेक्षा छोगों को 
अधिक आकर्षित करता है। आपके भोगों के भी नाना प्रकार के उपाय 
है । किन्तु जिनके पास आपके समान भोगो की सामग्री नहीं है या 
कम है उनके लिय आपकी अपेक्षा हुःख भी कम हैं | इसी प्रकार आप 
सभी जगह देखेंगे | आपके मन मे जितनी दूर तक उच्च अभिल्ाषाये 
रहगी आपको सुख भी उतना ही अधिक मिलेगा और उसी परिमाणमे 
5ख भी | एक मानो दूसरे की छाया स्वरूप है| अशुभ कम,होता जा 
रहा है यह वात सत्य हो सकती है, किन्तु उसके साथ ही शुभ भी कम 


बहुत्व में एकत्व २१३ 


हो रहा है यह भी कहना पंडेगा। किन्तु वास्तव मे एक ओर जैसा 
ट.ख कम हो रहा है दूसरी ओर वैसा ही क्या करोडो गुना बढ नहीं 
रहा है? बात यही है कि सुख यदि समयुक्तान्तर श्रेणी (#कणश००व' 
7०000788807 ) के नियम से बढ रहा है तो दुख समगुणितान्तर श्रणी 
अथोत्‌ ( (6०7०००8) 970078४४०४ ) के नियम से बढ रहा है ऐसा 
कहना पडेगा। इसीका नाम माया है। यह न केवल सुखबाद है, 
न केवल दु'खबाद | वेदान्त यह नहीं कहता कि जगत्‌ केवल 
दुख मय है। ऐसा कहना ही भूछ है। और जगत्‌ सुख से परिपूर्ण 
है, यह कहना भी ठीक नहीं है। बारूको -के लिय यह जगत्‌ केव्रल 
मधुमय है--यहों केवछ सुख है, केवछ फूछ है, केवछ सोन्दय हैं, 
कब मधु है--इस प्रकार की शिक्षा देना भुक है। हम सारे जीवन 
इन्ही फूल का स्वप्न देखते है । और कोई एक व्यक्ति अन्य की 
अपेक्षा अधिक दुख भोगता है, इसीलिय संत ढु खमय है यह 
कहना भी भूल है | जगत्‌ इसी दूत भाव से पूण अच्छे बुरे का खेल 
है | वेदान्त इसके अतिरिक्त एक और वात कहता है। यह मत 
सोचो कि अच्छा और बुरा दो सम्यूण प्रथक वस्तुय है। वास्तव में 
वह एक ही वस्तु है। एक ही वस्त भिन्न मिन्न रूप से भिन्न भिन्न आकार 
मे आविभत हो कर एक ही व्यक्ति के मन में भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न 
करती हैं| अतरतर वेदान्त का प्रयम काये है इस ऊपर से मिन्न प्रतीत 
होने वाले वाद्य जगत्‌ में एकल का आशिष्कार करना। पारसीयो का 
मत है कि दो देवताओं ने मिछकर जगत्‌ की सृष्टि की हैं। यह मत 
अन्रश्य है बहुत कम उन्नत मन का परिचायक ह। उनके मत से जो 
अच्छा देवता है वह सभी सुखा का विधान कर रहा है; और वरा 

देवता सभी बुरे विषयो का त्रिधान कर रहा है | यह स्पष्ट है कि ऐसा 


/थ 
९ 


? आानयाग 


होना अपम्भव है; कारण, वास्तव में यदि इसी नियम से सभी कार्य 
हो तो प्रत्येक प्राकृतिक नियम के दो अश हो जायेंगे-कभी तो 
एक देवता उसे चलाता है, वह चला गया, उसकी जगह और एक 
आया | किन्तु वास्तव मे हम देखते है कि जो शक्ति हमे खाना पीना 
दंती है वही देवदुरविपाक द्वारा अनेकों का संहार भी करती है। यह मत 
स्व्रीकार करने मे एक और गड़वड यह है कि एक ही समय दो देवता 
वाये कर रहे है । एक स्थान पर एक किसी का उपकार कर रहा है, 
दूसरे स्थान पर दूसरा किसी का अपकार कर रहा है| फिर भी दोनों: 
के बीच सामज्जस्य बना रहता है--यह किस प्रकार सम्मव है ! 
अवश्य ही यह मत जगत्‌ के द्वत तत्व को प्रकाश करने की एक. 
बहुत ही स्थूछ ग्रणाढी मात्र हैं--इसमे कोई सन्देह नहीं । 


2 णि| ५ 


| 


अब हम उच्चतर दशनों मे इस विषय में क्‍या सिद्धान्त माना 
गया कल चप कक 
गया है इस पर विचार करेगे। इनमें स्थूछ तत्व की बात छोड़कर 
मृक्ष्म भाव की इष्टि से कहा जाता है कि जगत्‌ कुछ तो अच्छा है, 


'ुछ बुरा | पहले जो युक्तिपरम्परा हमने ग्रहण की, उसके अनुसार 
उह भी असम्मव है। 


अतएव हम देखते है कि केवल छुखबाद अथवा केवल दुःख- 
पाद--किसी भी मत के द्वारा जगत की यथार्थ व्याख्या या वर्णन 
नहीं होता | कुछ घटनाएँ सुखबाद की पोषक है, कुछ दुःखबाद की 
समर्थक । किन्तु क्रमशः हम देखेंगे कि वेदान्त में सभी दोष प्रकृति 
के कन्धो से हटाकर हमारे अपने ऊपर दिया गया है। और इसी 
भ हमे विशेष आशा भी दी गई है। वेदान्त वास्तव में अमंगल 
जस्वीकार नहीं करता। वह जगत्‌ की सभी घटनाओं के सभी अंशों 


वहुत्व में एकत्व श्रु५ 


का विश्लेषण करता है--किसी भी विषय को छिपाकर रखना नहीं 
चाहता | वह मनुष्य को एकदम निराशा के सागर मे नहीं बहा 
देता | वह अन्नेयवादी भी नही है| उसने इस सुख-दुःख के ग्रतीकार 
के उपाय का आविष्कार किया है, और यह ग्रतीकार का उपाय वच्र 
के समान इढ भित्ति पर प्रतिष्ठित है। वह ऐसा उपाय नहीं बताता 
जिसंस कि क्रेवक बच्चे का मुँह बन्द कर दिया जाय एवं जिसे 
वह सहज में ही समझ्न छे, ऐसे स्पष्ट असत्य के द्वारा उसकी दृष्टि को 
अन्धा कर दिया जाय | मुन्ने याद है, जब में बालक था उस समय 
किसी युवक के पिता मर गये जिससे वह बड़ा गरीब हो गया, एक बड़े 
परिवार का भार उसके गले पड गया। उसने देखा कि उसके पिता के 
मित्र छोग ही उसके प्रधान ज़ात्रु है। एक दिन एक धर्मांचाये के 
साथ साक्षात्‌ होने पर वह अपने दुःख की कहानी कहने छगा और 
बे उसको सान्वना देने के लिये कहने छूगें, “ जो होता है अच्छा 
ही होता है. जो कुछ होता है अच्छे के लियेही होता है |” पुराने घाव 
को जिस प्रकार मखमछ के कपड़े से ढक रखना होता है, धर्मोचार्य की 
उपयुक्त वात भी ठीक वैसी ही थी। यह हमारी अपनी हबेछता 
और अन्नान का परिचय मात्र है। छ' मास के बाद उसी धमीचाये 
के घर एक सन्तान हुई, उसके उपलक्ष्य में जो उत्सव हुआ उसमे 
वह युवक भी निमत्रित था | धमीचाय महोदय भगवान्‌ की पूजा 
आरम्भ करके बोले--- इंश्वर की कृपा के छिये उसे धन्यवाद है। 
तव युवक उठकर वोला--' यह क्या कह रहे है ? उसकी कृपा 
कहे है! यह तो घोर अभिज्ञाप हे।! धर्माचार्य ने प्रछा-' वह 
युवक न उत्तर दिया-- जब मेरे पिता की म॒त्यु हुई तय 
अपर ऊपर अमगल होने पर भी उस आपने मेगल कहा था। इस 


२१६ ज्ञानयाग 


समय आपकी सनन्‍्तान का जन्म भो यद्यपि ऊपर ऊपर आपको म्गल 
सा लग रहा है किन्तु वास्तव में मेरी दृष्टि से यह महा अमंगलकारी 
मालम होता है।' इसी प्रकार जगतू्‌ के दुःख-अमगल का ढक 
रखना ही क्‍या जगत का दुःख दूर करने का उपाय हो सकता है : 
स्वयं अच्छे वनो और जो कष्ट पा रहे है उनके ऊपर दया करो। 
जोड जाड करके रखने की चेष्ट मत करो, उस भवरोग दूर नह 
होगा | वास्तव में हमे जगत्‌ के बाहर जाना पड़ेगा | 


यह जगत्‌ सदा ही भंछे और बुरे का मिश्रण है | जहाँ मछाई 
देखो, समझ लो कि उसके पीछे बुराई भी छिपी है | किन्तु इन सभी 
व्यक्त भावों के पीछे--इन सब विरोधी भावो के पीछे बेदान्त उसी 
एकल को देखता है | वेदान्त कहता है, बुराई छोडो, और भाई भी 
छोडो | ऐसा हॉने पर शेप क्या रहा: वेदान्त कहता है कि केवछ 
अच्छे बुरे का ही अस्तित्व है यह बात नहीं | इनके पीछे एक 
ऐसी वस्तु रहती है जो वास्तव मे तुम्हारी है, जो वास्तव मे तुम्हों 
हो, जो सब प्रकार के शुभ और सब प्रकार के अशुभ के बाहर है । 
वही वस्तु शुभ और अशुभ रूप मे प्रकाशित हो रही है। पहले 
इसको जान छी-तभी, और केबछ तभी तुम प्रूण सुखबादी हो सक 
हो | इसक पवे नहीं। ऐसा होने पर ही तुम सभी पर विजय प्राप्त कर 
सकते हो। इन्ही आपातप्रतीयमान व्यक्त भावो को अपने आधीन 
करो, तब तुम उस सत्य वस्तु को इच्छानुसार जैसा चाहो प्रकाशित 
कर सकोगे | तभी तुम उन्हे चाहे शुभ रूप मे, चाहे अशुभ रूप में 
गी इच्छा हो प्रकाशित कर स्कोगे। किन्तु पहले तुम्हे स्वथ अपना 
ही प्रभु बनना पडगा | उठो, अपने को मुक्त करो, इस समस्त 


बहुत्व भें एकत्व २१७ 


नियमों के राज्य के बाहर जाओ, कारण ये नियम प्रकृति के सभी 
अशो मे व्यापक नहीं है, वे तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को बहुत कम 
प्रकाशित करते है। पहले अपने को समझो कि तुम प्रकृति के दास 
नहीं हो, न कभी थे, न कभी होओगे-प्रकृति यो तो अनन्त मालूम 
पडती है अब॒श्य, किन्तु वास्तव मे वह संसीम है। वह समुद्र का एक 
विन्द्र मात्र है, और तुम्ही वास्तव में समुद्र रूप हो, तुम चन्द्र, सूर्य 
तारे सभी के अतीत हो तुम्हारे अनन्त स्त्ररूप की तुलना में वे 
केवछ बुढबुदों के समान हैं। यह जान ढेने पर तुम अच्छे और 
बुरे दोनो पर बिंजय पा जाओगे | तभी तुम्हारी दृष्टि एकदम परि- 
वर्तित हो जायगी, तव तम खड़े हो कर कह सकोंगे, ' मंगल 
कितना सुन्दर है और अमगल कितना अद्भुत है !! 

चेदान्त यही करने को कहता है। वेदान्त 'यह नही कहता कि 
स्वणपत्र से घाव के स्थान को ढक कर रक्खों, और घाव जितना ही 
पकता जाय उसे और भी ख्॒णपत्रों से मह दो | जीवन एक कठिन 
समस्या है इसमे सन्देह् नहीं । यत्रपि वह वच्र के समान हुर्मच प्रतीत 
होता है, तथापि यदि हो सके तो इसेके बाहर जाने की चेष्टा करो 
“आत्मा इस देह की अपेक्षा अनन्त गुना शक्तिमान है। वेदान्त 
तुम्हारे कम-फल के लिये दूसरे ठेवता पर दायित्व नहीं डाढ॒ता, वह 
कहता है, तुम स्वय ही अपने अद्ृट् के निर्माता हो | तुम अपने कम- 
फछ से अच्छे और बुरे दोनो ही फल भोग करते हो, तुम अपने ही 
हाथा से अपनी आंख मूँठ कर कहते हो-अन्धकार है | हाथ हटाओ 
“पम्ह प्रकाश दिखेगा। तुम व्योतिसर्वरूप हों--तम पहले से ही 


सिद्ध हो । अब हम- मत्यो. स मत्युमाप्नोति य इह नानिव पस्यति ? 
' इस अति का अथ समझ्न पा रहे हैं। 


२१८ शानयोग 


किस प्रकार हम इस तत्व को जान सकते है ? यह मन जो 
इतना श्रान्त और दुबढ है, जो इतने सहज में विभिन्न दिशाओं मे 
दौड़ जाता है, इस मनको भी सब किया जा सकता है -जिससे 
वह उस ज्ञान का--उसी एकत्व का आमास पा संके। उस समय 
वही शान पुनः पुनः मृत्यु के हाथो से हमारी रक्षा करता है। “यथोदक 
दुर्गे वृष्ट पर्वतेपु विधावति | एवं धर्मान्‌ पृथक्‌ पह्यंस्तानेवानुविधावति। ” 
( कठ० अ० २, बहछी १, इलोक १४ ) “ जछ उच्च दुर्गम भूमि में 
वरत कर जिस प्रकार पषतों में से होकर बिकीण हो दौडता है, उसी 
प्रकार जो व्यक्ति गुणों को पृथक्‌ करके ठेखता है बह उन्हीं का 
अनुवतन करता है। ” वास्तविक शक्ति एक है, केत्रल माया में पड़ 
कर अनेक होगई है | अनेक के पीछे मत दौड़ो, वस उसी एक की 
ओर अग्रसर होओ | “ हसः शुचिषद्सुरन्‍्तरिक्षसद्रोता वेदिपदतिधि- 
ढुंरोणसत्‌ । नृषद्वरसब्तसद॒योमसदव्ज। गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋते 
वृहत्‌।  (कठ० अ० २, वल्ली २, रछोक २) “ वह (वही 
आत्मा ) आकाशवासी सूर्य, अन्तरिक्षवासी वायु, वेदिवासी अग्नि और 
कछशवासी सोमरस है । वही मनुष्य, देवता, यज्ञ और आकाश मे है, 
पह्दी जल मे, पृथिवी पर, यज्ञ मे और पर्वत पर उत्पन्न होता है; वह 
सत्य है, वह महान्‌ है।” “ अग्निर्यग्ैक्ों भवन प्रविष्टो रूपे रू 
अतिरूपो वमृव। एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिइ्च |” 
“ बायुयेबेको भुवन प्रविष्ो रूपे रूप प्रतिरूपो वभूत्र । एकस्तथा सर्व- 
भूदान्तरात्मा रूप रूप ग्रतिरूपों वहिश्च | ” ( कढ० अ०२ , बढली २, 
“डक ९-१०) जिस प्रकार एक' ही अग्नि जगत्‌ मे ग्रविष्ट होकर ” 
दाह्म वस्तु के रूपमेठ' से भिन्न मित्र रूप धारण करती है उसी प्रकार 
सब भूतों का एक अन्तरात्मा नाना वस्तुओं के भेद से उस उस वस्तु 


बहुत्व में एकत्व २१९. 


का रूप धारण कर लेता हैं, और सब के बाहर भी रहता है। जिस 
प्रकार एक ही वायु जगत्‌ मे ग्रविष्ट होकर नाना वस्तुओ के भेद से 
तत्तद्रप हो गयी है उसी प्रकार वही एक सब भूतो का अन्तरात्मा नाना 
वस्तुओं के भेद से उस उस रूप का हो गया है और उनके वाहर 
भी है। ” जब तुम इस एकत्न की उपलब्धि करोंगे तभी यह अबस्था 
होगी, उससे पृ नहीं। यही वास्तविक सुखबाद है--सभी जगह 
उसका दीन करना | अब प्रइन यही है कि यदि यह, सत्य है, यदि 
वह शुद्ध रूप अनन्त आत्मा इन सब के भीतर प्रवेश करके रहता 
है तब यह क्यो सुख दुःख भोग करता है? क्‍यों वह अपवित्र 
होकर दुःख भोग करता है। उपनिपद कहते हैं कि वह ढुःखानुभव 
नहीं करता। “ सूर्यो यथा स्वेोकस्य चल्लुन छिप्यते चाहुपिः 
वाह्मयदौष॑। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकदु:खेन 
बाह्य: | ” ( कृढ० अ० ३, बल्ढी ३, इछोक ११) ५ सभी छोको का 
चक्षुरूप से जिस ग्रकार चक्षुआ्रह्म वाह्य अपविन्र वस्तु के साथ लिप्त 
नही होता उसी प्रकार एक मात्र सब प्राणियो का अन्तरात्मा जगत्‌ 
सम्बन्धी दुःख के साथ लिप्त नहीं होता, कारण वह फिर भी जगत्‌ 
के अतीत है। ”' हमे एक रोग ऐसा हो सकता है जिसके कारण 
हमे सभी छुछ पीले रग का दिखाई दे, किन्तु इसेस सूर्य पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। “ एको वज्ञी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा थः 
करोति | तमान्मत्थ येडनुपर्यन्ति धीरास्तेपां सुख शाझत नेतरेपाम्‌। " 
( कठ०अ० ३, वल्छी २, स्छोक १२) “ जो एक है, सब का नियन्ता 
प्व सब प्राणिया का अन्तरात्मा, जो अपने एक रूप को अनेक प्रकार 
अ कर लेता है, उसका दरैन जो जानी पुरुष अपने भे करते है, वे ही 
नित्य सुखी ह, अन्य नहीं। ” * नित्योषनित्यानां चतनश्चेतनानामकों 


2 
२२० नानयाग 


वहुनां यो विदधाति कामान | तमात्मस्थ ये5नुपश्यन्ति पीरास्तेषां शान्ति: 
शाखती नेतरेपाम्‌ | ” ( कढ० अ० २, वल्छी २, इछोक १३) “ जो 
अनित्य वस्तुओ में नित्य है, जो चेतना वालों मे चेतन है, जो एकाकी 
अनेको की सभी काम्य वस्तुओं का विधान करता है. उसका जो ज्ञानी 
लोग अपने अन्दर दशन करते है, उन्ही को नित्य शान्ति मिलती है, 
औरों को नहीं | ” बाह्य जगत्‌ मे वह कहाँ मिल सकता है * सूर्य 
चन्द्र अथवा तारे उसको कस पा सकते है ? “ न तत्र सूर्यो भाति, न 
चन्द्रतारक, नेमा विद्ुतो भान्ति कुतोडयमग्नि', तमेब मान्तमनुभाति सत्र, 
स्थ भासा सबमिद विभाति | ” ( कढठ० अ० २, बढ्छी २, इोक १५) 
“ बहाँ सूर्य प्रकाश नहीं देता, चन्र तारे आदि नहीं चमकते, ये 
विजलियों भी नहीं चमकती, फिर अग्नि की क्‍या बात ? सभी वस्तये 
कागमान से ही प्रकाशित होती है, उसी की दीप्ति से सब दीप्त 
है।" ४ ऊ्षमूलोवाकशाख: एपोडख़त्य' सनातन: । तदेब शुक्र 
तनह्म तदेबामृतमुच्यत । तस्मिल्लोका: भ्रिता: सर्वे तदु नात्येति करचन। 
हतत्‌। (कठ5० अ० २, वहछी ३, इठोक १) “ ऊपर की ओर 
जिसका मूठ और नीच की ओर जिसकी शाखाये है ऐसा यह चिर्तन 
अश्त्य वृक्ष | संसार वृक्ष ) है। वही उज्ज्बछ है, वही ब्रह्म है, उसी को 


अमृत कहते है। समस्त ससार उसी में आश्रित है। कोई उसको अति- 
त्रमण नहीं कर सकता। यही वह आत्मा है। ” 


| / ८ 
52 के 


वेद के ब्राह्मण भाग मनाना प्रकार के स्वर्गों की कथाये है। 
उपनिपढ का यहा कहना है कि स्वग जान की इस वासना का त्याग 
नरता हागा। इन्द्रढोक या चरुणछोक जाने से ही ब्रह्मदशन होगा 
यह बात नहीं है, वरूच इस आत्मा के अन्दर ही ब्रह्म का दर्शन 


बहुत्व में एकन्च २०१ 


स्प्ट रूप से होता है । “ यथादरें तथात्मनि यथा ख्प्ने तथा 
पितछोंके | यथाप्सु परीव दढ्शे तथा गन्धर्षछोंक छायातपयोरि 
ब्रह्मठोके । ( क5० अ० २, वल्छी ३, शोक ५ ) “ जिस प्रकार 
आरसी में छोग अपना प्रतिबरिम्ब स्पष्ट रूप से देखते है,'उसी 
प्रकार आत्मा में ब्रह्म का दर्शन होता है। जिस प्रकार स्वप्न में 
हम अपने को अस्पष्ट रूप से देखते हैं उसी ग्रकार पितृकोक में 
ब्रह्मदर्शन होता है। जिस प्रकार जल में लोग अपना रूप देखते है 
उसी प्रकार गन्धर्वकोक में बह्मदशन होता है। जिस प्रकार प्रकाश 
और छाया परस्पर पृथक्‌ है उसी प्रकार ब्रह्मलोक मे ब्रह्म और 
जगत्‌ स्पष्ट रूप से पृथक माठूम पडते है।” किन्तु फिर भी पृण 
रुप से ब्रह्मदर्शन नहीं होता | अतएव॒ वेदान्त कहता है कि हमारा 
अपना आत्मा ही सर्वोच्च स्तरगे है, मानवात्मा ही पूजा के लिये 
संतश्रेष्ट मन्दिर है, वह सभी स्त्र्गों से श्रेष्ठ है| कारण इस आत्मा 
में उस सत्य का जैसा स्पष्ट अनुभव होता है और कही भी 
उतने स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं होता | एक स्थान से अन्य स्थान 
म जाने से ही आत्मठशन के सम्बन्ध में कुछ विद्येप सहायता होती 
हो सो बात नही । जब में भारतवष मे था तो सोचता था कि किसी 
गुफा में बेठ कर शायढ खूब स्पष्ट रूप से ब्रह्म को अनुभूति होगी, परन्त 
उसके वाढ देखा कि यह बात नहीं है| फिर सोचा जगल में जाकर 
वठने से शायद सुविधा होगी। काशी की वात भी मन मे आई । 
सभी स्थान एक प्रकार के है, कारण हम स्त्रय ही अपना जगत 
तयार कर छत है |यदि में बुरा बन जाऊ तो सभी जगत मच्चे 
बुरा ठीख पडेगा। उपनिषद्‌ यही कहते हैं और वही एक नियम 
सत्र जगह व्यग्र होगा। यदि मेरी यहाँ मनु हा जाती है एवं यदि 


श्र जञानयोग 


मै खर्ग जाता हैँ तो वहाँ भी मैं सब कुछ यहा के समान देखूँगा। 
जब तक आप पवित्र नहीं हो जाति तब तक गुफा, जंगल, काशी 
अथवा स्त्रग जाने से कोई विशेष छाभ नहीं। ओर यदि आप 
अपने चित्त रूपी दर्पण को निर्मेठ कर सके तब आप चाहे कही 
भी रहे, आप वास्तविक सत्य का अनुभव करेंगे | अतएब इधर 
उघर भठकना शक्ति का व्यथं ही क्षय करना मात्र 
है- उसी शक्ति को यदि चित्तद्पण को निर्मल बनाने में ढुय 
किया जाय तभी ठीऋ होता है। निम्नलिखित इलछोक में इसी भाव 
का वर्णन है;-- 
न॑ सन्‍्द्ृशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्लुपा पश्यति कश्चनेनम्‌ | 
हटा मनीषा मनसामिवल्॒प्तो 
य एतद्िदुरमृतास्त भवन्ति | 
( कठ० अ० २, बल्ली ३, शोक ९ ) 
उसका रूप देखने की बस्तु नहीं। कोई उसको ऑँख से 
नहीं देख सकता | हृय, संशयरहित बुद्धि एवं मनन के द्वारा वह 
प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते है वे अमर हो जाति 
है। जिन छोगों ने राजयोग सम्बन्धी मेरे व्याख्यान सुने है उनके 
'ढिये में कहता हूँ कि वह योग ब्ञानयोग से कुछ भिन्न प्रकार 
का है। ब्ानयोग का छक्षण इस प्रकार कहा गया है। जैसे -- 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धितच न विचष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 


( कठ० अ० २, बल्छी ३, इलोक १० ) 


बहुत्व में एकत्व २श३ 


अर्थात्‌ जब सभी इन्द्रियों संयत हो जाती हैं, जब मनुष्य इनको 
अपना दास बना कर रखता है, जब वे मन को चंचछ नहीं क्षर 
याती, तभी योगी चरम गति को प्राप्त होता है। 


यदा सर्व ग्रमुच्चन्ते कामा येडस्य हृदि श्रिता | 
अथ मत्योंडमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समशनुते ॥ 
यदा सर्व प्रमिदन्ते हृदयस्थेह ग्रन्थय+ | 
अथ मर्व्योमृतोी मबत्येताबद्धव नुशासनम्‌ ॥ 
( कठ, अ. २, बह्छी ३, शोक १४, १५) 


“जो सव कामनाये मरते जीव के हृदय का ,आश्रय लेकर 

गे टट ध्््‌ /& अर ७३ ड९, 
"रहती है त्रे सत्र जब नष्ट हो जाती है तब मनुष्य अमर हो जाता है 
और 'यहीं ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब इस संसार में हृदय की 
सभी ग्रन्थियों कट जाती है तव मनुष्य अमर हो जाता है, यही 
उपदेश है|” 


साधारणतः लोग कहते है कि वेदान्त, केबल वेदाभ्त ही क्यों, 
भारतीय सभी दशन और घम्म इस जगत्‌ को छोड़ कर इसके वाहर 
जाने का उपदेञ देते हैं| किन्तु ऊपर कहे हुये दोनो इलोकों से 
प्रमाणित होता है कि वे स्वग अथवा अन्य कही जाना नहीं चाहते, 
अत्युत वे कहते हैं कि स्र्ग के भोग, सुख, दुःख सब अणस्थायी है। 
जब तक हम दुवेढ रहेंगे तब तक हमे स््रगे नरक आदि मे घूमना 
पड़ेगा, किन्तु आत्मा ही एक मात्र वालवबिक सत्य है।वे यह भी 
कहते है कि आमहत्या द्वारा जन्म-मुत्यु के इस प्रवाह को अतिक्रमण 
“सही किया जा सकता | हों, बास्तविक मार्ग पाना अन्यन्त कठिन 


२०५० छानयाग 


अवश्य हद | पाइचात्य छोगो के समान हिन्द भी क्रियान्मक रूप चाहत 
हैं, परन्तु दोनों का इष्टिकोण मिन्न है | परदिचमी छोग कहते हैं, ण्क 
अच्छा सा मकान बनाओ. उत्तम भोजन करो. उत्तम वस्त्र पहिनों, 
विज्ञान की चची करो. बुद्धि की उन्नति करो । ये सव करने के समय 
वें अत्यन्त उपयागी सिद्ध होते है। किन्तु हिन्द छोंग कहते हैं, 
आत्मद्वान हा जगत्‌ का ज्ञान ह। व॑ उसा आत्मन्नान के आनन्द 
विभोर हो कर रहना चाहते हैँ । अमेरिका मे एक प्रसिद्ध अन्नेयवाटी 
वक्‍ता हैं, वे अत्यन्त सम्जनन और एक बडे सुन्दर वक्‍ता भी है। वे 
धमे के सम्बन्ध में एक व्याख्यान ठेते और कहते हैं कि धर्म की 
कोई आवश्यकता नहीं है, परछोक को ढेकर अपना मस्तिप्क खराब 
करने की हम तनिक भी आवश्यकता नहीं है | अपने मत को समझाने 
का छिय उन्हांने इस उठाहरण का ढूकर कह! हं-जगत्‌ रूप यंदह 
सनन्‍्तरा हमारे सामने हैं. हम उसका सव रस बाहर निकाल छेना 
चाहते है । मेरी एक वार उनसे भेट हुई | मैंने उनसे कहा-“मेरा 
आप के साथ एकमत है. मेरे पास भी यही फल है, में भी इसका संत 
रस छना चाहता हूं । किन्तु आपसे मेरा मतभेद है केवल इस विपय 
का ढकर कि यह फल है क्या। आप इसे सनन्‍्तरा समझने हैं और 
में कहता हू यह आम है। आप समझने हैं कि जगत म आकर खब खा 
पीकर, पहिंन कर ओर कुछ वैज्ञानिक तत्व जानकर॒ही बस चडान्त 
हे गया, किन्तु आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि 


व्स छाड़कर मनुष्य का ओर कोई कतैव्य ही नही है | मेरे लिये तो 
यह वबारणा विलछकुछ ही छोटी है|" 


बदन 


याढ़े जीवन का एक मात्र कार्य यह जानना ही हो कि सेव 


बहुत्व में एकत्व शरण 


किस प्रकार भूमि पर मिरता है अथवा विद्युत का प्रवाह कि प्रकार 
स्नायुओं को उत्तेजित करता है तब तो में इसी क्षण आत्महत्या कर 
ढूँ । मेरा संकल्प है कि मै सभी वस्तुओं के मम की खोज करूँगा और 
जीवन का वास्तविक रहस्य क्‍या हे यह जानूँगा। आप ग्राण के 
विभिन्न विकासो की आठोचना कीजिये, में तो प्राण का खरूप 
(जानना चाहता हूँ। मैं इस जीवन का समस्त रस सोख ठेना चाहता 
,हूँ | मेरा दरान कहता है कि जगत्‌ और जीवन का समस्त रहस्य 
.जानना होगा, स्त्रगे नरक आदि का सभी कुसस्कार छोड देना होगा, 
चाहे उनकी सत्ता ठीक इसी पृथ्वी के समान क्यो न हो। में इस 
“आत्मा की अन्तरात्मा को जानेंगा--उसका वास्तत्रिक स्ररूप जानूँगा, 
_ब्रह क्‍या है, यह जानेंगा, केवठ वह किस प्रकार कार्य करता है 
' एवं उसका प्रकाश क्या है यह जान कर ही मेरी तृप्ति नही होगी | 
सभी वस्तुओं का “क्यो” जानना चाहता हूँ-' कैसे होती है,' यह 
वोज बालक करते रहे | विज्ञान और क्या है * आपके ही किसी बडे 
आदमी ने कहा है-“ सिगरेट पीते समय जो जो होता है वही यदि 
में छिख कर खर्ँ तो वही सिगरेट का विज्ञान होगा |” अवश्य ही 
वैज्ञानिक होना अच्छा है और गौख की बात है--ईज़र उनके 
अनुसन्धान में सहायता और आशीर्वाद दे; किन्तु जब कोई कहता 
हू कि यह व्रिज्नान-चर्चा ही सर्वस्त् है, इसके अतिरिक्त जीवन का 
और कोड उद्देश्य नही है, तब समझ लेना चाहिये कि वह निर्बोध के 
तमान वात कह रहा है | समग्र छो कि टसने जीवन के मूल रहस्य 
को जानने की कमी चेष्टा नहीं की; वास्तविकता क्या है, इसकी 
उसने कभी आलोचना ही नहीं की। में योही केबल तर्क के 


द्ारा ही समझा 5 सकता हूँ कि तुम्हारा जो कुछ भी ज्ञान है सव 


२२६ ज्ञानयोग 


भित्तिहीन, आधारहीन है | तुम प्राण के विभिन्न विकासों को लेकर 
आलोचना कर रहे हो, किन्तु यदि तुमसे पूछेँ कि प्राण क्या है, तो 
तुम कहोंगे, हम नही जानते | यह ठीक ५ कि तुम्हे जो अच्छा 
छूगे करो, कोई इसमे बाघा नहीं देता, किन्तु मुझे अपने ही भात् 
में रहने ठो । 


और यह भी लक्ष्य करना कि मेरा जो भाव है उसे में काये 
रूप मे परिणत करता रह्दता हूँ | अतएवं यह कहना व्यर्थ है कि अमुक 
भनुष्य क्रियात्मक (76००४) है; अमुक नहीं। तुम एक ढंग से 
क्रियात्मक हो, मैं दूसरे ढग से | एक ऐसे भी छोग हैं कि जिनसे 
कहो कि एक पैर से खंडे रहने से सत्य मिलेगा, तो वे एक पैर से 
खडे रहेगे। और एक इस प्रकार के छोग है--उन्होंने घुना कि 
अमुक जगह सोने की खान है, किन्तु उसके चारों ओर असम्य 
जातियों रहती है| तीन आदमियों ने यात्रा की | उनमें दो शायद 
मर गये --एक सफर हुआ | उस व्यक्ति ने झुना है कि आत्मा नाम 
की कोई वस्तु है, किन्तु वह पुरोहितो के ऊपर ही इसकी मीमांसा का 
भार देकर निश्चिन्त हो जाता है । किन्तु एत्रोक्त व्यक्ति स्वणें के 
लिये असम्यों के वीच जाने के लिये राजी नही है। वह कहता है 
कि इस काये में विपत्ति की आशज्जा है। किन्तु यदि उससे कहा जाय 
कि एबरेस्ट प्रेत के ऊपर, समुद्र की सतह से ३०००० फुट ऊपर एक 
ऐसा आश्चर्यजनक साधु रहता है जो उसे आक्मन्नान दे सकता है, 
तो वह तुरन्त ही बिना कपडा आदि छिये ही जाने को प्रस्तुत हो 
जाता है। इसी चेष्टा मे शायद ४०००० छोग मर जा सकते है, किन्तु 
एक व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हुई | वह भी एक दृष्टि से क्रियात्मक 


बहुत्व मे एकत्व २५७ 


व्यक्ति है- किन्तु छोगों की मूल इसी में है-कि तुम जितन को जगत्‌ 
कहते हो वही सब कुछ है, यह समझ्नना | तुम्हारा जीवन क्षणस्थायी 
इन्ट्रियो का भोग मात्र है--उसमे नित्य कुछ भी नहीं है, ग्रत्युत 

दुःख क्रमशः बढता ही जाता है। हमारे माग में अनन्त शान्ति है, 
तुम्द्दारे मागे मे अनन्त दु.ख है | 


में यह नही कहता जिसे तुम वास्तविक क्रियात्मक मार्ग कहते 
हो वह भ्रम है! तुमने जिस रूप में समझा है वही करो। उससे 
परम मेगछ होगा - छोगों का वडा हित होगा, किन्तु यह कहकर हमारे 
पक्ष पर दोषारोप मत करना | हमारा मागे भी हमारे विचार से हंमारे 
लिये क्रियात्मक मागे है। आओ, हम सब अपने अपने ढंग से काये 
करे | इंश्वर की इच्छा से यदि हम दोनो ही ओर कायोत्मक होते 
तो बड़ा अच्छा होता। मैंने ऐस अनेक वैज्ञानिक देख हे जो विज्ञान 
और अव्यात्मतत्त दोनों ओर से क्रियात्मक है--और में आशा करता 
हूँ कि एक समय आयेगा जब समस्त मानवजाति इसी ढग की क्रिया- 
त्मक हो जायगी। मान छो एक कढाई में जह़ गरम हो रहा है-..- 
उस समय क्या होता है इस बात को यदि तुम छक्ष्य करो तो देखोंगे 
'कि एक कोने में एक बुद्बुद उठ रहा है, दूसरे कोने मे एक और उठ 
रहा है | ये बुद्बुद क्रमशः वढत जाते हैं--चार पांच एकत्र हुये और 
वाद में सव एकत्र होकर एक प्रवछ् गति आरम्म हों गई | यह जगत्‌ 
भी ऐसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति मानो एक बुद॒ब॒ुद है, और विभिन्न 
जातियों मानो कहे एक वुदबुद-समष्टि रूप है। क्रमशः जातियों मे 
परस्पर मिलन होता हं-मेरी निश्चय धारणा है कि एक दिन ऐसा 
आध्गा जब जानि नामक कोड वस्तु नहीं रहेगी--जाति और जाति 


२२८ ज्ञानयोग 


का भेठ चलछा जायगा। हम चाहे इच्छा करे या न करें, हम जिस 
एकत्व की ओर अग्रसर होकर चल रहे हैं वह एक दिन प्रकाशित 
होगा ही । वास्तव मे हम सब के बीच ख्रातुसम्बन्ध स्राभाविक ही 
हे--किल्तु हम सव इस समय पृथक हो गये है। ऐसा समय अवश्य 
आयेगा जब ये स॒व विभिन्न भाव एकत्र मिल जायेगे। प्रत्येक व्यक्ति 
जिस प्रकार वैज्ञानिक विषय म उसी प्रकार आध्यान्मिक विपय मे भी 
क्रियात्मक हो जायगा | उस समय वही एकल, वहीं सम्मिठन जगत्‌ में 
व्यक्त होगा । तब सभी जगत जीवन्मुक्त हो जायगा | अपनी ंर्ष्या 

घणा, मे और तिरोध मे से होकर हम उसी एक ठिशा में चल रहे 
हैं। एक बंगवती नदी समुद्र की ओर जा रही है। छोटे छोटे कागज 
के टुकड़े तिनके आदि इसम वह रहे है, वे इधर उधर जाने की चेष्ठा 
कर सकते है, किन्त अन्त में उन्हें अवश्य ही समठ्र में जाना पड़ेगा। 
इसी प्रकार तुम और में तो क्या, समस्त प्रकृति ही क्षुद्र क्षद्र कागज के 
दुकड़ो की मोति उस अनन्त पूर्णता के सागर ईश्वर की ओर अग्रसर 
हो रही है --हम भी इधर उधर जाने की चेष्ठा कर सकते है, परन्तु 

अन्त भें हम भी उस जीवन और आनन्द के अनन्त समुद्र में पहुँचेगे ॥ 


११, सभी वस्तुओं में बह्मदशन 


हमने देखा कि हम अपने दुख दूर करने की कितनी ही चेश 
क्यो न करें, परतु फिर भी हमारे जीवन का अधिकाश अवश्य ही 
दु खप्ण रहेगा | और यह दु खराशि वास्तव में हमारे लिये एक 
ग्रकार से अनन्त है। हम अनादि काल से इसी दुःख क ग्रतिकार 
की चेष्टाये करते आ रहे है, किल्तु यह जैसा था वैसा ही अब भी 
है | हम जितने ही उपाय इस दुख को दूर करने के लिए निकाछते ह 
उतना ही हम देखते हैं कि जगत्‌ मे और भी कितना दु'ख गुप्त 
भाव से विद्यमान है। और भी हमने देखा कि सभी धर्म कहते है 
कि इस दु.,खचक्र से वाहर जाने का एक मात्र उपाय इंश्वर है। 
सभी धमे कहते ह कि आजकल के प्रत्यक्षादियो के मतानुसार 
जगत्‌ जिस रूप में देखने में आता है उसी रूप में यद्वि लिया जाय 
तो इसमे हुख को छोड़कर और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। किन्तु 
सभी घम कहते है--इ_स जगत्‌ के अतीत और भी कुछ है | यह 
पड्चेद्वियग्राह्म जीवन, यह भौतिक जीवन, केत्रढ यही पयोप्त नहीं 
ह--बह तो वास्तविक जीवन का अत्यन्त सामान्य अश्ञ मात्र है, 
चास्तत्र मे वह अति स्थूछ कार्य मात्र है। इसेक पीछे, इसके अतीत 
प्रदेश मे वही अनन्त रहता है, जहाँ दुख का छेशमात्र भी नहीं 
है, उस कोई गॉड, कोई अह्छाह, कोई जिहोवा, कोई जोब और 
कोई और कुछ कहता है । वेदान्ती इसे अह्म कहते है। 
किन्तु जगत्‌ के अतीत जाना पड़ेगा यह वात सत्य होने पर 


२३० शानयोग 


भी हमे इसी जगत्‌ मे जीवनधारण तो करना पडेगा। अब इसकी 
मीमांसा कहों है ! 

जगत के बाहर जाना होगा, सभी धर्मों के इस उपदेश से 
ऊपर ऊपर सोचने पर मन मे यही भावना उदित होती है कि शायद 
आत्महत्या करना ही श्रेयस्कर है । ग्रइन यही है कि जीवन के दुःखो 
का प्रतिकार क्या है, और इसका जो उत्तर दिया जाता है उससे 
तो आपातत' यही बोध होता है कि जीवन का त्याग करना ही 
इसका एकमात्र उपाय है। इस उत्तर से मेरे मन मे एक ग्राचीन 
कया याद पडती है। एक मच्छर किसी के मुँह पर बैठा था। उसके एक 
मित्र ने उस मच्छर को मारने के लिये इतने जोर से मारा कि वह 
मनुष्य मर गया, और मच्छर भी मर गया ! पू्वोक्‍्त ग्रतिकार का उपाय 
मानो ठीक इसी प्रणाढी का उपदेश देता है । 


जीवन दुःखपूर्ण है, यह जगत्‌ दुःखप्ृूण है, यह बात कोर भी 
व्यक्ति जिसने जगत्‌ को अच्छी तरह जान लिया हैं, अस्वीकार 
नहीं कर सकता । किन्तु सभी धर्म इसका कया प्रतिकार बताते है ? 
वे कहते है, जगत कुछ भी नहीं है।इस जगत्‌ के बाहर ऐसा 
कुछ हैं जो वास्तविक सत्य है। इसी स्थान पर वास्तव में विवाद 
प्रारम्भ होता है। इस उपाय से मानो हमारा जो कुछ भी है समी 
कुछ नष्ट करके फेक देने का उपदेश देते है | तब फिर यह ग्रतिकार 
का उपाय कैस होगा ? तव क्या कोई उपाय नहीं है ? एक उपाय 
ओर भी कहा जाता है। वह यह है; वेढान्त कहता है-- विभिन्न धर्म 
जो कुछ कहते है सव सत्य है, किन्तु इसका ठीक ठीक अर्थ क्या 
है, यह समझना होगा | प्राय छोग विभिन्न धर्मों के उपदेश्ों को ठीक 


सभी वस्तुओं में अह्मद्शन २३६ 


उल्टा ही समझते है, और वे धर्म भी इस विषय में एकदम स्पष्ट 
करके कुछ भी नहीं कहंते। मस्तिष्क एवं हृदय दोनो की ही हमे 
आवश्यकता है| छूय अवश्य ही बहुत श्रेष्ठ है--हदय के मीतर 
से ही जीवन को उच्च पथ पर ले जाने वाले महान भावों का 
स्फुरण होता है। हदयशूत्य केवल मस्तिष्क की अपेक्षा यदि 
मेरे पास कुछ भी मस्तिष्क न हो, किन्तु थोडासा भी हृदय रहे तो 
मैं उसे सैकड़ो बार पसन्द करूँगा। जिसके पास हृदय है उसीका 
जीवन सम्भव है, उसीकी उन्नति सम्मव है, किन्तु जिसके 
पास तनिक भी हृदय नहीं है, केवल मस्तिष्क हैं, वह सूख कर 
मर जाता है | 


किन्तु हम यह भी जानते है कि जो केबछ अपने हृदय के 
गोते बे हि बिक बा ३ खो 

द्वारा परिचालित होते है उन्हे अनेक कष्ट भोग करने पड़ते है, कारण 
उनकी ग्राय: ही श्रम मे पडने की सम्भावना रहती है| हमको चाहिये 
हृदय और मस्तिप्क का सम्मिलन | मेरे कहने का अर्थ यह नही है 
कि कुछ हृदय और कुछ मस्तिष्क लेकर हम दोनो का सामज्जस्य करे, 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति का अनन्त ढृय हो और उसके साथ साथ 
अनन्त परिमाण में विचारब॒ुद्धि भी रहे | 


इस जगत म हम जो कुछ चाहते है उसकी क्‍या कोई सीमा 
है? क्या जगत्‌ अनन्त नहीं है ” जगत में अनन्त परिमाण में भावों 
के (हव॒य के ) विकास का और उसके साथ साथ अनन्त परिमाण 
में शिक्षा और विचार का भी अवकाश या सम्भावना है। वे दोनों ही 
अनन्त परिमाण्‌ में आये--त्रे ढोनो ही समानान्तर रेखा मे प्रवाहित 
“ हाति रह | 


9३२ शानयोग 


अधिकांश धम,  जगत्‌ में दुःखराशि विदरमान है' यह बात 
समझते है और स्पष्ट भाषा म ही इसका उल्लेख करते है अवश्य, 
किन्तु माठम होता है, सभी एक ही श्रम में पड गये है, वे सभी हृठय 
के द्वारा, भावों के द्वारा परिचालित होते है। जगत्‌ मे दु.ख है, अतएव 
इसका त्याग करो-यह बहुत अच्छा उपदेश है, एक मात्र उपदेश हे, 
इसेमे सन्देह्ठ नही । ' ससार का त्याग करो ! ! सत्य जानने के लिये 
असत्य का त्याग करना होगा-अच्छी वस्तु पाने के लिये बुरी वस्तु 
का त्याग करना होगा, जीवन प्राप्त करने के लिये मृत्यु का त्याग 
करना होगा, इस विषय मे कोई दो मत नहीं हो सकत। " 


किन्तु यदि इन मतों का येही तादये है कि पॉच इन्द्रिया का 
जीवन-हम जिसे जीवन नाम से समझते है, उसका त्याग करना 
होगा तब फिर हमारे पास क्‍या शेष रहता है ? यदि हम उसे त्याग 
करें तो हमारे पास कुछ भी नही रहता । 


जब हम वेदान्त के दाशनिक अश की आलोचना करेंगे तब 
हम इस तत्व को और भी अच्छी तरह समझेगे, किन्त आपाततः मै 
फेतछ यही कहना चाहता हूँ कि केवल वेदान्त में इस समस्या की 
बुक्तिसड़त मीमासा मिलती है, इस समय केवल वेदान्त का वास्तव में 


उपदश क्या है, वही कहुँगा--वेदान्त शिक्षा ढेता हैं, जगत को ब्रह्म 
स्वरूप देखी | 


वेदान्त वास्तव में जगत्‌ को एकदम उडा देना नहीं चाहता | 
वेदान्त में जिस प्रकार चूड़ान्त पेराग्य का उपदेश है, और कहीं भी 
तरस नहों है, किन्तु इस वेराग्य का अर्थ आत्महत्या नहीं है--स्तयेँ 


सभी वस्तुओं में त्रह्मदशन २३३ 


को सूखा डाछता नहीं है। वेदान्त मे वेराग्य का अर्थ हैं जगत का 
ब्रह्ममभाव-- जगत्‌ को हम जिस भाव से दंखते है, उस हम जता 
जानते है. वह जैसा हमे प्रतिमात होता है उसका त्याग करो, और 
उसके वास्तविक रूप को पहचानों। उसे ब्रह्म रूप म॑ दखों--- 
वास्तव में वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसी कारण 
सब से प्राचीन उपनिपद मे--बेदान्त के सम्बन्ध में जो कुछ भी 
लिखा गया था उसकी प्रथम पुस्तक में -हम देखते हैं, इंशावास्याम्रद 
सर्व यत्किच जगत्या जगत्‌ ' (ईश० इलोक १) | “ जगत्‌ में जो कुछ 
भी है, उसको ईश्वर के द्वारा आच्छादित करना होगा । ' 


समस्त जगत्‌ को इंखर के द्वारा आच्छादित करना होगा; 
जगत्‌ मे जो अझ्ुम दुख है, उसकी ओर न देख कर, सभी मड़छमय 
है, सभी कुछ सुखमय है अथवा सभी भविष्य मे मड़क के लिये है इस 
प्रकार के भ्रान्त सुखबाद का अवलम्बन करके नहीं, किन्तु वास्तविक 
रूप से प्रत्येक वस्तु के भीतर इंड्बर का दशेन करके। इसी रूप से हमे 
संसार का त्याग करना होगा और जब ससार का त्याग कर दिया तो 
कप क्या रहा ? इख़र | इस उपदेश का तात्यय क्‍या है? तात्पये 
यही ह,--तुम्हारी स्त्री भी रहे, उससे कोई हानि नहीं है, 
उसको छोडकर जाना होगा इसका कोई अथ नहीं, किन्तु इसी 
स्‍त्री मे तुम्हे इेखर-दशत करना होगा। सन्तात का त्याग करों-- 
इसका अथ क्याहै? क्‍या वालुअच्चों को लेकर रास्ते मे फेक 
ना होगा--जैसा कि सभी देशों मे नर-पत्नु किया करते हैं! 
कभी नहीं--यह तो पैशाचिक काण्ड है--यह तो धर्म नहीं है। 
फिर क्‍या करो: सन्तान आदि में ही ईश्वर का दर्शन करो | इसी 


२३७ ज्ञनयोग 


प्रकार सभी वस्तुओं मे, जीवन में, मरण मे, सुख में, दुःख में--सभीः 
अवस्थाओं में समस्त जगत इंख्र से पू्ण है | केवल आँखे खोल कर 
उसका दर्शन करो | वेदान्त यही कहता है; तुम जगत्‌ को जिस रूप 
में अनुमान करते हो उसे छोडो, कारण तुम्हारा अनुमान अत्यन्त कमः 
अनुभूति के ऊपर--बिलकुक सामान्य युक्ति के ऊपर - स्पष्ट शब्दों 
मे, तुम्हारी अपनी दुबेछता के ऊपर स्थापित है। यह आलुमानिक ज्ञान 
छोड़ो--हम इतने दिन जगत्‌ को जिस रूप में समझते थे, इतने दिन 
जिसमे अत्यन्त आसकत थे वह हमारे द्वारा ही सृष्ट मिथ्या जगत्‌ मात्र 
है | इसको छोडो | ओंखे खोल कर देखो, हम अब तक जिस रूप मे, 
जगत्‌ को देखते थे, वास्तव मे उसका अस्तित्व वैसा कभी नही था-- 
हम स्पप्त भें इस प्रकार देखते थे--माया से आच्छन्न होने के कारण 
यह भ्रम हमे होता था। अनन्त काल से लेकर वे ही एक मात्र प्रभु 
विद्यमान थे | वे ही सन्‍्तान के भीतर, वे ही स्त्री मे, वे ही स्त्रामी मे, 
वे ही अच्छे मे, वे ही बुरे मे, वे ही पाप मे, वे ही पापी मे, वे ही हत्या- 
कारी मे, वे ही जीवन में एवं वे ही मरण में वर्तमान है | 

प्रस्ताव तो अवश्य कठिन है। 

किन्तु वेदान्त इसी को प्रमाणित करना, शिक्षा देना और ग्रचार 
करना चाहता है | यही विषय छेकर वेदान्त का आरम्म होता है। 


हम इसी प्रकार सत्र ब्रह्म-दशेन करके जीवन की विपत्तियो 
और दु.खो को हटा सकते है | कुछ इच्छा मत करो | कौन हमे ढ.खी 
करता है ः हम जो कुछ भी हु.ख भोग करते है, वासना से ही उसकी 
उत्पत्ति होती है। तुम्हे कुछ अभाव है, वह पूरा नही होता, फल 
दुख । अभाव यदि न रहे तो दुख भी नहीं होगा | जब हम सब 


सभी वस्तुआं में क्रह्मदशन २३५ 


बासनाओ का त्याग कर देंगे तब कया होगा ? दीवार मे कोई वासना 
नहीं है, उसे कोई दुःख नहीं भोगना होता। ठीक है, परन्तु वह 
कभी उन्नति भी नहीं करती | इस कुर्सी में कोई वासना नहीं है,. 
कोई कष्ट भी उसे नहीं है, परन्तु यह जो कुर्सी है, कुर्सी ही रहेगी । 
छुखभोगो के भीतर भी एक महानता है और दु.खभोगों के भीतर 
भी । यदि साहस करके कहा जाय तो यह भी कह सकते है कि दुख 
की भी उपकारिता है। हम सभी जानते है कि दुःख से कितनी बडी 
शिक्षा मिलती है। हमने जीवन में ऐसे सैकड़ों कार्य किये है. जिनके 

विषय में वाद मे लगता है कि वे न किये जाते तो अच्छा होता, किल्तु 
यह होने पर भी ये सब कार्य हमारे लिये महान्‌ शिक्षक का कार्य 
करते हैं।में अपने सम्बन्ध मे कह सकता हूँ कि मेने कुछ अच्छे 

कार्य किये है यह सोच कर भी मै आनन्दित हूँ और अनेक बुरे काये 
किये हैं यह सोच कर भी आनन्दित हूँ । मैने कुछ सत्कार्य किया है 

इसलिये भी सुद्धी ६ और अनेक भ्रमो मे भी मैं पड़ा हूँ इसलिये भी सुखी 
हूँ.कारण उनमे से प्रत्येक ने ही मुझे कुछ न कुछ उच्च शिक्षा दी है। 


मे इस समय जो कुछ भी हूँ वह अपने पवे कमी और विचारो का 
फलखरूप हूँ। प्रत्येक काये और चिन्ता का एक न एक फछ अवश्य 
ही है और मोटे तौर से मैने यही उन्नति की है कि मैं बडे सुख से 
समय काट रहा हूँ। तव भी इस समय समस्या कठिन आ पडी है ।* 
हम सभी जानते है कि वासना वडी बुरी चीज हैं. किन्तु बासना- 
त्याग का अर्थ क्या है? ऋरीर-रक्षा किस प्रकार होगी? इसका 
उत्तर भी पहले की भांति आपातत यही मिलेगा कि आत्म-हत्या 

५३ 

पर | वासना का सहार करो और उसके साथ ही वासनायुकत 


शरद ज्ञानयोग 


मनुष्य को भी मार डाछो | किन्तु इसका उत्तर यही है,--तुम विषयों 
को ही न रक्‍्खों, यह बात नही है; आवश्यक वस्तुये, यहाँ तक कि 
विछास की सामग्री मी न रक्‍्खों, यह वात नहीं है। तुम्हारी जो 
भी आवश्यक वस्तुये, यहाँ तक कि उनसे अतिरिक्त वस्तुये भी तुम 
रख सकते हो--इससे कुछ भी क्षति नहीं है | किन्तु तुम्हारा प्रथम 
और प्रधान कर्तव्य यही है कि तुम्हे सत्य को जानना पड़ेगा, 
उसको प्रत्यक्ष करना होगा। यह जो घन है--यह किसी का 
नही है । किसी भी पदार्थ मे स्वामित्व का भाव मत रक्‍्खों। तुम तो 
कोई नहीं हो, मै भी कोई नहीं हूँ, कोई भी कोई नहीं है। सब 
उसी प्रभु की वस्तुये है; इशोपनिपद्‌ के प्रथम इछोक मे सभी जगह 
इेबबर का स्थापन करने के लिये कहा गया है। ईइ्वर तुम्हारे भोग्य 
धन में है, तुम्हरे मन मे जो सब वासनाये उठती है उनमे है, 
अपनी वासना मे रहकर तुम जो जो द्वव्य खरीदते हो उसमे वह 
है, तुम्हारे सुन्दर वस्त्रों में भी वह है, तुम्हारे सुन्दर अछ्ढारो मे 
भी वह है। इसी प्रकार से विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार सब 
वस्तुओं को देखना आरम्म करने पर तुम्हारी दृष्टि मे सभी कुछ 
परिर्तित हो जायगा। यदि तुम अपनी प्रत्येक गति मे, अपने 
वस्त्रो मे, अपनी बोछचाल मे, अपने शरीर मे, अपने चेहरे मे--सभी 
- पस्‍्तुओ मे भगवान्‌ की स्थापना कर छो तो तुम्हारी आँखों मे सम्पूर्ण 

व्यय बदल जायगा और जगत्‌ दुःखमय न छगकर स्वर्ग में परिणत 
हो जायगा | 


|] गे है है अं ५. 
९५ हैं पज्वर्ग का राज्य तुम्हारे नीतर ह ”?| वेदान्त कहता है कि वह 
पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। और सभी घर्म यही बात कहते 


सभी वस्तुओ में ब्रह्मरशन २३७० 


है, सभी महापुरुष यह बात कहते है। “जिसके पास देखने के लिये 
आँख है वह ठेखें; जिसके पास सुनने के लिये कान है वह सुने । 
वह पहले से ही तुम्हारे अन्दर मौजूद है और वेदान्त उसका केवल 
उल्लेख मात्र करता हो यह बात नही है, वह उसे युक्‍्तियों द्वारा 
प्रमाणित भी करने को प्रस्तुत है| अज्ञान के कारण हम सोचते थे 
कि हमने उसे खो दिया है और समस्त जगत्‌ में उसको पाने के 
लिये केक रोते, कष्ट भोगते घूमते फिरते रहे, किन्तु वह सदा ही' 
: हमारे अन्तर के अन्तस्तल में वर्तमान था | इसी तत्वदृष्टि की सहायता 
से जगत्‌ में जीवन काटना पड़ेगा। यदि ' संसार त्याग करो ? यह 
उपदेश सत्य हो और इसको यदि उस ग्राचीन स्थूछ अथे मे ग्रहण 
किया जाय तो यही फल निकलता है कि हमे कोई कारये करने की 
आवश्यकता नही है, आल्सी होकर मिट्टी के ढेले की मॉति बेठे 
रहना ही ठीक होगा, कोई चिन्ता करने की या कोई काये करने की 
तनिक भी आवश्यकता नही है. अद्ष्टवादी होकर, घटठनाचक्र से 
ताडित होकर, प्राकृतिक नियमों के द्वारा परिचालित होकर इधर 
उबर घूमते रहने से ही काम चछ जायेगा; यही फल निकलता है | 
किन्तु पृर्रोक्त उपदेश का अथे वास्तव मे यह नहीं है। हम ढोंगों 
को कार्य अवश्य ही करना पड़ेंगा। साधारण मनुष्य जो व्यर्थ की 
बासनाओ के चक्र मे पडकर इधर उघर भटकत फिरते है, वे कार्य 
के सम्बन्ध मे क्‍या जानते हैं £ जो व्यक्ति अपने भावों और इन्द्रियो 
के द्वार परिचाठित है वह कार्य को क्‍या समझता है! कार्य वही 
कर सकता हैं जो किसी गसना के द्वारा, किसी स्वार्थपरता के द्वार 
परिचरालित नहीं हे | वे ही काय कर सकते हर जिनकी को कामना 


२३८ ज्ञानयोग 


नही है | वे ही काये कर सकते है जो काये से किसी छाम की 
ग्रत्याशा नही करते । 


एक चित्र का अधिक भोग कौन करता है ! चित्र का बचने 
ब्राढा अथवा देखने वाला | विक्रेता तो उसके हिसाब-क्विताब में ही 
व्यस्त रहता है, उसको कितना छाम होगा इत्यादि चिन्ताओं भें ही 
बह मग्न रहता है। ये ही सब विषय उसके मस्तिष्क में सदा धूमते 
रहते है। वह केबछ नीछाम के हथौड़े की ओर लक्ष्य रखता है और 
क्या भाव पडा यही मुनता रहता है | भाव किस तरह बढ़ता जा 
रहा है यही सुनने में वह व्यस्त है| चित्र देख कर आनन्द का 
उपभोग वह कब करेगा? वे ही चित्र का सम्भोग कर सकते हैं 
जिनको उस चित्र की विक्री-खरीद से कोई मतलब नहीं हैं । वे चित्र 
की ओर ताकते रहते है और असीम आनन्द्र का उपभोग करते है। 
इसी प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड एक चित्र के समान है, जब वासना 
त्रिलकुल चली जायगी तभी छोग जगत्‌ का संभोग कर सकेंगे, तब 
यह बेचने खरीदने का भाव, यह भ्रमात्मक स्वामित्र का भाव नहीं 
रहेगा। उस समय न ऋण देने वाढा है, न खरीदने वाढा है, न 
ब्रेचने त्राढ् है, और जगत्‌ उस समय एक सुन्दर चित्र के समान 
दो जाता है | इंख़र के सम्बन्ध में नीचे छिखी हुए बात से अधिक 
छुन्दर बात मेने नहीं देखी-वही महान कवि है, प्राचीन कवि है, 
समस्त जगत्‌ उसकी कविता है, वह अनन्त आनन्दोच्छवास में ढिखी 
7३ और नाना ग्रकार के श्छोकों, उन्दों और तालों में प्रकाशित है, 
शसना का त्याग कर लेने पर ही हम ईश्वर की इस विज्वकबिता का 
टठ और सम्भोग कर पायेगे | उस समय सब वस्तुये ब्ह्ममाव धारण 


सभी वस्तुओं में ब्रह्मदशन २५३९, 


कर छेगी। संसार का प्रत्येक कोना, प्रत्येक अँघेरी गली, वीहड़ मांगे ._ 
और सभी छिपे हुये स्थान जिन्हे हमने पहले इतना अपवित्र समझा था, 
'जिन सब के ऊपर का दाग हमे इतना काछा दीखता था, सब कुछ 
अदह्यमाव धारण कर लेगा। वे सभी अपने प्रकृत स्ररूप को प्रकाशित 
करेंगे | तब हम अपने आप ही हंसेगे और सोचेगे, यह सब रोदन 
और चीत्कार केबछ बच्चों का खेल है, और हम जननी रूप मे खड़े 
होकर वरावर यह खेल देख रहे थे | 


बेंदान्त कहता है कि इस प्रकार के माव को आश्रय करने से 

ही हम ठीक ठीक कार्य करने में समये होगे। वेदान्त हमे कार्य करने का 
निषेध नही करता, परन्तु यह भी कहता है कि पहले संसार का त्याग 
करना होगा, इस आपातप्रतीयमान माया के जगत्‌ का त्याग करना 
होगा | इस त्याग का अर्थ कया है ? पहले ही कहा जा चका है कि 
त्याग का प्रक्षत अर्थ है सब जगह इंज्रदशन, सब जगह इख्वरुड्धि 
कर लेने पर ही हम वास्तविक कार्य करने में सम होंगे | यदि इच्छा 
'हो तो सी वर्ष जीने की इच्छा करो, जितनी भी सांसारिक वासनाये 
हैं, सब भोग कर छो, केव्रछ उन सब को अह्मस्वरूप मे दशैन करो, 
उनको खर्गीय भावना म परिणत कर लछो, उसके वाद चाहे सौ वर्ष 
जीवन धारण करो | इस जगत में दीध कार तक आनन्दपूर्ण होकर 
काये करते हुये सम्भोग करने की इच्छा करो | इसी प्रकार कार्म 
करने पर तुम्हे वास्तविक मार्ग मिल जायगा | इसे छोड कर अन्य 
कोई मार्ग नहीं है । जो व्यक्ति सत्य को न जान कर अबोध की 
-मेति ससार के विछास-विश्रम मे निमग्न होता है, समझ्न छो कि उसे 
प्रकृत मार्ग मिठा नहीं, उसका पैर फिसक गया है | दूसरी ओर जो 


२४० जशञानयोग 


व्यक्ति जगत को त्याग कर वन में जाकर अपने शरीर को कष्ट देता 
है, धीरे धीरे सुखा कर अपने को मार डाछता है, अपने हृदय को 
शुष्क मरुभूमि वना डाछता है, अपने सभी भावों को मार डाढता 

और कठोर, बीमत्स और रूखा हो जाता है, समन्न छो कि वह 
भी मागे भल गया है। ये दोनो दो सिरे की बाते है, दोनो ही भ्रम 
है, एक इस ओर, दूसरा दूसरी ओर दोनो ही छब्षयश्रष्ट है, दोनों: 
ही पथश्रष्ट है | 


वेदान्त कहता है, इस प्रकार कार्य करों--सभी वस्तुओं में 
इंश्वरबुद्धि करो, समझो कि वह सब में है, अपने जीवन को मी ईश्वर 
से अनुप्राणित, यहाँ तक कि उसे ईइ्ररूप ही समझो--यह जान ढो 
कि यही हमारा एक मात्र कतेव्य है, केवल यही हमारे लिये जानने 
की एक मात्र वस्तु है--कारण इश्वर सभी वस्तुओं में विद्यमान है, 
उसे प्राप्त करने के लिये और कहां जाओगे ? प्रत्येक कार्य म, प्रत्येक 
भाव मे, प्रत्येक चिन्ता मे वह पहले से ही स्थित है। इसी प्रकार 
समझकर हमे अवश्य ही कार्य करते जाना होगा। यही एक मात्र पथ 
है, अन्य नही । इस प्रकार करने पर कमफल तुमको छगेगा नहीं। 
कमेफल तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पायेगा हम देख ही चके है कि 
हम जो कुछ भी कष्ट भोग करते है उसका कारण ये ही सब व्यथे की” 
वासनाय है| परन्तु जब इन वासनाओ मे इंश्वरुद्धि के द्वारा वे पवित्र भाव 
धारण कर छेती है, ईख्वरस्ररूप हो जाती है, तब उनके आने से भी 
फिर कोई अनिष्ट नही होता । जिन्होंने इस रहस्य को नही जाना हैं 
उनका इसे जानने स पहले तक इसी आसुरी जगत मे रहना पडेगा।' 
छोग नही जानते कि यहाँ उनके चारों ओर स्तत्र कितने अनन्त 


सभी वस्तुओं में ब्रह्मदर्शन २४१ . 


आनन्द की खान पड़ी हुईं है. किन्तु ते उसकी खोज निकाल नहीं 
पाते | आसुरी जगत्‌ का अये क्या है ? वेदान्त कहता है -अज्ञान । 
वेदान्त कहता हैं कि हम अनन्त जछ से प्रण नदी के तठ पर 
रह कर भी प्यास से मर रहे है। ढेरों खाद्य सामने रखा है, फिर भी 
भरों मर रहे है। यह आनन्दमय जगत यही विद्यमान है। परन्तु हम: 
उसे खोज नहीं पांते | हम उसी में रह रहे हैं । वह सर्वदा ही हमारे 
चारो ओर रहता है. पर्तु हम उसे सदा ही कुछ और समझ कर 
भ्रम में पड़ जाते हैं | विभिन्न समी धर्म हमारे सामने उस आनन्‍न्दमय 
जगत्‌ को दिखाने को आगे आते हैं। सभी हृदय इस आनद 
की खोज कर रहे है। सभी जातियों ने इसकी खोज की है. 
वर्मी का यही एक मात्र लक्ष्य है, और यही आदशे विभिन्न 
भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ है; भिन्न मित्र धर्मों मं जो सब छोटे 
छोटे मतभेद है, वे सव के कहने के दॉवपेच हैं, वास्तव में कुछ 
भी नहीं है । एक व्यक्ति एक भाव को एक प्रकार से ग्रकट करता है, 
दूसरा दूसरी प्रकार, किन्तु में जो कुछ कहता हूँ, शायद तुम वही बात 
दूसरे ग्रकार की भाषा में व्यक्त कर रहे हो। फिर भी में शायद 
अकेले ही प्रसिद्ध होने की आशा में, अथवा अपने मन के अनुसार 
चलना पसन्द्र करता हुँ और इसलिये कहता हँ--' यह मेरा मौलिक मत 


है।' इन्ही कारणों से हमारे जीवन में परस्पर इष्यी, देप आदि की 
उत्पत्ति होती ह | 


इस सम्बन्ध मे अब और भी ग्रश्न आंत है। जो ऊपर कहा 
गया हे तरह मुख से कह देना तो अत्यन्त सरर है | वचपन से ही - 


» पुनता आ रहा हूँ--सरत्र अह्मबुद्धि करो--सत्र तह्ममय हो जायगा--- 
| 


२४२ ज्ञानयोग 


तब सभी विषयों का वास्तविक सम्भोग कर पाओंगे, किन्तु जैसे ही 
हम संसरेक्षत्र मे उतर कर कुछ धक्के खाते है बेस ही हमारी सब 
तह्मवुद्धि उड़ जाती है। मै मार्ग मे सोचता जा रहा हूँ, सभी मलुष्यो 
में ईश्वर विराजमान है -एक बलवान मनुष्य ने आकर मुन्ने पक्का 
दिया, बस में चित होकर गिर पडा | झट उठा, रक्त मस्तक भें चढ़ 
गया--मुद्दी बंध गए--ब्रिचारशक्ति नष्ट होगई। बिलकुल उन्मत्त हो 
उठा, स्मृति लुप्त हो गई--उस व्यक्ति के अन्दर ईंखर को न देखकर 
मैने भृत देखा। जन्म के साथ ही साथ उपदेश मिलता है, सर्वत्र ईइबरदशेन 
करो, सभी घम यही सिखाते है--सभी वस्तुओ में, सब प्राणियों के 
अन्दर, सर्वत्र ईंवरदशन करो | न्यू टेस्टमेण्ट मे इंसामसीह ने भी इस 
विपय में स्पष्ट उपदेश दिया है| हम सभी ने यह उपदेश पाया है-- 
किन्तु काम के समय ही हमारा गोलुमाल प्रारम्भ हो जाता है। इंसप्‌ 
की कहानियों मे एक कथा है। एक विशालकाय सुन्दर हरिण 
ताछाव में अपना प्रतित्रिम्ब देखकर अपने बच्चे से कहने छगा, 
४ देखो, में कितना बलवान्‌ हूँ, मेरा मस्तक देखो कैसा भव्य है, मेरे हाथ 
पाँव देखो केसे ढ़ और मांस है, में कितना तेज दौड सकता हैँ। 
यह वात कहते ही उसने दूर से कुछों के भौकने का शब्द सुना | छुनते 
ही वह ज़ोर से भागा | बहुत दूर दौडने के बाद हॉफले हॉफते 
फिर बच्च के पास आया | बच्चा बोछा, “अभी तो तुम कह रहे थे, 
में त्रढा बख्वान्‌ हूँ, फिर कुत्तो का शब्द' सुनकर भागे क्‍यों ? ” हरिण 
बोछा- यही तो बात है, कुत्तो की भों भो सुनकर ही मेरा सब ज्ञान हुप्त 
हो जाता है ।' हम लोग भी जीवन भर यही करते रहते है| हम इस 
दुबछ मनुष्य जाति के सम्बन्ध मे कितनी आशाय बॉधते रहते है, 
किन्तु कुत्तों के भाकते ही हरिण की भॉति माग खड़े होते हैं | यदि 


सभी चस्तुओं में ऋह्मदशन “ २७३ 


ऐसा है तो यह सत्र शिक्षा देने की क्‍या आवश्यकता है! अत्य- 
घिक आवश्यकता है | समझ रखना चाहिये, एक दिन में कुछ नही : 
हो जाता । 


“ आत्मा वा धरे द्रष्टव्य' श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितब्य:।* 
आत्मा के सम्बन्ध में पहले सुनना होगा, उसके बाद मनन अथोत्‌ 
चिन्ता करनी होगी, उसके बाद छूगातार ध्यान करना होगा। सभी 
आकाश देख पाते है, और तो क्या, जो छोटे कीड़े भूमि पर फिरते 
रहते है वे भी ऊपर की ओर देखने पर नीछ वर्ण आकाश को देखते 
है, किन्तु वह हमारे पास से कितनी-कितनी दूर है--बोलो तो! 
इच्छा करने पर तो मन सभी जगह जा सकता है, किन्तु इस 
शरीर को प्रयत्न करके चलना सीखने में ही कितना समय बीत 
जाता है। हमारे सभी आदशों के सम्बन्ध में भी यही वात है। 
आदर्श हमसे बहुत दूर हैं, और हम उनसे बहुत नीचे पडे हुये 
है, तथापि हम जानते है कि हमे एक आदर्श मान कर रखना आव- 
स्यक है | इतना ही नही, हमे सर्वोच्च आदर्श रखना ही आवश्यक है | 
अधिकांश व्यक्ति इस जगत में कोई आदश लिये ब्रिना ही जीवन 
के इस अन्धक्ारमय पथ पर भटकते फिरते है। जिसका एक निश्चित 

आदर है वह यदि एक हजार मरलछों मं पड सकता है तो जिसका 
कोई भी आदर नही है वह ढस हज़ार भछ करेगा यह निश्चय है । 
अतण्व़ एक आदरा रखना ही अच्छा है। इस आदर के सम्बन्ध मे 
जितना हो सके सुनना होगा; उतने दिन सुनना होगा जितने दिन 
वह हमारे अन्तर मे प्रवेश नहीं करता, हमारे मत्तिष्क में प्रवेश नहीं 
करता, जब तक वह हमारे रक्त के भीतर प्रवेश नहीं करता, जब 


२७७ शानयोग - 


तक वह हमारे रक्त के प्रत्येक बिन्दु मे, कण कण में प्रवेश नहीं 
करता, जब तक वह हमारे शरीर के अणु-परमाण मे व्याप्त नहीं हो 
जाता | अतएब यह आत्मतत्व पहले हमे सुनना होगा । कहा गया है 
कि “ हृदय भावोच्छासो से परु्ण होने पर ही मुख वाक्य का उच्चारण 
करता है। ” इसी प्रकार हृदय पृण होने पर हाथ भी काये करता है। 


चिन्ता ही हमारी कार्यग्रवृत्ति की नियामक है। मन को सर्वोच्च 
चिन्ता द्वारा पर्ण करके रक्खो, दिनानुद्विन ये सभी भाव सुनते रहो, 
मास प्रति मास इसका चिन्तन करो | पहले पहल सफढछता न मिले; 
कोई हानि नहीं, यह विफछता तो स्वाभाविक ही है, यह तो मानव- 
जीवन का सौन्दर्य स्रूप है| इस प्रकार की विफलता न होती 
तो जीवन क्या होता ः यदि जीवन में इस विफलता को जय करने 
की चेश् न रहती, तो जीवन धारण करने का कोई ग्रयोजन 
ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन की कविता कहों 
रहती * यह व्रिफलता, यह भ्रम रहने से भी क्‍या हज है ? गाय कभी 
भूठ बोलते नहीं सुनी जाती, किन्तु वह सदा गाय -ही रहती है, 
मनुष्य कभी नही हो जाती | अतएव बार बार असफल हो जाओ तो 
भी कोई हानि नही है, सहस्तों बार, बार बार इस आदर्श को हृदय 
में धारण करो, किन्तु सहस्न बार असफल होने पर फिर एक बार 
प्रयत्न करो | सब जीवो मे बल्यदशन ही मनुष्य का आदर्श है। यदि 
सब्र वस्तुओं में उसको देखने मे तुम सफठ न हो तो कम से कम 
एक ऐसे व्यक्ति में कि जिसको तुम सब्र से अधिक प्रेम करते हो, 
उसका दर्शन करने की चेष्ठा करो--उसके बाद एक अन्य व्यक्ति मे 
दशन करने की चेष्ठा करो-इसी प्रकार तुम आंगे बढ़ सकते हो । 


सभी वस्तुओं मे ब्रह्मदशन २४५ 


आत्मा के सम्मुख तो अनन्त जीवन पड़ा हुआ है-- अध्यचसाय के साथ 
हि. बिक रे 
चेष्टा करने पर तुम्हारी वासना अवश्य पूर्ण होगी | 


४ अनेजदेक मनसो जवीयो नेनददेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ | 
तद्भावतो<न्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्पो मातरिश्वा दघाति॥ 
तदेजति तन्नेजति तददूरे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य स्वस्थ तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ 

यस्तु सत्राणि भतानि आत्मन्येवानुपश्यति | 

सर्वभूतेपु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ 

यस्मिन्सवोणि भूतानि आत्तिवामूद्विजानत । 

तत्र को मोह. कः शोक एकत्वमनुपश्यत. ॥ 


( इशोपनिषद्‌ , ४-७ इलोक ) 


“वह अचकछ है, एक है, मन से भी अधिक द्रत गति वाछा 
है। इन्द्रियाँ उसके पूत्रे चछ कर भी उसको प्राप्त नहीं होतीं। बह 
स्थिर रह कर भी अन्यान्य हुतगामी पदाथों से आंगे जानेवाछा है | 
उसमे रह कर ही हिरण्यगभ सव के कमेफलो का विधान करते 
है | वह चज्चल ह, वह स्थिर है, वह दूर है, बह निकट है, इस सब 
के भीतर है, फिर भी वह इस सत्र के वाहर भी हे।जों आत्मा के 
अन्दर सत्र भतो का दर्शन करते है, और सव भतो में आत्मा का 
दशन करते है थे कुछ भी छिपाने की इच्छा नहीं करते। जिस 
अवस्वा मे ज्ञानी व्यक्ति के लिये समस्त मृत आत्मस्वरूप हो जाते 


है, उस अवस्था मे उस एकचदर्शी पुरुष को शोक अथवा मोह 
वाह। रह सकता हू १! 


- २७६ ज्ञानयोग 


सब पदार्थों का यह एकल वेदान्त का और एक प्रधान विषय 

है | हम आगे चल कर देखेगे कि किस प्रकार वेदान्त सिद्ध करता 
है कि हमारा समस्त दुःख अज्ञान से उत्पन्न है; वह अज्ञान और कुछ 
नहीं--यही बहुल की धारणा है--यह धारणा कि मनुष्य मनुष्य से भिन्न 
है, पुरुष और स्त्री मिन्न है, युवा और शिशु भिन्न है, जाति जाति 
से भिन्न है, पृथिवी चन्द्र से पृथक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु 
से पृथक्‌ है यह ज्ञान ही वास्तव मे सब दुःखों का कारण 
है। वेदान्त कहता है कि यह भेद वास्तविक नहीं है । यह भेद 
केबल भासित होता है, ऊपर से दीख पड़ता है। वस्तुओं के 
अन्तस्तल में वही एकत्व विराजमान है| यदि तुम भीतर जाकर देखो 
तो इस एकत्र को देखोगे--मनुष्य मनुष्य का एकत्व, नर नारी का 
एकल, जाति जाति का एकल, ऊँच नीच का एकत्व, धनी और 
दरिद्र का एकल, देवता और मनुष्य का एकत्व | सभी तो एक है--और 
यदि और भी भीतर प्रवेश करो तो दखोंगे--अन्य ग्राणी भी एक ही 
है। जो इस प्रकार एकल्दर्शी हो चुके है उनको फिर मोह नहीं 
रहता | वे अब उसी एकल मे पहुँच गये है, जिसको धर्मविज्ञान मे 
इ्ज़र कहते है । उनको अब मोह कैसे रह सकता है? मोह उसको 

उत्पन्न ही कैसे होगा? उन्होंने सभी वस्तुओं का आम्यन्तरिक सत्य 
जान लिया है, सभी का रहस्य जान लिया है | उनके लिये अब दुःख 
कसे रह सकता है? वे अब क्या बासना-कामना करेंगे? वे सभी 

तस्तुओ के अन्दर वास्तविक सत्य की खोज करके ईइवर तक पहुँच 

गये है, जो जगत्‌ का केल््स्वरूप है, जो सभी वस्तुओं का एकल्न- 

रवरूप है |यही अनन्त सत्ता है, यही अनन्त ज्ञान है, यही अनन्त 
आनन्द है। वहाँ मृत्यु नही, रोग नहीं, ढुःख् नहीं, शोक नहीं, 


सभी वस्तुओं मे ब्रह्मदशन २४७ 


अशान्ति नहीं | है केवल १र्ण एकल--भश्रूणे आनन्द | तब वे किसके 
लिये शोक करेगे ? वास्तव में उस केन्द्र में, उस परम सत्य में मृत्यु 
नही है, दुःख नहीं है, किसी के लिये शोक करना नहीं है, किसी के 
लिये दुःख करना नहीं है| 


स्‌ पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीषी परिभूः स्वयंभूर्यायातथ्यतो5थॉन्‌ 
व्यद्धाच्छाखतीभ्यः समाम्य: ॥ 


( ईशोपनिषद्‌, ८ वॉ श्छोक ) 


० बह चारों ओर से घेरे हुये है, वह उज्ज्वल है, देहशून्य है, 
ब्रणभून्य है, स्नायुशून्य है, वह पवित्र और निष्पाप है, वह कवि हे, 
मन का नियामक है, सब से श्रेष्ठ और ख्वयम्भू है; वह सवेदा ही 
यथायोग्य सभी के काम्य वस्तुओं का विधान करता है। ” जो इस 
अविद्यामय जगत्‌ की उपासना करता है वह अन्धकार मे ग्रवेश करता 
है | जो इस जगत को ब्रह्म के समान सत्य समग्कर उसकी उपासना 
करते है वे अन्धकार में भ्रमण करते हैं, किन्तु जो आजीवन इस संसार 
की उपासना करते है, उससे ऊपर और कुछ भी छाम नही कर पाते, 
त्रे और भी घने अन्धकार मे प्रवेश करते है। किन्तु जिन्होंने इस परम 
सुन्दर प्रकृति का रहस्य जान लिया है, जो प्रकृति की सहायता से 
दवी प्रकृति का चिन्तन करते है वे मृत्यु का अतिक्रमण करते है एव 
देवी प्रकृति की सहायता से अमर्व का भोग करते है। 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित सुखम्‌ । 
तत्त पूपन्नपाव्रण सत्यधर्माय इछ्य ॥ 


२8४८ ज्ञानयोग 


तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि | 
यो5सावसौ पुरुष: सो5हमस्मि ॥ 


* (इंश० उप० १५-१६ ) 


“४ है सूये, दिरण्मय (स्त्रणे के ) पात्र द्वारा तुमने सत्य का 
मुख देँक रक्‍्खा है। सत्य धर्म वाढा मैं जिससे उसे देख पाऊं, इसके 
लिये उसको हटा दो। . .. मै तुम्हारा परम रमणीय रूप देखता 
हूँ--.तुम्हारे अन्दर जो यह पुरुष है वह मे ही हूँ। ” 


१२, अपरोक्षानुभूति 


मैं तुम छोगों को एक और उपनिषद से कुछ अंश पढ़कर 
छुनाऊँगा | यह अत्यन्त सर एवं अतिशय कविलप्रण है| इसका 
नाम है कठोपनिपद्‌ ।सर एडविन अनील्‍ड कृत इसका अनुवाद शायद 
तुममे से बहुतो ने पढ़ा होगा | हम छोगो ने पहले देखा ही है कि 
जगत की सृष्टि कहाँ से हुईं | इस प्रइन का उत्तर बाह्य जगत्‌ से 
नहीं पाया जा सकता, अतः इस ग्रइन के समाधान के लिये छोगो की 
दृष्टि अन्तजगत्‌ की ओर आकृष्ट हुईं |कठोपनिषद में मनुष्य के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे यह अनुसन्धान आरम्भ हुआ है। पहले यह ग्रइन होता 
था कि इस वाह्य जगत्‌ की सृष्टि किसने की ? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई 
-शत्यादि | किन्तु अब यह प्रइन उत्पन्न हुआ कि मंनुष्य के अन्दर 
कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसे जीवित रखती है और उसे चलाती 
है, एवं मृत्यु के वाद मनुष्य का क्या होता है ! पहले मनुष्य ने इस 
जड़ जगतू को छेकर क्रमशः इसके आम्यन्तर मे पहुँचने की चेश्टा की 
थी और इससे उसने पाया जगत्‌ का एक जबरदस्त शासक--एक 
व्यक्ति--एक मनुष्य मात्र | हो सकता है कि मनुष्य के गुणसमूह को 
अनन्त परिमाण मे बढ़ाकर, वे उसके नाम के साथ जोड दिए गये 
हो, किन्तु कार्यत: वह एक मनुष्य मात्र है। परन्तु यह मीमासा कमी पूणे 
सत्य नहीं हो सकती | अधिक से अधिक इसे आंशिक सत्य कह 
सकते है | हम छोग इस जगत्‌ को मानवीय दृष्टि से देखते है, और 
हमछोगो का ईख़र इस जगत्‌ की मानवीय व्याख्या मात्र है । 


२०७० जञानयोग 


कल्पना करो, एक गाय दाशनिक और धम्मज्ञ हुई--त्रह जगत्‌ 
को अपनी गो-दृष्टि से देखेगी, वह जब इस समस्या की मीमाौंसा करेगी 
तो गाय के भाव से ही करेगी, और वह हमारे ही ईश्वर को देखेगी, 
ऐसी भी कोई बात नहीं। इसी प्रकार यदि कोई बिल्ली दाशनिक 
हो तो वह बिडाल-जगत्‌ को ही देखगी, वह यही सिद्धान्त 
रखेगी कि कोई बिड़ाल ही इस जगत का शासन कर रहा है। 
अतएव हम छोग देखते है कि जगत्‌ के सम्बन्ध मे हमलोगों की 
व्याख्या परणं नहीं है, और हम छोगों की धारणा भी जगत्‌ के 
सवाश को स्परी करनेवाली नहीं है। मनुष्य जिस भाव से जगत्‌ के 
सम्बन्ध मे भयानक स्वार्थपर मीमांसा करता है, उसे ग्रहण करने पर 
भ्रम में ही पड़ना होगा | बाह्य जगत से जगत के सम्बन्ध में जो 
मीमासा प्राप्त होती है, उसमे दोष यही है कि जिस जगत्‌ को हम 
लोग देखते है, वह हम छोगों का अपना जगत्‌ मात्र है, सत्य के 
सम्बन्ध मे जितनी हमारी दृष्टि है वच् उतना ही है। प्रकृृत सत्य वह 
परमार वस्तु कभी इन्द्रियग्राह्म नही हो सकती, किन्तु हम छोग जगत 
को उतना ही जानते है जितना पचेन्द्रियविशिष्ट ग्राणियों की दृष्टि 
में पड़ता है। कल्पना करो, हम छोगो की एक इन्द्रिय और हुईं, उसके 
होने से समस्त ब्रह्माण्ड हम छोगो की दृष्टि मे अवश्य ही और एक रूप 
धारण करेगा। कद्पना करो हम छोगा को एक चोम्बक ()४(6०07०(0) 
इन्द्रिय प्राप्त हुह-जगत्‌ में इस प्रकार की छाखों शक्तियाँ है, 
जिनकी उपलब्धि के लिये हम लोगो के पास कोई इन्द्रिय नहीं है-- 
उस समय उन सब की उपलब्वि हमे होने लगेगी | हमछोगों की 
इन्द्रियाँ सीमाबद्ध हैं, वस्तुतः अत्यन्त सीमाबद्ध है, और इन सीमाओ 
के भीतर ही हम छोगो का समस्त जगत्‌ अवस्थित है एवं हम छोगो 

है 


अपरोक्षानुभाति रण 


का ईबर हमारे इस क्षुद्र जगत्‌ की समस्या का मीमांसा मात्न है। 
किन्तु वह कभी मी पृण समस्या की मीमासा नहीं हो सकता | यह 
तो असंभव व्यापार है | यथाथ रूप से कहा जाय तो वह कोई मीमांसा 
ही नही है। किन्तु मनुष्य तो चुप होकर रह नहीं सकता, वह तो 
चिन्ताशील प्राणी है, इसलिए वह ऐसी एक मीमांसा करना चाहता है 
जिसेस जगत्‌ की सभी समस्याओं की मीमांसा हो जाय | 


पहले इस प्रकार के एक जगत्‌ का आषिष्कार करो, इस 
प्रकार के एक पदार्थ का आविष्कार करो जो सम्यूणे जगत्‌ का एक 
साधारण तक्त स्वरूप हो-जिसे हमलोग इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कर सके 
यान कर सके किन्तु जिसे हम युक्ति-बल से सम्पूण जगत्‌ की नींव 
कह सके तथा सम्पूण जगत्‌ के भीतर मणिमाछामध्यस्थित सूत्र 
स्वरूप कह सके। यदि हमछोंग इस प्रकार के एक पदाये का 
आविष्कार कर सके, जो इन्द्रियगोचर न हो सकने पर भी केवल 
अकाठ्य युक्तिवल से सभी प्रचार के अस्तित्व की भित्तिभूमि कहछाकर 
प्रमाणित किया जा सके | ऐसा होने पर हम कहेंगे कि हम छोगो की 
समस्या कुछ मीमासोन्मुख हुईं। अतएब यह स्थिर सिद्धान्त है कि हमारे 
इस इृष्टिगोचर ज्ञात जगत से इस मीमासा के पाने की कोई सभावना 
नही, क्योकि यह समग्र भाव का केवछ अद्यविदिप मात्र है | 


अतए्‌व जगत्‌ के अन्त्देद्य में प्रवेश करना ही इस समस्या 
वी मीमांसा का एक मात्र उपाय है। अनि ग्राचीन मननशीछ महात्मा- 
गण यह समझ सके थे कि वे केन्द्र से जितना दूर जाते है उतना ही 
वे उस अखण्ड वस्तु से दूर होते जाते हैं. और केन्द्र के जितने निकट- 
वर्ती होते हैं उतने ही वे उसके निकट पहुँचते जाने है | हमढछोग 


म्ण२्‌ - ज्ञानयोग 


कप 


इस केन्द्र के जितने निकट्वर्ती होते हैं उतने ही हम सब जिस साधारण 
भूमि पर एकत्रित हो सकते है उस भूमि के निकट उपस्थित होते हैं. और 
हमलछोग उससे जितना दूर जाते है उतना ही हमछोगों के साथ 
दूसरों का विशेष पार्थेक्य आरम्भ हो जाता है। यह बाह्य जगत्‌ उस 
केन्द्र से बहुत दूर है, अतएब इसमे कोई ऐसी साधारण भूमि नहीं हो 
-सकती जहें पर सम्पूण अस्तित्व-समष्टि की एक साधारण मीमांसा हो 
संके। यह जगत्‌ सम्पूणे अस्तित्व का अधिक से अधिक एकांशमात्र है. 
और भी कितने व्यापार है; जेसे मनोजगत्‌ का व्यापार, नेतिक जगत् 
का व्यापार और बुद्धिराज्य का सम्पूर्ण व्यापार, आदि आदि । इन 
समों में से केबछ एक को लेकर उससे समुदय जगतसमस्या क॑, 
'मीमांसा करना असम्भब है। अतएब हमे प्रथमतः कहीं एक ऐसे केल् 
का आविष्कार करना होगा, जिससे अन्यान्य समुदय विभिन्न छोकों वर्क, 
उत्पत्ति हुई है। फिर हम इस ग्रइन की मीमांसा की चेथ्टा करेंगे । यही 
इस समय प्रस्तावित विषय है| वह केन्द्र कहाँ है? वह हमलोगो के 
भीतर है--इस मनुष्य के भीतर जो मनुष्य रहता है, वही यह केन्द्र 
है। छगातार भीतर की भोर अँग्रसर होते होते महापुरुणों ने देखा कि 
जीवात्मा का गम्भीरतम प्रदेश ही समुदय ब्रह्माण्ड का केन्द्र है। जितने 
प्रकार के अस्तित्व हैं, सभी आकर उसी एक केन्द्र में एकीमृत होते है। 
वस्तुत: यही स्थान समुदय की एक साधारण भूमि है। इस स्थान पर 
आकर हम एक सावेभौमिक सिद्धान्त पर पहुँच सकते है.। अतएव किसने 
इस जगत्‌ की सृष्टि की है “यह प्रइन विशेष दार्शनिक युक्तिसिद्ध 
नही है, और न उसकी मीमांसा ही किसी काम की है | 
पहले जो मैंने कठोपनिषद की चचों की है, उसकी भाषा बहुत 
अलंकारपूर्ण है। अति प्राचीन काछ में एक बड़े धनी व्यक्ति थे | 


[ 


अपरोक्षाजुभाति श०३ 


उन्होने एक समय एक यज्ञ किया । उस यज्ञ में सवेस्वदान करने 
का नियम था | इस यज्ञकनों व्यक्ति का बाहर और भीतर समान 
नही था | वह यज्ञ करके खूब मान और यश पाने की इच्छा रखता 
था । किन्तु यज्ञ में वह ऐसी सभी वस्तुओं का दान करता था, जो 
व्यवहार में पूर्णतः अनुपयुक्त थी। उसने कितनी ही जराजीणे 
अर्धमृत, बन्ध्या, एक ऑँखबाली और डेंगड़ी गाये ब्राह्मणो को दान 
में दव | उसका एक छोटा पुत्र था, जिसका नाम था नचिकेता। 
उसने ठेखा, उसके पिता ठीक ठीक अपना ब्रत-पाकन नहा कर रह 
है, अपितु वेत्रत का भग कर रहे है, अतएव वह निश्चय नहीं 
कर पाया कि वह उनसे क्या कहे | भारतवषे में माता-पिता 
प्रत्यक्ष जीवन्त देवता माने जांत है | उनके सामने सनन्‍्तान कुछ कहने 
या करने का साहस नहीं करता है, केवल चुप होकर वे खडे रहते 
हैं। अतण्व उस बालक ने पिता के सम्मुख साक्षात्‌ विरोध करने मे 
असम हो, उनसे केबछ यही प्ृछा--/ पिताजी, आप मुझे किस 
को देंगे ! आपने तो यज्ञ में सर्बस्वदान का सकत्य किया है।"' 
यह सुनकर पिता विरक्त हुए और बोले--“ हे वत्स, त्‌ क्या कह 
रहा है ? भला पिता अपने पुत्र का द्वान करेगा, यह कैसी बात 
हैः" पर वालूक ने दूसरी वार, तीसरी वार वारम्बार पिता से यही 
प्रश्न किया. तब पिता ऋुद्ध होकर बोढे--“ तुझे में यम को दे दूँगा ।" 
उसके वाद आख्यायिक्रा ऐसी है कि वह बाहक यम के घर गया | 
आदिमानव मृत होकर यमठेवता होंते हैं, वे स्वगे जाकर समदय 
पितृगण के शासनकता होते हैँ | अच्छे व्यक्ति मत्यु प्राप्त कर यम 
के निकट अनेक दिनो तक रहते है | ये यम एक अत्यन्त जुद्धस्वभाव 
“साधुपुरुष कहकर वर्णित हैं। वह बलक नचिकेता यमलोक को 


“२०७ ' ज्ञानयाग 


गया । देवता भी समय समय पर अपने घर मे नहीं रहते है | यमराज 
उस समय घर पर नहीं थे, इसलिय उस बालक को तीन दिन तक उसी 
तरह उनकी प्रतीक्षा मे रहना पड़ा। चौथे दिन यम अपने घर आये। 


यम बोले, “ हे बिद्वान्‌ | तुम पूजनीय अतिथि होकर भी तीन 

दिन तक बिना कुछ खाये पिए. हमारे घर में रहे। हे ब्ह्मन ! तुम्हे 
प्रणाम है, हमारा कल्याण हो । में घर पर नहीं था, इसका सुझे बहुत 
“दुःख है| किन्तु में इस अपराध के प्रायश्चित्त स्वरूप तुम्हें प्रत्येक 
दिन के छिये एक एक करके तीन वर देने को प्रस्तुत हूँ, तुम बर 
मॉगो । ” बालक ने पहला वर यह मॉगा--“ आप मुझे पहला वर 
यह दीजिय जिससे कि मेरे पति पिताजी का क्रोध दूर हो जाय, वे 
जिससे मेरे प्रति प्रसन हों, और जब आप मुझे प्रस्थान करने के 
लिय आज्ञा देगे और जब में पिता के निकट जाऊँ तो उस समय वे मुझे 
पहचान सके | ” यम ने कहा -- तथास्तु !। नचिकेता ने द्वितीय वर 
में स्वर्ग पहुँचाने वाले यज्ञविशेष के विषय मे जानने की इच्छा की । 
हमने पहले ही देखा है, वेद के संहिता-भाग मे हमछोग केवल स्वगे 
की बात पाते हैं | वहाँ सबका शरीर ज्योतिम॑य होता है, और वे 
अपने पत्रे पे पितरों के साथ वहाँ वास करते है। क्रमश: अन्यान्य 
भाव आये, किन्तु इन सभों से छोगों के प्राण पूर्ण तृप्त न हो सके। 
इस स््रगे से भी कुछ उच्चतर उन्हें आवश्यक ज्ञात हुआ। ख्वग मे 
रहना इस जगत्‌ में रहने की अपेक्षा कुछ मित्न नही है। जिस प्रकार 
एक स्वस्थ धनिक नवयुवक का जीवन होता है, उसी प्रकार स्वर्गीय 
जीवों का भी जीत्रन होता है, भेद केवछ इतना है कि उनकी भोग- 
"सामग्री होती है और उनका शरीर नीरोग, स्वस्थ एवं अधिक बलशाढी 


अपरोक्षाज॒भूति श्ड५ 


होता है। यह सब तो जड़ जगत्‌ की ही वस्तु ठहरी, इससे कुछ 
अधिक अच्छी अवश्य है वस इतना ही। और जब हमने पहले ही देखा 
है कि यह जड जगत्‌ रक्त समस्‍या की कोई मीमांसा नहीं कर 
सकता, तो खर्ग से भी उसकी क्या मीमांसा हो सकती है ? इसढिये 
ख््रगे के ऊपर स्त्रग की कितनी भी कल्पना क्‍यों न करो, परन्तु 
समस्या की उपयुक्त मीमांसा इससे नही हो सकती । यदि यह जगत्‌ 
इस समस्या की कोई मीमांसा नहीं कर सकता, तो इस तरह के चाहे 
कितन भी जगत्‌ हों वे किस तरह इसकी मीमांसा करेगे | कारण, हमे 
स्मरण रखना उचित है कि स्थूछ भूत प्राकृतिक समुदय व्यापारों का 
'एक अत्यन्त सामान्य अश् मात्र है। हम छोग जिन अगण्य घटनाओं को 
वास्तविक देखा करते है, वे भौतिक नहीं है । 
अपने जीवन के प्रति क्षण को देखिय, माछूम होगा कि हमारे 
चिन्तन के व्यापार कितने है, और -बाहर की वास्तविक घटनाये 
कितनी हैं। कितनो का तुम केवछ अनुभव करते हो, और कितनों 
का वास्तविक दशन तथा स्पर्श करते हो * यह जीवन-प्रवाह कितने 
प्रबल वेग से चलता है--इसका कार्यक्षेत्र भी कितना विस्तृत है-- 
किन्तु इसंम मानसिक घटनाओं की तुढूना मे इन्द्रियग्राह्म व्यापार 
'कितना स्त्प है ! स्रगेवाद का भ्रम यही है कि वह कहता है कि 
हम छोगो का जीवन और जीवन की घटनावढी केवल रूप-रस- 
गन्ध-स्पश और अब्द मे ही आबद्ध है| किन्तु इस स्वर्ग से, जहाँ 
पर ज्योतिभिय जरीर मिलता है, अधिकाश छोगो को तृप्ति नहीं हुई । 
तथापि इस जगह नचिकेता ने द्वितीय बर से स्वर्ग-प्रापक्त यज्ञ 
सम्बन्धी ज्ञान की प्रावता की है | बेढ के प्राचीन भाग में वर्णित है 
कि देवतागण यन्ञ द्वारा सतुष्ट होकर छोगो को स्त्री छे जाते है। 


श्७६ ज्ञानयोग 


सभी धर्मों की आलोचना करने पर निश्चित रूप से यह सिद्धान्त 
र्व्घ होता दे कि जो कुछ प्राचीन होता है. वही काछान्तर में पत्ित्र 
रूप में परिणत हो जाता है। हमारे पूर्वपुरुष भोजपन्र पर लिखते थे, 
अन्त भे उन्होने कागज बनाने की प्रणाठी सीखी, परन्तु इस समय 
भी भोज-पत्र पवित्र कहा जाता है। प्राय: ९-१० हजार वर पे 
हमारे पृर्नपुरुप छकडी से छकड़ी घिसकर अग्नि ग्रज्यलित करते थे, 
' बही प्रणाली आज भी वर्तमान है| यज्ञ के समय किप्ती दूसरी प्रणाली 
द्वारा अग्नि प्रज्बयलित करने से काम नहीं चढेगा। एशियावासी 
आयेंगणी की और एक शाखा के सम्बन्ध में भी ऐसाही है। इस 
समय भी उनके वर्तमान वशघर चैद्युताग्नि सम्रहकर उसकी रक्षा करना 
अच्छा समझते है। इससे प्रमाणित होता है. कि ये लोग पहले इस 
तरह अग्नि का संग्रह करते थे; वाद मे ठो छकडियों को वघिसकर 
अग्नि उत्पादन करना इन्होंने सीखा, फिर जब अग्नि-उत्पादन करने 
के अन्यान्य उपाय उन्होने सीख, उस समय भी पहल के उपायो का 
परित्याग नही किया। वे सव उपाय पवित्र आचारों मे परिणत होगये | 


हित्रुओं के सम्बन्ध में भी यही हाल है। उनके पूर्वज पा्चेमेन्ट 
(?०४०४स्‍घ००) पर ढिखेत थे | इस समय वे छोग कागज पर लिखते 
है, किन्‍्तु पाचमेन्ट पर छिखना उनकी दृष्टि में महा पवित्र आचार है । 
इसी तरह सभी जातियों के सम्बन्ध में है। इस समय जो आचार शुद्धा- 
चार कहलाये जाते है, वे प्राचीन प्रथा मात्र है। यज्ञ भी इसी तरह 
ग्राचीन ग्रथा मात्र थे | कालक्रम से जब छोग पहले की अपेक्षा उत्तम 
रीति से जीवन-निवाह करने रंगे, उस समय उनकी सभी धारण 
पूरे की अपेक्षा अधिक उन्नत हुईं, किन्तु ये ग्राचीन ग्रथाये रह गयीं । 


अपरोक्षानभूति २५७ 


समय समय पर इन सभो का अनुष्ठान होता था और वे पवित्र आचार 
माने जाने छगे। उसके वाद कुछ व्यक्तियों ने इस यक्ञ-कार्य के 
निर्वाह का मार अपने ऊपर ले लिया। यही लोग पुरोहित हुए। ये 
यज्ञ के सम्बन्ध में गम्भीर गवेषणा करने छगे । यज्ञ ही इन- छोगो 
का सर्वस्त्र हो-गया | उन छोगों की यह धारणा उस समय बद्धमूल 
हुई कि देवता छोग यज्ञ के गंध का आप्राण करने के लिये आते है] 
यज्ञ की शक्ति से संसार मे सब कुछ हो सकता है। यदि निर्दिष्ट 
सख्या मे आहुतियों दी जायें, कुछ विशेष विशेष स्तोत्रों का पाठ हो, 

विशेप आकार बाली कुछ वेदियों का निमीण हो, तो देवता सब कुछ 

कर सकते हैं, इत्यादि मतवादों की सृष्टि हुईं। नचिकेता इसी लिये 
दूसरे वर द्वारा जिज्ञासा करता है क्रि किस तरह के यज्ञ से स्वग- 

प्राप्ति हो सकती है| उसके वाद नचिकता ने तीसरे वर की प्रार्थना 
की, और यही से प्रकृत उपनिपद का आरम्म है। नचिकता वोछा--- 

“ कोई कोई कहते है. मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कोई कोई कहते 

हैं, आत्मा मृत्यु के बाद नदी रहती | आप मुझे इस विपय का यथाथे 

तत्व समझा दे । ” 


यम भयभीत होगये। उन्होंने परम आनन्द के साथ नचिकेता 
के प्रयमोक्‍्त दोनों बरो को पूर्ण किया था। इस समय वे बोले 
- प्राचीन काछ में देबतागण इस विप्रय में सदिग्ध थे) यह सूक्ष्म 
परम सुविज्ञेय नहीं है।हें नचिकेता! तुम कोई दूसरा वर मागो 
मुझसे इस विपय मे और अधिक अनुरोध न करो, मुत्ने छोड ढो |” 


नचिकेता इढ्प्रतिन्न था. वह बोछा--" है मत्यों ! सुना 


है, देवताछोगं इस संदह 
गा । ने भी इस विपय में संदेह किया था, और इसे समझना 


२०८ ज्ञानयोग 


,भी सरढू वात नहीं है, यह बात सत्य है। किन्तु मैं आपके सद्दृश इस 
विषय का कोई दूसरा वक्ता भी नहीं पा सकता, और इस वर के समान 
दूसरा कोई पर भी नहीं है | ” 
यम बोले--“ हे नचिकेता | शतायु पुत्र, पौत्र, पश्च, हाथी, 
सोना, घोडा आदि म़ुँग लो। इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करो, एवं 
जितन दिन तुम जीने की इच्छा करो उतने दिन तक जीवित रहो । 
इसके समान और कोई दूसरा वर यदि तुम्हारे मन मे हो तो उसे भी 
मॉग छो, अथवा धन और दीपे जीवन की ग्रायथना कर छो | अथवा हे 
तचिकेता ! तुम विस्तृत परथ्वीमण्डल पर राज्य करो, में तुम्हे सभी 
प्रकार की काम्यवस्तुओं से संयुक्त करूँगा | पृथ्वी में जो जो क्वाम्य- 
बस्तुएँ दुलेभ है, उनकी प्रार्थना करो | गीत और वाद्य में बिशारद इन 
रथारूढ़ रमणियों को मनुष्य नहीं पा सकता | है नचिकेता |! इन सभी 
रमणियों को मैं तुम्हे देता हूँ, ये तुम्हारी सेवा करेगी, किन्तु तुम मृत्यु 
के सम्बन्ध में जिज्ञासा मत करो। ” 
नचिकेता ने कहा-“ ये सभी वस्तुएँ केवल दो दिनों के ढछिये 
है, ये इन्द्रियों के तेज को हरण करती है। अतिदीधष जीवन भी अनन्त 
काछ की तुलना में वस्तुतः अत्यन्त अब्प है। इसलिये ये हाथी, 
घोड़े, रथ, गीत, वाद्य आदि तुम्हारे ही पास रहे | मनुष्य घन से कमी 
तृप्त नहीं हो सकता | जब मे तुम्हे देरबृगा ही, तो इस वित्त की चिर- 
काछ के लिये किस तरह रक्षा कर सकेगा ? तुप जितने दिन तक 
इच्छा करोंगे, में उतने ही दिन तक जीवित रह सकूँगा | मैने जिस 
वर की प्राथना की है, केवल वही वर मे चाहता हैँ |” 
यम इस समय सतुष्ट हुए। वे बोढे-/ परमकल्याण ( श्रेय ) 
और आपातरम्य भोग (ग्रेय ) इन दोनों का उद्देश्य मिन्न है, ये दोनों 


अपरोक्षानुभूति' २५९ 


ही मनुष्यों को बद्ध करते है। जो इनमे से श्रेय को ग्रहण करते है, 
उनका कल्याण होता है, और जो आपातरम्य भोग को ग्रहण करते 
है, वे लक्ष्यम्रथ्ट होते हैं | ये श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के समीप 
उपस्थित होते है । ज्ञानी दोनों पर विचार कर एक को दूसरे से पृथक्‌ 
जानते है । वे श्रेय को प्रेय से श्रेष्ठ समझकर स्व्रीकार करते है, किन्तु 
अज्ञानी पुरुष अपने शारीरिक सुख के लिये ग्रेय को ही ग्रहण करते 
हैं । हे नचिकेता ! तुमने आपातरम्य समग्र विषयों की नश्वस्ता समझ 
कर उन सभों को छोड दिया है।” इन वचनों से नचिकेता की 
प्रशंसा कर अन्त में यम ने उसे परम तत्व का उपदेश देना आरम्म किया। 


यहां पर हमे बेदिक वैराग्य और नीति की अत्युन्नत धारणा 
प्राप्त हुईं कि जितने दिन तक मनुष्य की भोगवासना का त्याग नहीं 
होता, उतने दिन तक उसके हृठय में सत्य-ज्योति का ग्रकाश नहीं 
हो सकता | जितने दिन तक ये तुच्छ विपयवासनाये तुमुछ कोछा- 
हल करती है, जितने दिन तक ग्रति मुहते वे हमछोगों को खीच कर 
वाहर ले जाती हँ--लेजाकर हमे प्रत्येक वाह्म वस्तु का, एक बिन्दु रूप 
का, एक विन्दु रस का, एक बिन्दु स्पशे का ढास बनाती है, उतने 
दिन चाहे जितना हम ज्ञान का अमिमान क्यो न करे, हमछोगों के 
हृठय में सत्य किस तरह ग्रकाशित हो सकता है?! 


यम बोढे-/ जिस आत्मा के सम्बन्ध मे, जिस परछोकतल के 
सम्बन्ध में तुमने प्रइन किया है, वह वित्त-मोह से मूह वालको के हृदय 
म प्रतिमात नहीं हो सकता है | इसी जगत्‌ का अस्तित्व है, परछोक 
का नहा, यह माननेवाले वारम्वार मेरे वश में आते हैं।” 


२६० क्ञानयोग 


फिर यह सत्य समभना भी कठिन है | बहुत से तो छूगातार 
इस विपय को सुन कर भी समझ्न नहीं पाते, इस विषय का वक्ता भी 
आश्चयेजनक होना आवश्यक है और श्रोता मी। शुरु का भी अद्भु 
शक्तिसम्पन्न होना आवश्यक है और शिष्य भी उसी तरह का होना 
ज़रूरी है। मन को फिर व॒था तक॑ के द्वारा चचछ करना उचित नहीं 
है। कारण, परमाथे तत्व तक का विपय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति 
का विषय है | हमठोग बराबर सुनते आरहे है कि प्रत्येक धर्म विश्वास 
करने पर जोर देता है | हमछोगों के कानों में तो अन्ध विश्वास शब्द 
ही भर दिया गया है। 


यह अन्ध विश्वास सचमुच ही बुरी वस्तु है, इसमे कोई संदेह 
नही। पर यदि इस अध विश्वास का हम विश्छेषण करके देखे तो ज्ञात 
होगा कि इसके पीछे एक महान्‌ सत्य है। जो छोग अन्ध विश्वास की 
बात कहते है, उनका वास्तविक उद्देश्य यही अपरोक्षानुभूति है जिसकी 
हम इस समय आढोचना कर रहे है। मन को व्यथे ही तके के द्वारा 
चंचल करने से काम नही चलेगा, क्योकि तक से कभी इंश्वर की 
प्राप्ति नहीं हो सकती | ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय है, तर्क का नही | 
समुदय तर्क ही कुछ सिद्धान्तो के ऊपर स्थापित है। इन सिद्धान्तों 
को छोडकर तर्क हो ही नहीं सकता | हमछोगों ने जिन्हे पहले 
निरचत रूप मे प्रत्यक्ष कर लिया है, उस तरह के कुछ विषयो की 
तुलना की ग्रणाढी को युक्ति कहा जाता है| इन निश्चित प्रत्यक्ष 
विपयों क न होने पर युक्ति चछ ही नहीं सकती । और बाह्य जगत 
के स॒बन्ध में यदि यह सत्य है, तो अन्तजगत के सम्बन्ध में भी ऐसा 
ही क्‍यों न होगा: 


अपरोक्षाजुभाति श्द्१्‌ 


हम लोग वारंबार इस अ्रम मे पड़ते है| हम जानते है कि सभी 
वाह्म विषय प्रत्यक्ष के ऊपर ही निर्भर रहते हैं । वाह्य विएयों पर 
विश्वास करने को तुमसे कोई नहीं कहता और न उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध विषयक नियम किसी युक्ति पर निभर हैं, किन्तु प्रत्यक्ष अनु- 
भव के द्वारा वे लब्ध होते है । फिर सभी तके कुछ ग्रलक्षाजुभूतियों 
के ऊपर स्थापित है | रसायनवेत्ता कुछ द्वव्य लेते हैं--उससे और 
कुछ द्रव्य उत्पन्न होते है | यह एक घटना है। हम उसे स्पष्ट देखते 
है, प्रत्यक्ष करते हैं, एवं उसे नीव मान कर हम रसायन-शास्त्र का 
विचार करते है| पदार्थ-तलबेत्ता भी वेसा ही करते है--तभी विज्ञान 
के विपय में यही हाल है। सभी प्रकार का न्नान ग्रत्यक्ष के ऊपर 
स्थापित हैं। उसंक ऊपर निर्भर रहकर ही हमलछोग विचार-युक्ति 
किया करते हैं। किन्तु आइचर्य का विषय हैं कि अविकांश छोग, 
विशेषत' वतमान काछ में, सोचा करते हैं कि धमंतत्त मे प्रत्यक्ष करने 
को कुछ नही है--बदि कुछ घर्मेतत्व छाम करना होगा तो वह गद्य व॒धा 
तक के द्वारा ही होगा। किन्तु वास्तविक धम बातो का त्रिषय नहीं 
है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हमें अपनी आत्मा के 
अन्दर ॒अन्वेषण करके देखना होगा कि त्रहाँ क्‍या है। हम उसे 
समझना होगा और जिसे हम समझेगे उसका साक्षात्कार करना होगा | 
यही धरम है। चाहे कितना हीं चीत्कार क्‍यों न करो, प्रन्तु वह 
वध नहीं हो सकता। अतए्व एक कोई इत्र है या नहीं, यह 
व्यर्थ तर्का के द्वारा प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योकि युक्ति दोनों 
ओर समान है। किन्तु यदि कोई ईश्वर है. तो वह हमारे अन्तर में 
ही ह। तुमने क्या कभी उसे देखा है : यही प्ररइन है| जिस तरह 
जगत्‌ का अस्तित्व है या नहीं-इस प्रश्न की मीमांसा अभीतक 


*७] 


२६२ ज्ञानयोग 


नही हो सकी इसी प्रकार ग्रत्यक्षबांद और विज्ञानवाद ( 4०वाडफ ) 
का तके अनंत काछ से चला आरहा है। इस प्रकार का तके निश्चय 
ही चलता है, परन्तु हम जानते है कि जगत्‌ है और वह चढू रहा 
है | हमछोग केवल एक दराब्द का मिन्न मित्र अथ करके यह तक 
किया करते है। हमारे जीवन के अन्यान्य सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में 
भी ऐसा ही है--हमे प्रत्यक्षानुभृति प्राप्त करनी होगी। जेसे बाह्य 
विज्ञान में--उसी तरह परमाथे विज्ञान मे भी हमे कुछ पारमार्यिक 
व्यापार को प्रत्यक्ष करना होगा । उसी पर घम स्थापित होगा। अवश्य ही 
किसी भी धरम के किसी भी मत में विश्वास रखना होगा, इस युक्तिहीन 
दावे में कोई आस्था नहीं की जा सकती । उससे मनुष्य के मन की 
अबनति होती है। जो व्यक्ति तुम्हे सभी विफ्यों में विख्वास करने को 
कहता है, वह अपने को भी नीच गिराता है, और यदि तुम उसके 
वचनों पर विश्वास करते हो तो वह तुम्हे भी नीचे गिराता है। जगत के 
सावुगणों को हमसे केवछ यही कहने का अधिकार है कि उन्होंने अपने 
मन का विरेपण किया है तथा उन्होने कुछ सत्य पाया भी है, हम भी 
वैसा करे, फिर हम उन पर विश्वास करेगे, उसके पहले नहीं। यही धर्म 
का सार है। किन्तु यदि वास्तत्रिक दृष्टि से देखा जाय तो जो धम के 
विरुद्ध तके करते हैं, उनमे से निन्‍्यान्नवे प्रतिशत व्यक्ति अपने मन का 
विर्लेपण करके नही देखते, वे सत्य को पाने की चेष्ठा नही करते | 
इसलिये धम के विरोध मे उनकी युक्ति का कोई मूल्य नही है। यदि 
कोड़े अन्धा मनुष्य निश्चय करके कहे, “तुम छोग, जो कि सूर्य के 
अस्तित्व मे त्रिख्ास करनेवाले हो. सभी भ्रान्त हो ” तो उसके इस 
दाक्य का जितना मृत्य होगा, उतना ही मूल्य इनके वाक्य का होगा । 
इसलिये जो अपने मन का विश्छेषण नहीं करते और धर्म को एकदम 


अपसोक्षाजुभू[रति २६३ 


उड़ा देने, और छोप करने में अग्रसर है, उनकी बातो में हमे थोड़ी भी 
आस्था करने की आवश्यकता नहीं । 

इस विषय को ही त्रिशेषतया समझना एवं अपरोक्षाज॒भूति का 
भाव मन में सर्वदा जागरूक रखना उचित है। धर्म लेकर ये सव 
झगडे, मारामारी, विवाद-विसंबाद उसी समय चले जायेंगे, जब कि 
हम समझेगे कि धर्म किसी ग्रन्यविशेष या मन्दिरविशेष में बँधा हुआ 
नहीं है, अथवा इन्द्रिय द्वारा भी उसका अनुभव सम्मव नहीं है | यह 
अतीन्द्रिय तत्त की अपरोक्षानुभूति है। जिन व्यक्तियों ने वास्तविक 
ईइ्बर एव आत्मा की उपलब्धि की है, वे ही प्रकृत धारमिक है और यह 
प्रत्यानुभूति न होने पर उच्चतम धर्मशास्त्रवेत्ता जो धाराप्रवाह पर्म- 
बक्तृता दे सकते हैं उनमें तथा अत्यन्त सामान्य अज्ञ जडवादी में 
कोई भेद नहीं है। हम सव नास्तिक है, इस हम छोग क्यो नहीं 
मान लेते ! केवछ विचारप्वक धर्म के समग्र सत्य में समति देने मात्र 
से हम धार्मिक नही हो सकते । एक इंसाई या मुसठमान अथवा अन्य 
किसी दूसरे धर्मानुयायी की वात छो | ईसा के उस पर्वत पर के 
श्रमोपदेश का स्मरण करो । जो कोई व्यक्ति इस उपदेश को कार्य 
रूप मे परिणत कर सके, वह उसी क्षण देवता हो सकता है, सिद्ध हो 
सकता है| तथापि कहा गया है कि पथ्वी में इतने करोड़ ईसाई है । 
क्या तुम कहना चाहते हो, ये सभी ईसाई हैं ? वास्तविक इसका अर्थ 
यह है कि ये किसी न किसी समय इस उपेदश के अनुसार कार्य 
करने की चेड्टा कर सकते है। दो करोड छोगो में एक भी सच्चा 
इसाई ह या नहीं. इसमें संदेह है। 
ेु भारतवर्ष में भी इस तरह कहा गया है कि तीस कोटि 
वदान्ती हैं| यदि अल्क्षानुभूति-सम्पन्न व्यक्ति हजार में एक भी होते, 


२६७ ज्ञानयोग 


तो यह जगत्‌ पॉच मिनट मे कुछ दूसरा ही हो जाता। हम सभी 
नास्तिक है, पर्तु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है, उससे हम 
विवाद करने को प्रस्तुत होते है । हम छोग सभी अन्धकार में पड़े हुए 
है। धमे हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केवछ विचारलब्ध 
कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है, केत्रछ सुह की बात है--अमुक व्यक्ति 
खूब अच्छी तरह से बोल सकता है, अमुक व्यक्ति नहीं बोल सकता, 
यही हमलोगों का धमें है--शब्द-योजना करने की झुन्दर कुशलता, 
अल्ड्गारिक शब्दों में वर्णन करने की क्षमता, शास्त्रों के इछोकों की 
अनेक प्रकार से व्याख्या, ये सभी केवछ पण्डितों के आमोद के 
निमित्त है- मुक्ति के लिय नहीं | आत्मा की जब यह प्रत्यक्षानुभति 
आरम्म होगी, तभी घमम आरम्म होगा । उसी समय तुम धार्मिक होगे, 
एवं उसी समय, केवल उसी समय नेतिक जीवन भी प्रारम्भ होगा | 
इस समय हम रास्ते के पशुओं की अपेक्षा भी कोई विशेष अधिक नीति- 
परायण नहीं है | हमछोग इस समय केवछ समाज के शासन के मय 
से ही कुछ गडबड नहीं करते। यदि समाज आज कहे- चोरी करने 
से अब दण्ड नहीं मिलेगा तो हमछोग इसी समय दूसरे की सम्पत्ति 
छूठने के छिये व्यग्न होकर दौड़ पडेगे। हम छोगों के सच्चरित्र होने 
मे एकमात्र कारण पुलिस है। सामाजिक प्रतिष्ठा-लोप की आशंका ही 
हमछोगों के नीतिपरायण होने मे बहुधा कारण है, और वस्तुस्थिति तो 
यह है कि हम पशुओ से बिलकुल थोडासा ही उन्नत है। हम छोग 
जब अपने अपने घर के एकान्त कोने मे बैठकर अपने हृदय के भीतर 
अनुसंधान करेगे तभी समझ सकेगे कि यह बात कितनी सत्य है | 
अतएव आओ, हमछोग इस कपटता का त्याग करे | आओ, स्त्रीकार 
करे कि हमछोग धामिक नहीं है और दूसरों के प्रति घणा करने का 


अपरोक्षान॒भाति र्दण 


हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम सभों के वीच वास्तव मे श्रातृः 

३ >>" > ते 
सम्बन्ध है, और हम धर्म की जब प्रत्यक्षानुभूति होगी तमी हम नीति- 
परायण होने की आशा कर सकते है । 


कल्पना करो तुमने कोई देश ढेखा है। कोई व्यक्ति तुम्हे काट 
कर टुकड़े टकड़े कर फेक दे सकता है। परन्तु तुम अपने हृदय के 
भीतर कभी भी ऐप्ती वात नहीं सोच सकते कि मेने उस देश का 
देखा है | अवश्य ऐसा हो सकता है कि शारीरिक वल-प्रयोग के कारण 
तुम कह दों--मैने उस देश को नहीं देखा है, किन्तु तुम अपने मन मे 
जानते हो कि तुमने उस देश को देखा है। वाह्म जगत्‌ को तुप्त 
जिस तरह प्रत्यक्ष करते हो, जिस समय इससे भी अधिक उज्ज्बछ 
भाव से धर्म और इंखर का साक्षातकार होगा, तब कुछ भी तुम्हारे 
विद्ञास को नष्ट नहीं कर सकता। उसी समय ग्रकृत चिज्धास का 
आरम्म होगा | “ जिसे एक सरसो मात्र भी विश्वास है, वह पहाड़ के 
पास जाकर कहे कि तुम हट जाओ तो पहाड़ भी उसकी बात 
सुनेगा।” बाइबिल की इस कया का तात्पय यही है। उस समय 
स्वय सत्यस्वरूप हो जाने के कारण तुम सत्य को जान सकोगे | 
केवछ विचारपूरवक सत्य के विपय से समति देने से कोई छाम नहीं है। 
एक मात्र वात यही है कि क्या तुम्हे प्रत्यक्षानुभृति हुई है ! 
वेदान्त की मूल बात यही है---धम का साक्षात्कार करो--केवछ कहने 
से छुछ न होगा, किन्तु साक्षात्कार करना बहुत किन है। जो परमाण 
क अन्दर अति शुह्म रूप स रहत ह, वही उशण पुरुप, वही प्रत्येक 
मानव-हठय के सुद्नतम प्रदेश मे निवास करते है, साधु पुरुपों ने 
उन्ह अन्तदर|४ द्वारा उपलब्ध किया है और तभी वे सुख-ह.ख दोनो 


२६६ ज्ञानयोग 


से पार होगये है, हम छोग जिसे धर्म कहते है, और जिसे अधमे 
कहते है, और शुभाशुभ सव कम, एवं सत्‌ असत्‌, इन समों से वे 
पार होगये है,-- जिन्होंने उन्हे देखा है, उन्होंने ही यथाये सत्य का 
दर्शन किया है। किन्तु फिर स्वर्ग का क्‍या हुआ ? स्वरगे के सम्बन्ध मे 
हम लोगों की ऐसी धारणा है कि वह दु:खशून्य सुख है; अथात्‌ हम 
संसार के सभी सुख चाहते है, और उसके ढुःखों को केवछक छोड़ 
देना चाहते है| अवश्य यह अत्यन्त सुन्दर धारणा है, यह स्वाभाविक 
भाव से ही आती है, किन्तु यह धारणा सम्पूर्ण श्रमात्मक है, कारण, 
पूर्ण सुख या पूर्ण दुःख नाम का कोई पदार्थ नही है । 


रोम में एक व्यक्ति बडा धनी था। उसने एक दिन घुना कि 
उसकी सम्पत्ति मे केवल दस छाख पौण्ड शेष है। छुनते ही उसने कहा 
--तब मैं कल कया करूँगा ? और यह कह कर उसी समय उसने 
आत्महत्या कर छी * दस छाख पौण्ड उसके लिये द्वारिद्रथसचक था, 
किन्तु हम छोगो के लिये वैसा नही है | वह तो हमारे सम्यूणं जीवन 
की आवश्यकता से भी अधिक है। वास्तविक सुख ही कया है, और दु.ख 
ही क्या ? वे लगातार विभिन्न रूप धारण करते रहते है। में जब छोटा 
था,तो सोचता था--जब मै गाड़ी चढाने लगूँगा तो सुख की पराकाष्ठा 
को प्राप्त करूँगा | इस समय मैं ऐसा नहीं समझता | अब तुम कौनसे 
सुख को पकड़े रहोगे ? यही हमे व्शिपकर समझने की चेष्टा करना 
उचित है | और हमारा यह कुसस्कार नष्ट होने भे बहुत विलम्ब 
लगता है । प्रत्येक के छुख की धारणा अछग अलग है। हमने एक 
आदमी को देखा है, जो प्रतिदिन प्रचुर अफीम खाये बिना सुखी नहीं 
होताथा। वह शायद सोचता होगा, स्वगे की मिट्टी अफीम की ही वनी 


अपसरोक्षानभूति २६७ 


होगी! किन्तु हमारी दृष्टि मे वह स्वरगे सुविधाजनक न होगा। हम लोग 
बारबार अरबी कविता में पढ़ते है, स्वगे अनेक प्रकार के मनोहर उद्ानों 
से पूर्ण है, उसमे अनेक नदियों बहती है। मैंने अपना अधिकांश जीवन 
एक ऐदते स्थान में बिताया है, जहाँ जल प्रचुर मात्रा में है, कितने ही 
गाव और हजारो छोग ग्रतिवर्ष बाढ़ में मृत्यु के मुख में चले जाते है। 
अतण्व मेरा स्रग॑ नदीप्रवाहयुक्त एवं उद्यानपूर्ण नहीं हो सकता; 
मेरा खर्ग तो शुष्कमूमिप्ण तथा अधिक वर्षारहित होना आवश्यक 
है। हमारे जीवन के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही है, सुख की हमारी 
धारणा क्रमश" बदरूती रहती है | युवक यदि खगे की कल्पना करे 
तो उसका स्वर्ग परम सुन्दर रमणीयों से परिष्ण होना आवश्यक है। 
वही व्यक्ति आगे चल कर बुद्ध होने पर उसे स्त्री की आवश्यकता 
फिर न रहेगी | हमारा प्रयोजन ही हमारे स्तरग का निमाता है, और 
हमारे प्रयोजन के परिवर्तन के साथ साथ हमारा स्वगे भी भिन्न 
भिन्न रूप घारण करता है। यदि हम इस प्रकार के एक खगे में 
जायें जहां अनन्त इन्द्रिय-सुख का छाम होगा तो उस जगह हमारी 
कोई विशेष उन्नति नही हो सकती। जो विषयभोग को ही जीवन 
का एक मात्र उद्देश्य मानते है वे ही इस प्रकार के स्वर्ग की प्रा्ना 
किया करते है | यह वास्तविक मेगछकारी न होकर महा अमगलकारी 
होगा | यही क्या हमारी अन्तिम गति है : थोडा हँसना-रोना, उसके 
वाद कुत्ते के समान मृत्यु / जिस समय तुम छोग इन सब विपय- 
भोगों की प्राथना करते हो, उस समय तुम यह नहीं जानते कि 
करते हो, क्योकि तम यह कक जानते ' कक कक का हक 
तु ज् ; प्रकृत आनन्द क्‍या है। 


२६८ ज्ञानंयोग 


वस्तुतः दशैनशार्रा मे आनन्द॒त्याग करने का उपदेश नहीं दिया 
गया है | प्रकृत आनन्द कया है इसी का उपदेश दिया गया है। नावे- 
वासियों की स्वगे के सम्बन्ध में धारणा ऐसी है कि वह एक भयानक 
युद्धक्षेत्र है, वह सभी छोग जाकर वोडन (४०५००) देवता के सम्मुख 
बैठते है। कुछ समय के बाद जंगली सूअरों का शिकार आरम्भ होता 
है। बाद में वे आपस में ही युद्ध करते हैं और एक दूसरे को खण्ड 
विखण्ड कर डालते है। किन्तु इस प्रकार के युद्ध के थोड़ी देर बाद 
ही किसी न किसी रूप से उन छोगों के घाव ठीक हो जाते है, उस 
समय वे एक हॉल मे जाकर उसी सूअर के मांस को पका कर खाते 
तथा आमोद-अमोद करते है। उसके दूसरे दिन वह सूभर जीवित 
हो जाता है और फिर उसी तरह शिकार आदि होता है। यह हमारी 
धारणा के अनुरूप ही है, अन्तर इतना ही है कि हमारी धारणा कुछ 
अधिक परिष्कृत है। इस प्रकार हम सभी सूअर का शिकार करना 
चाहते है--हम एक ऐसे स्थान में जाना चाहते है, यहाँ ये भोग पूर्ण 
मात्रा मे लगातार चछते रहे--ठीक उसी प्रकार जैसे नार्वेबासी सूअर 
वी कर्पना करते है। 


५ ७ ३... 0 | 

५ दशनशास्त्र के मत में निरपेक्ष अपरिणामी आनन्द नामक 
पदाथ है, अतरव हम साधारणतया जो ऐहिक सुखोपभोग करते है, 
उसके साथ इस सुख का कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु फिर वेदान्त 
ही केबल प्रमाणित करता है कि इस जगत्‌ मे जो कुछ आनन्दकारी 
है, वह उसी प्रकृत आनन्द का अंश मात्र है, क्योंकि उस ब्रह्मानन्द 
का ही वास्तविक अस्तित्व है। हम प्रतिक्षण उसी ब्रह्मानन्द का 
५ कर 9 

उपभोग करते है, किन्तु यह नहीं जानते कि वह ब्रह्मानन्द है। जहाँ 


अपरोक्षाजुभाति कि 


कही किसी प्रकार का आनद देखोंगे, यहोँ। तक कि चोरों को चोरी 
मे जो आनन्द मिलता है, वह भी वस्तुतः वही पृणानन्द है; अन्तर 
यही है कि वह कुछ वाह्य वस्तुओं के संपर्क से मीन हो गया है | 
किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये पहले हमे समस्त ऐहिक छुखभोग का 
त्याग करना होगा। उसका त्याग करने पर ही प्रकृत आनन्द की 
साक्षात्‌ उपलब्धि होगी | पृहल अज्ञान, मिथ्या का त्याग करना होगा, 
तभी सत्य का प्रकाश होगा। जब हम सत्य को इद्धतापूबेंक पकड़ 
सकेगे, तब पहले हमने जो कुछ भी त्याग किया था वही फिर एक 
दूसरा रूप घारण करेगा, एक नवीन आकार में प्रतिभाद होगा, डस 
समय समस्त ब्रह्माण्ड ही ब्रह्ममय हो जायगा, उस समय सभी 
कूछ उन्नत भाव को धारण करेगा, उस समय हम सभी पदार्थों को 
नवीन आहढोक में ठेखग। किन्तु पहले हमे उन्ही सब का त्याग करना 
होगा; वाद में सत्य का अन्तत, एक बिन्दु आभास पाने पर फिर 
हम उन सभो को ग्रहण करेगे, किल्तु अन्य रूप मे--ब्रह्माकार मे--- 
परिणत रूप मे । अतएव हमे सुख-दुख सभी का त्याग करना होगा | 
ये सत्र उस ग्रकृत वस्तु का, उसे चाहे छुख कहो या दुःख, विभिन्न 
क्रम मात्र हैं। ' सभी बेंढ जिसकी थधोषणा करते है, सभी प्रकार की 
तपस्याय जिसवी ग्राप्ति के लिये की जाती है, जिसे पाने की इच्छा 
से छोग ब्रह्मचय का अनुषप्टान करते है, हम सक्षेप मे उसी के सम्बन्ध 


मतुम्ह बताकी, वह 3» हैं। बंद में इस 3» कार की अतिशय 
महिमा ओर पविन्नता वर्णित है। 


इस समय यम नचिकेता के प्रशन का-- मृत्यु के बाद मनुप्य 


का क्या दया होता हे-- उत्तर देते है। ता चतन्यवान आत्मा 


२७० ज्ञानयाग 


कमी नहीं मरती, न कभी जन्म छेती है, यह किसी से भी उत्पन्न 
नहीं होती है, यह नित्य है, अज है, शाख़त है और पुराण है। देह 
के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट पहीं होती । मारनेवाढा यदि सोच 
में किसी को मार सकता हूँ, अथवा मरनेवाला व्यक्ति यदि सोचे-- 
में मरा टू तो दोनों को ही सत्य से अनभिन्न समझना चाहिय ; 
क्योंकि आत्मा न किसीको मारती है, न स्वय मृत होती है। ” 
यह तो बड़ी भयानक बात हुईं। प्रथम इलोक में आत्मा का 
विशेषण जो ' सदा चेतन्यवान ” शब्द हे उसी के ऊपर विशेष 
लक्ष्य करो | क्रमशः देखोगे, वेदान्त का प्रकृत मत यही है कि 
समुद्य ज्ञान, सम्तुदय पवित्रता, पहले से ही आत्मा में अवस्थित है, 
उसका कही पर अधिक प्रकाश होता है और कहीं पर कम। इतना हं। 
भेद है। मनुष्य के साथ मनुष्य का अथवा इस ब्रह्माण्ड के किसी भी पदाय 
का पार्थक्य प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। प्रत्येक के मीतर अवस्थित 
सत्य--बही एक मात्र अनन्त नित्यानन्दमय, नित्यञ्ुद्ध, नित्यप्रणे ब्रह्म है। 
वही यह आत्मा है--वह्द पुण्यशीर, पापी, छुखी, दुखी, सुन्दर, कुरूप, 
मनुष्य, पशु, सब में समान है। वही ज्योतिमय है। उसके प्रकाश के 
तारतम्य से ही नाना ग्रकार का प्रभेद है | किसीके भीतर वह अधिक 
प्रकाशित है और किसी के भीतर कम, किन्तु उस आत्मा के समीप 
इस भेद का कोई अथ नहीं है | एक व्यक्ति की पोशाक के भीतर से 
उसके शरीर का अधिकांश देखा जाता है, पर दूसरे व्यक्ति की 
पोशाक के भीतर से उसके शरीर का अव्पांश देखा जाता है--पर 
इससे शरीर मे किसी प्रकार का भेद नहीं होता | केंबछ शरीर के 
अधिकांश या अत्पांश को आवृत करने वाली पोशाक का ही भेद 
देखा जाता है। आवरण अथीत्‌ देह और मन के तारतम्यानुसार ही 


अपरोक्षाज॒भारति २७१ 


आत्मा की शक्ति और पचित्रता प्रकाशित होती है | अतएव यहाँ पर 
यह बात समझ लेना ठीक है कि वेदान्तदशेन में अच्छी और बुरी 
नामक दो पुथक्‌ वस्तुएँ नहीं हैं। वही एंक पदाथ अच्छा और बुरा 
दोनों होता हैं और उनके बीच विभिन्नता केवछ परिमाणगत है, एव 
वास्तविक कार्यक्षेत्र मे भी हम यही देखते हैं| आज जिस वस्तु को 
हम छुखकर कहते है, कल कुछ अच्छी अवस्था प्राप्त होने पर उसी 
को हु खकर अवस्था कहकर उससे घ्रणा करेंगे। अतएव वास्तविक 
बस्तु के विकास की विभिन्न मात्रा के कारण ही भेद उपलब्ध होता है, 
उस पदाये मे तो वास्तविक कोई भेद नही है | वस्तुतः अच्छा बुरा 
नामक कोई पदाथे ही नही है । जो अग्नि हमे सर्दी से बचाती है, 
वही किसी वच्चे को भस्म भी कर सकती है, तो यह कया अग्नि का 
दोष हुआ ? अतरव यदि आत्मा जुद्ृस्वरूप और पतित्र हो, तो जो 
व्यक्ति असतकार्य करने जाता है, वह अपने स्वरूप के विपरीत आच- 
रण करता है--बह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के 
भीत्तर भी जुद्ध स्वरूप आत्मा रहती है। वह श्रान्ति से उसको ढाँके 
रहता है, उसकी ज्योति को प्रकाशित नहीं होने ढेता। और जो 
व्यक्ति सोचता है कि वह मारा गया, उसकी भी आत्मा मरती नहीं | 
आत्मा नित्य है--कभी भी उसका ध्वस नहीं हो पाता। “अण से भी 
अणु, वृहत्‌ से भी वृहत्‌, वही सभी के प्रभु प्रत्येक मनुष्य-हृदय के 
गुद्यप्रदेश मे वास करते हैं | निष्पाप व्यक्ति विधाता की कृपा से उसे 
ब्खकर सभी ग्रकार के जोक से रहित हो जाता है| जो देहशून्य 
होकर देह में रहते है, जो देशविहीन होकर भी देश में रहनेग्राढ्ों के 
पमान हैं, उस अनन्त और सब्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर 
ज्ञानी व्यक्ति का दुख सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इस आत्मा 


२७२ ज्ञानयाग 


को वक्‍त॒ताशक्ति, तीक्ष्ण मेघा अथवा वेदाध्ययन के द्वारा नहीं पाया 
जा सकता | 

यह: “बेढों के द्वारा छाभ नहीं की जा सकती ' ऐसा कहना 
ऋषियों के लिये परम साहस का काये था। पहले ही कहा है, ऋषि 
चिन्ता-जगत्‌ में बड़े साहसी थे, वे किसी के द्वारा भी रोके जानेवाके ._ 
नही ये । हिन्दू छोग वेद को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते है, उस 
भाव से इंसाई छोग बाइबिछ को कभी नहीं देखते । इंसाइयों की 
ईइबर-बाणी के विपय में ऐसी धारणा है कि किसी मनुष्य ने इइंवरानु- 
प्राणित होकर उसे छिखा है, किन्तु हिन्दुओं की धारणा है--जगत्‌ मे 
जो सभी विभिन्न पदाय हैं, उसका कारण यह है कि वेद मे इन इन 
पदार्थों का नाम उह्छिखित है | उनका विश्वास है कि वेद के द्वारा ही 
जगत्‌ की सृष्टि हुई है । ज्ञान नाम से जो कुछ समझा जाता है, बह 
वेद में ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि अनन्त है उसी प्रकार 
वेद का प्रत्येक शब्द मी पवित्र एवं अनंत है। सष्टिकती के समस्त मन का 
भाव ही मानो इस प्रन्य मे प्रकाशित है। वे इस भाव से वेद को 
देखते है| यह काय नीतिसंगत क्‍यों है ?- क्योकि इसे वेद कहता है। 
यह कार्य अन्याय क्यो है -क्योकि इसे वेद कहता है | वेद के प्रति 
प्राचीनो की ऐसी श्रद्धा रहन पर भी इन ऋषियों का सत्यानुसन्धान 
मे कितना साहस है, देखो। उन्होंने यह कहा कि “ नही, बारंबार वेद्पाठ 
करने पर भी सत्यछाभ की कोई सम्भावना नहीं है ?] अतएव वही आत्म! 
जिसके ग्रति प्रसन होती है, उसीको वह अपना स्वरूप दिखकाती है | 
किन्तु इससे एक और आशका उठ सकती है कि इसमे भी उस पर 
पक्षपात का दोप हुआ, इसलिये निम्नलिखित वाक्य भी इसके साथ 
कहे गये है | “ जो असतकार्य करनेवाले है और जिनका मन शान्त 


अपरोक्षानुभ्ाति श्ज्डे 


नही है, थे कभी भी इसे नहीं पा सकते; 
पवित्र है, जिनका कार्य पविन्न है, जिनकी इन्द्रियों 
निकट यह आत्मा प्रकाशित होती है। * 


केवरू जिनका हृदय 
संयत है, उन्ही के 


आत्मा के सम्बन्ध में एक छुन्दर उपमा दी गयी है। आत्मा 
को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को रूगाम और इन्ह्रियो 
को अश्ल की उपमा दी गई है। जिस रथ के धोडे अच्छी तरह संयत 
है, जिस रथ की छगाम खूब मज़बूत है और सारथी के द्वारा रूप से 
पकड़ा हुआ है, वही रथ विष्णु के उस परम पद को पहुँच सकता है, 
किन्तु जिस रथ के इन्द्रिय रूपी घोड़े भाव से सयत नही हैं तथा 
मनरूपी रूगाम दृदभाव से संयत नही रहती वही रथ अन्त में विनाश 
की दशा को प्राप्त होता हैं। सभी प्राणियों के मध्य में अवस्थित 
आत्मा चक्षु अथवा किसी दूसरी इन्द्रिय के समक्ष प्रकाशित नहीं 
होती, किन्तु जिनका मन पवित्र हुआ है, वे ही उसे देख पाते है । 
जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्घ से अतीत है, जो अव्यय है. 
जिसका आदि अन्त नहीं है, जो ग्रकृति के अतीत है, अपरिणामी है, 
उसे वे प्राप्त करत हैं, वे मृत्यु-मुख से मुक्त होते है। किन्तु उसे 
पाना बहुत कठिन है, यह मार्ग तेज छुरघारा के समान अत्यंत दुगेम 
है। मार्ग वहुत ठम्बा एव विपद्व्याप्त है. किन्तु निराश मत होना, 
इब्तापएवबक चले जाओ, “ उठो, जागो, जिसकी कोई सीमा नही है, 
उसी चरमछक्य पर पहुँचो, वहों तक पहुँचे बिना निवृत्त मत होओ।? 
हम देखते है, समस्त उपनिपद के भीतर ग्रधा 
रोक्षानुमृति ही है। की सम्बन्ध में मन मे के कक कक 
५ ध्व र्‌ 


के प्रदन उठेगे--विज्येपत, आधनिक छोगो के रिए इसकी उपकारिता जे 
हा 340, आध्रनक छागा के लिए ६ उपकारिता के 


२७७ जञानयोग 


सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होंगे-- तथा और भी अनेक प्रकार के संदह 
उठेगे, परन्तु हम देखेंगे कि सभी में हम अपने पू्व सस्कारों के द्वारा 
संचालित होते है। हमारे मन पर इन पूव सस्कारों का अतिशय प्रभाव 
है। जो वाल्यकाछ से केवल संगुण इश्तर की और मन के व्यक्तिगत तत्व 
(776 9९७7४0०७॥४४ 0६ ४90 ४४0) की वात घुनते है, उनके डिये 
पूर्वेक्त बाते अच॒श्य ही अति ककश मालूम पंडेगी, किन्तु यदि हम उन्हें 
सुने और यदि दीधेकाल तक उनकी चिन्ता करे,तो वे बाते हमारे प्राणों 
में मिद जायेंगी, हम फिर इस तरह की बाते सुनकर भयभीत न होंगे। 
' हो, दशन की उपकारिता अर्थात्‌ कार्यकारिता के सम्बन्ध मे मुख्य प्रइन 
अवश्य है | उसका केबछ एक ही उत्तर दिया जा सकता है । यदि 
प्रयोजनवादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना मनुष्य के लिये 
कतव्य है, तो आध्यात्मिक चिन्ता मे जिन्हें सुख मिलता है, वे क्यों 
न आध्यात्मिक चिन्ता में सुख का अन्वेषण करें? अनेक छोग 
विषयभोग में सुख पाने के कारण विषयसुख का अन्वेषण करते है, 
किन्तु ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते है जो उच्चतर भोग का अन्वेपण 
करते है | कुत्ता केवल खाने पीने से सुखी होता है। किन्तु वैज्ञानिक 
्रिपयसुख को तिलाञ्जलि दे, केवछ कुछ ही तारों की स्थिति जानने 
के लिये ही शायद किसी पवेत के शिखर पर घास करते है | वे जिस 
अपूबे सुख का आस्वाद पाते है, कुत्ता उसे समझने में अक्षम है । 
कुत्ता उन्हें देखकर हँस सकता है और उन्हे पागल कह सकता है | 
हो सकता है बिचारे वैज्ञानिक को विवाह भी करने की सुविधा न 
मिली हो | हो सकता है, वे केवठ रोठी के कुछ टुकड़े और थोडेसे 
पानी के आधार पर ही पर्वत के शिखर पर रहते है । किन्तु वैज्ञानिक 
कहेंगे, “ भाई कुत्ते ! तुम्हारा सुख केवल इन्द्रियों में आबद्ध है; तुम 


अपरोक्षानभ्ांते ' २७९ 


बे 


इस सुख का भोग कर रहे हो। तुम उसे छोड़कर उच्चतर कोई 
भी सख नही जानते, किन्तु हमारे लिय यही सबंस बढ़कर खुलकर 
है | और यदि तुम्हे अपने मनोनुकूल सुखान्बेषण का अधिकार हैं, 
तो हमें भी है।” हमारा यही श्रम है कि हम समरुत जगत्‌ की अपने 
ही भाव से चढाना चाहते हैं | हम अपने ही मन को समस्त जगत्‌ 
का मापदण्ड बनाना चाहते हैं | तुम्हारी दृष्टि में इन्द्रियविषयो में ही 
स्रपेक्षा अधिक सुख है। किन्तु हमे मी उन्हीं से छुख मिलेगा 
इसका कोई अये नहीं है। जिस समय तुम इस मत को लेकर जिद 
करते हो, तभी हमारा तुमसे मतभेद होता हैं। सांसारिक हितवाढी 
(ए०ण०ए ४४8४7 ) के साथ घमंवादी का यही ग्रभद है। 
सांसारिक हितवादी कहते हैं--“ देखो, हम कितने सुखी है ! ” 


४ हम तुम्हारे धर्मतत्लों को लेकर मायापच्ची नहीं करत । वे 
नो अनुसधानातीव है। उन समो का अन्वेषण न कर हम बड़े " 
सुख मे हैं|” बहुत अच्छा, अच्छी वात है। हैं हितवादियों ! तुम 
लोग जिससे सुखी होते हो, वह ठीक है। किन्तु यह संसार बड़ा 
भयानक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई का कोई अनिष्ट करके 
सुख प्राप्त कर सके, तो ईख़र उसकी उन्नति करता है। किल्तु जब 
बही व्यक्तित आकर हमे अपने मत के अनुस्तार काये करने का परामरी 
देता है और कहता है, यदि तुम इस तरह नहीं करते हो तो तम 
मूल हो तो उसंस हम कहते है, तुम भ्रान्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिय 
जा छुख्कर है, उस यदि हम करे, तो हम प्राण रखने में भी समर्थ न हो 
सकेंगे | यदि हमे सोने के कुछ टुकड़ों के लिये दौडना पड़े, तो 
हमारा जीता ही निर्वेक होगा | धार्मिक व्यक्ति हितवादी को यही 


२७ ज्ञानयोग 


उत्तर देंगा। और वास्तविक बात भी ऐसी ही है। जिसने निम्नतर 
भोगवासनाओं का अन्त कर लिया है, वही घर्माचरण कर सकता हैं। 
हम छोगो को भोग मोगकर आधातो द्वारा सीखना होगा, जहाँ तक 
हमारी दौड है, वहां तक दौड लेना होगा । जब इस संसार में हमारी 
ढौड निव॒त्त होती है, तभी हम लोगों की दृष्टि के समक्ष परछोक प्रति- 
भात होता है। 


इस विषय में और एक विशेष समस्या हमारे मन में उत्पन्न 
हुई | सुनने में वात तो बडी कर्कोश है, परन्तु है वह वास्तविक सत्य 
कथा | यह विपय-भोगवासना किसी किसी समय और एक रूप 
धारण करके उद्ित होती हे--उसमे बडी विपदाशका है, फिर भी वह 
आपाततः रमणीय हैं। यह वात तुम सर्वदा सुनते हो | अत्यन्त 
प्राचीन कार में भी वह धारणा थी--बह प्रत्येक धर्म-विश्वास के 
अन्तगत है और वह यह हैं कि एक ऐसा समय आयेगा जब 
संसार का समस्त दुःख समाप्त हो जायगा, केबठ सुखांश ही अवशिष्ट 
रह जायगा और पृथ्वी स्तरगराज्य में परिणत हो जायगी । पर मेरा इस 
ठात पर विज्वास नहीं है। हमारी पथ्वी जैसी है, वेसी ही रहेगी । 
अवश्य ही यह वात कहना बहुत भयानक है, किन्तु यह न कहकर 
और कोई माग देखता ही नहीं हैँ | यह वात रोग के समान है। 
मस्तक से उतारों तो पैर में जायगा | एक स्थान से हटा ढेने से दसेरे 
स्थान में चछा जायगा | कुछ भी क्‍यों न करो, वह किसी भी तरह 
पणरूपण दूर नहीं हो सकता। दुःख भी इसी तरह है । अति प्राचीन 
काल में छोग जगल में रहा करते थे और एक दूसेर_ को मारकर 
खा लेते थे | वर्तमान काल में मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का माँस नही 


' अपरोक्षाल॒भूति मर 


खाता, परन्तु एक दूसेर को ठगा खूब करता है। मनुष्य प्रतारणा 
करके नगर का नगर, देश का देश ध्वल कर डाढता है। निश्चय 
ही यह किसी बहुत बड़ी उन्नति का परिचायक नहीं हैं। ओर तुम 
ढछोग जिसे उन्नति कहते हो, उसे भी में बडा नहीं समझता-वह -तो 
'वासना की लगातार वद्धि मात्र है। यदि सुझे कोई विषय अति स्पष्ट 
रूप से ज्ञात होता है, तो वह यही है कि वासना से केवक दु:ख का ही 
आगमन होता है-वह तो याचक की अवस्था मात्र है। सर्वदा ही 
कुछ न कुछ के लिये याचना करना--किसी दूकान आदि में जाकर 
किसी न किसी वस्तु के पाने की इच्छा रहती ही हैं। बस चाहना, 
चाहना, चाहना ! सारा जीवन ही केबछ तृष्णाग्रस्त याचक की 
अवस्था है-- वासना की दुर्निवार तृष्णा है। यदि वासना पू्णे करने की 
गकक्‍्ति समयुक्तान्तर अ्रणी ( शिागरियाश०ठों 70प788807 ) के नियमा- 
नुसार बटे, तो वासना की शक्ति समगुणितान्तर श्रेणी (७७००४७४,००! 
07097०8४०० ) के नियमानुसार बढती हैं। अनन्त जगत्‌ के समस्त 
लुखदुःख की समष्टि सबंदा ही समान है। समुद्र में यदि एक 
तरग कहा से उठती है, तो निश्चय कही पर एक गत॑ उत्पन्न होगी | 
यदि किसी मनुष्य को छुख प्राप्त हुआ है, तो .निश्चय ही किसी 
दूसेर मनुष्य या पशु को द ख हुआ है। मनुष्य की सख्या वढ रही है, 
पञ्ुु को संल्या घट रही है| हम उनका विनाश करके उनकी भूमि 
/ैन रहे है, हम उनका समस्त खाद्यद्रव्य छीन रहे है। तब हम किस 
तरह वाह कि झुख छगातार बढ़ रहा है £ प्रबुछ जाति हबेछ जाति 
का भ्रास कर रही है, किन्तु तुम छोग क्या समगते हो कि प्रवछ जाति 


कुछ छुखी होगी १ नहीं, वे एक दूसेर का सहार ही करेगी, भेरी 


पमन्न मे नहीं आता कि सुख का घुग किस तरह आयगा। यह तो 


२७८ ज्ञानयोग 


' प्रत्यक्ष करने का विषय है | आनुमानिक विचार के द्वारा भी मैं देखता 
हूँ कि यह कभी सम्मब नहीं है । 


परणता सबंदा ही अनन्त है। हम वस्तुतः वही अनन्त स्वरूप 

है, अपने उसी अनन्त स्॒रूप को अभिव्यक्त करने की चेश्ट मात्र 
हम कर रहे है। तुम और मै, सभी उसी अपने अपने अनन्त स्वरूप 
को अमिव्यक्त करने की चेष्टा मात्र करते है | यहां तक तो ठीक है, 
किन्तु कुछ जर्मन दाशनिको ने इससे एक अत्यत अद्भुत दाशेनिक 

सिद्धान्त निकालने की चेश की है--बवह यही है कि इस तरह अनन्त 
क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता रहेगा, जब तक कि हम पूर्ण व्यक्त 

नही होते है, जब तक कि हम सब प्रूर्ण पुरुष नहीं हो सकते है | 

पूर्ण अभिव्यक्ति का अर्थ कया है! पूर्णता का अर्थ अनन्त है, और 

अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमा--अतर्व इसका यह तात्पर्य हुआ कि 

हम असीम भाव से ससीम होंगे, परन्तु यह तो असंबद्ध प्रकाप मात्र 

है। बालकगण इस मत से संतुष्ट हो सकते है; बच्चों को सन्तुष्ट 
करने के लिये उन छोगों को शौक के तौर पर धर्म देने के लिये 

यह अवश्य उपयोगी है, किन्तु इससे उन ढछोगों को मिथ्या के 

त्रिप से जर्जरित करना होता है--और धम्म के लिये तो यह बडा ही 

हानिकारक है | हमे यह समझ छेना उचित है कि जगत्‌ और मानव 

इखर का अवनत भाव मात्र है; तुम्हारी बाइबिल मे भी यह है कि 

_आदम पहले प्रू्णे मानव थे, बाद मे भ्रष्ट हुए। इस तरह का कोई पर्क 
ही नहीं हैं जो यह न कहता हो कि मनुष्य पहले की अबस्था से 
, हीन अवस्था मे गिर गया है। हम हीन होकर पशु हो गये है | इस 
समय हम फिर से उन्नति के मार्ग पर चल रहे है, और इस बन्धन से 


बाहर होने की वेश कर रहे है, किन्तु हम अनन्त का कर्मी भी यहा 
अभिव्यक्त करने में समय नहीं हो सकते । हम प्राणपण से चष्ठटा क्र 
सकते है, परलतु देखेंगे कि यह असेमव है। अन्त में एक समय एसा 
अयेगा जब हम देखेगे कि जब तक हम इन्द्रियों से आबद्ध है, तव 
तक पूर्णता का छाम असंमत्र है। तव हम जिस ओर अग्रसर हो रहे 
थे, उसी ओर से पीछे छोठना आरम्भ करेंगे | 
इसी लौट आने का नाम त्याग है| तब हम जिस जाछ के भीतर 
उसमें से हमे निकछूना होगा--तमी नीति और दया धमे 
आरम्भ होंगा। समस्त नैतिक अनुशासन का मूहमत्र क्या है  ' नाहं 
, नाह, लमसि लमसि (तही, तही,) '। हमारे पीछे जो अनन्त विच्मान 
है, उन्होंने अपने को वहिजगत्‌ में व्यक्त करने के लिये इस 'अह् ! 
क्रा आकार धारण किया है। उन्हीं से इस छ्षुद्र ' में” और “तुम ' की 
उत्पत्ति हुई है| अभिव्यक्ति की चेष्ठा में इसी फल की उत्पत्ति हुई है, 
--अब इस में! को फिर पीछे हटकर अपने अनन्त स्वरूप में मिल 
जाना होगा । उन्हे माढूम होगा कि वे इतने दिन तक व्यथ की 
चप्टा कर रहे थे। उन्होंने अपने को मेंबर में डाछा है-उन्हें इस 
भंवर से बाहर निकलना होगा | प्रत्येक दिन यही हमे प्रत्यक्ष होरहा 
है। जितने बार तुम कहते हो ' नाह नाहं, लमसि लमसि * उतने ही 
बार तुम छोटने की चेष्टा करते हो, और जितने बार तुम अनन्त को 
यहाँ अनिव्यक्त करने म॑ सचेष्ट होते हो, उतने ही बार तुम्हें कहना 
होगा “अह, अहं, न ल्म! | इसीसे संसार मे ग्रतिदन्द्िता, सवपे 
और अनिष्ट की उद्त्ति होती है, किन्तु अन्त में त्याग, अनन्त त्याग का 
आरन्भ होगा ही। में ' मर जायगा | अपने जीवन के लिये उस 
समय कौन यत्न करेगा? यहां रहकर इस जीवन का उपभोग करने 


५८० ज्ञानयोग 


की व्यथे वासना और फिर इसके आगे स्वगें जाकर उसी तरह 
रहने की वासना -अर्थात्‌ सवैदा इन्द्रिय और इन्द्रियसुख में लिप्त रहने 
की वासना ही मृत्यु को छाती है। 


यहिं हम पज्चुओं की उन्नत अवस्था मात्र हैं, तो जिस 
विचार से यह सिद्धान्त लब्ध हुआ उसी विचार से यह सिद्धान्त भी हो 
सकता है कि पशुगण मनुष्य की अबचनत अवस्था मात्र है। तुमने 
यह कैसे समझा कि वैसा नहीं है ? तुम जानते हो--क्रमविकासवाद . 
का प्रमाण केवछ यही है कि निम्नतम प्राणी से छेकर उच्चतम प्राणी 
तक सभी शरीर परस्पर-सदश हैं, किन्तु उससे तुमने किस प्रकार यह 
सिद्धान्त निकाला कि निम्नतम प्राणी से क्रमशः उच्चतम प्राणी जन्मा 
है, न कि यह कि उच्चतम से क्रमशः निम्नतम ग्राणी उत्पन्न हुआ है? 
दोनों ही ओर समान युक्ति है--और यदि इस मतबाद' में वास्तविक 
कुछ सत्य है, तो हमारा यह विश्वास है कि एकबार नीचे से ऊपर, 
फिर ऊपर से नीचे गति होती हैं--अथीत्‌ छंगातार इस देहश्रेणी 
का आवर्तन हो रहा है। क्रमसकोचवाद स्वीकार न करने पर 
ऋषबिकासवाद किस तरह सत्य हो सकता है ? जो कुछ भी हो, मै 
जो कह रहा था कि मनुष्य की छगातार अनन्त उन्नति नही हो सकती 
यह इससे अच्छी तरह स्पष्ट होजाता है | 


' अनन्त ! जगत्‌ में अवश्य अभिव्यक्त हो सकता है, इसे यदि 
सुझ्ले कोई समझा सके तो मैं उसे समझने को प्रस्तुत हैं, किन्तु हम छगा- 
तार सरल रेखा मे उन्नति करते जा रहे है, इस बात पर मेरा बिछकछ 
विश्वास नहीं है | यह तो एक असंबद्ध प्राप मात्र है। सरल रेखा 
में किसी प्रकार की गति हो ही नहीं सकती। यदि तुम अपने सामने ही 


अपसोक्षाउश्वाति २८१ 


सामने एक पत्थर फक्ो, तो अनन्त काल के वाद एक समय ऐसा आयेगा, 
जव वह घूमकर गोछाकार मे तुम्हारे निकट फिर आजायेगा। तुमलोगो 
ने क्या गणित के इस स्वत.सिद्ध सिद्धान्त को नहीं पढ़ा है कि सरल 
रेखा अनन्त रूप मे बढ़ाने पर वतुंठाकार धारण करती है अवश्य ही 
यह ऐसा ही होगा, परन्तु संभव है, मार्ग पर अग्रसर होंते होते कुछ 
इधर उधर होजाय | इसी कारण में सदा ही प्राचीन धर्मों का मत 
लेता हूँ-क्या इंसा, क्या बुद्ध, क्या वेदान्त, क्या बाइबिक, सभी कहते 
हे--इस अप्रर्ण जगत्‌ को छोडकर ही समय पर हम पूर्णता ग्राप्त करेगे। 
यह जगत्‌ कुछ भी नहीं है--अधिक से अधिक उस सत्य की एक 
भयानक विस॒दश अनुकृति अथीत्‌ छाया मात्र है। सभी अज्ञानी मनुष्य 
इन इन्द्रियसुखो का उपभोग करने के लिये ढौड़ते है । 


इल्ियो मे आसक्त होना अत्यन्त सहज है| और भी सहज 
यह है कि हम अपने भ्राचीन अम्यास के वशीमूत होकर केवछ आहार- 
“पान में मत्त रहे | किन्तु हमारे आधुनिक दाशैनिक इन सभी छुखकर 
भावों को ढेकर उनके ऊपर धर्म का छाप देने की चेष्ठा करते है | 
किन्तु यह मत सत्य नहीं है। इच्ियो की मृत्यु अटल है। हमे मृत्यु 
से अदीत होना होगा । मृत्यु कमी भी सत्य नहीं है | प्याग ही हसे 
सत में पहुँचायेगा। नीति का अर्थ ही त्याग है | हमारे प्रकृत जीवन 
का ग्त्येक अंज ही त्याग है। हम जीवन के उन्ही शषणो में वास्तविक 
साधना से युक्त होते है और ग्रक्षतत जीवन का संग्रोग करते है, जब 
हम में ' की चिन्ता से विरत होते है | मै? का जब नाश होता 
“हमारे अन्तर के * प्राचीन मनुष्य ( ०६ ७००' ) की मत्यु होती 
8, उसी समय हम सत्य मे पहुंचते हैं। और चरेद्ान्त कहता है-.वह 


२८० शानयाग 


सत्य ही ईश्वर है, वही हमारा ग्रकृृत स्वरूप है --वह सवंदा ही तुम्हारे 
साथ रहता है और केवल यही नहीं, तुम ही रहता है। उसी में स्बंदा 
वास करो। यद्रपि यह बहुत कठिन ग्रतीत होता है, तथापि ऋमश: 
यह सहज हो जायगा | तब तुम देखोगे, उसमें रहना ही एकमात्र 
आनन्दपू्ण अवस्था है, अन्य सभी अवस्थाये मुत्यु है। आत्म-भाव 
मे परण होना ही जीवन है, और सभी भाव मृत्यु है। हमारे वर्तमान 
समस्त जीवन को ही केवछ शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय कहा जा 
सकता है | ग्रकृत जीवन छाभ करने के लिए हमे इसके बाहर 
जाना होगा। 


१३, आता का मुक्त खम।व 


हम पहले जिस कठोपनिषद की आलोचना करते थे, वह 
छान्दोग्योपनिषद के, जिसकी हम आलोचना करेगे, वहुत समय वाद 
रचा गया था| कठोपनिषद की भाषा अपेक्षाकृत आधुनिक है, उसकी 
चिन्तनशली भी सबसे अधिक प्रणालीवद्ध है| प्राचीनतर उपनिषद्गो 
की माषा कुछ अन्य प्रकार दी थी | वह अति प्राचीन एवं वहुत कुछ 
बेद के संहिता-भाग की तरह थी। फिर उंनमे अनेक बार अनेक अना- 
बश्यक विपयो में से घूम फिर कर तव कही उनका सार मत प्राप्त 
होता है। इस प्राचीन उपनिषद में कमकाण्डात्मक बेदांश का काफी 
प्रभाव है। इसीलिए इसका आधे से अधिक भाग अब भी कमकाण्डा- 
त्मका है। किन्तु अति प्राचीन उपनिपदों के अध्ययन से एक महान राभ 
होता है। वह छाम यह है कि उनके अध्ययन से आध्यात्मिक भावों 
का ऐतिहासिक विकास जाना जा सकता है। अपेक्षाकृत आधुनिक 
उपनिपदो में ये आध्यान्मिक तल सब एकत्र संग्रहीत एवं सब्जित पाये 
जते है। उदाहरण रूप भगवद्जीता को ही छे ढीजिये। औ्रीमदभग- 
बद्गवीता को अन्तिम उपनिषद कहा जासकता है, क्योंकि उसमें कर 
काण्ड का छेशमात्र भी नहीं है। गीता का प्रत्येक श्छोक किसी न 
किसी हुओलन-जिसल है, मानो अनेक एष्पे। के संचयन से एक 
सुन्दर ग॒ुच्छ निर्मित ह रे आफ खरे 
विकास देखने मे नही के कर कक हक पल अब 
४ जुसार इन आदध्या- 
मिक्क तत्नो के क्रम-मिकास को जानने की सुविधा ही वेद के अध्य- 


२८७ ज्ञानयाग 


यन की एक विशेष डपकारिता है| वास्तव में यह सत्य भी है, 
क्योकि वेद को छोंग इतनी पवित्रता की दृष्टि सें देखते है 
कि संसार के अन्यान्य धम्मशास्त्रों मे जिस तरह नाना प्रकार की 
मिलावट हुई है, वेद में वेसी नहीं होने पाह। वेंढ में अति उच्च 
विचार और निम्नतम विचारों का भी समावेश है। सार, असार, अति 
उन्तत विचार, और साथ ही सामान्य छोटी-छोटी बाते भी उसमे 
सब्रिविष्ट है। किसीने भी उसमे पर्ितेव या परिवर्धन करने का 
साहस नहीं किया | हों, टीकाकारा ने अवश्य ही व्याख्या के वढ से 
अति प्राचीन विषयों से अद्भमुत-अदभुत नये भाव निकाछना आरम्भ 
किया, अनेक साधारण ब्णनों के भीतर वे आध्यात्मिक तत्व ठेखेन 
ढगें, किन्तु मूल जंसे का तेसा ही रह्य--इसी मृछ में ऐतिहासिक गये- 
पणा के अनेक विपय हैं। हम जानते है. कि मनुष्य की चिन्तन- 
शक्ति जितनी ही उन्नत होती है उतना ही वे घम के पूर्व भावों को 
परिवर्तित कर उनमें नवीन नवीन ऊँचे भावों को मिराते है। यहाँ एक, 
वहां एक--इस प्रकार नई नई बाते जोडी जाती है, कहीं कहीं एक 
आधघ वात निकाल भी दी जाती है। टीकाकार की ही तो का ठहरी ! 
सम्मवत. वैदिक साहित्य में ऐसा नही किया गया | और यदि हुआ 
हो ता प्रथमतः उसका पता ही नहीं चछता | हम इससे छाम यह 
है कि हम विचार के मूल उत्पत्तिस्थान में पहुँच सकते है--देख सकते 
है के किस प्रकार क्रमश: उच्च से उच्चतर विचारों का, किस प्रकार 
' से स्थूछ आविभोतिक घारणाओं से ढेकर सक्ष्मतर आध्यात्मिक धार- 
णाओ का विकास हो रहा है और अन्त में किस प्रकार वेद्वान्त में 
उन सभा की चरम परिणति हुईं है। वढिक साहित्य मे अनेक प्राचीन 
आचार-ब्यवहारों का भी आभास पाया जाता है | पर उपनिपद्‌ में उन 


आता का मुक्त स्वभाव श्टप्ट 


सभो का वर्णन अधिक नहीं है। वह एक एसी भाषा में छिखा ्ल 
है जो अत्यन्त सक्षिप्त है और सरलता से याद रखी जा सकती है । 

प्रतीत ऐसा होता है कि इस ग्रन्थ के छेखक मानो केवछ कद 
घटनाओ को स्मरण रखने के उपाय लिख रहे है। मानो उनकी ऐसी: 
'धारणा है कि ये सव बाते सभी जानते है। इससे असुविधा यह 
होती है कि हम उपनिषद मे लिखी कथाओ के वास्तविक तात्पर्य 
को ग्रहण नहीं कर सकते । इसका कारण यह है- यह सब जिन 
लोगों के समय में छिखा गया था थे छोग उन घटनाओ को जान॑ते 
थे, किन्तु आज उनकी क़िम्बदन्ती भी वर्तमान नहीं है,--और जो 
एकाव है भी, वह भो अतिरजित होगई ह्ठे ! उनकी ऐसी नयी व्याख्या 
होगई है कि जब हम पुराणों में उनके विवरण पढ़ते है तो देखते है 
कि वे उच्छासात्मक काव्य बन गये है। 


पाइचात्य देशों में जैसे हम पारचात्य जाति की राजनीतिक 
उन्नति के विषय में एक विशेष भाव देख पाते है कि वे किसी प्रकार 
अनियन्त्रित शासन सहन नहीं कर सकते, वे किसी प्रकार के बन्धन 
को --जैस कोई उनके ऊपर शासन करे--सहन नहीं कर सकते, वे 
जेस क्रमशः उच्च से उच्चतर प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली की उच्च 
उच्चतर धारणा तथा बाह्य स्वाधीनता कीं उच्च से उच्चतर धारणा 
भाप्त कर रहे हैं ठीक वैसी ही घटना दर्शन में घटती है; किन्तु भेद 
यही है कि यह आध्यात्मिक जीवन की स्वाधीनता है। * अनेक- 
दैवबाद ' से क्रमश छोग ' एकेश्वख्ाद ” मे पहुँचते है--- 


ही उपनिपद 
मे फ़िर मानो इसी एकेड्रबाद के विरुद्ध युद्धधोषणा हुई है। जगत 


२८८ ज्ञानयोग 


के अनेक शासनकर्ता अपने भाग्य को नियत्रित कर रहे है केबल 
यही धारणा उन्हे असक्य होती हो सो नहीं, बल्कि एकजन उनके 
अदृष्ट का विधाता होगा--यह धारणा भी उन्हे सद्य न हो सकी । 
उपनिपद की आलोचना करने पर यही सबसे पहले हमारे सामने आता 
है। यही धारणा धीरे धीरे बढ़कर अन्त मे उसकी चरम परिणति हुई 
ग्राय:ः सभी उपनिषदो में अन्त मे हम यही परिणति पाते है। वह है- 
जगदीख्वर को सिहासनच्युत करना। इंद्र की सगुण धारणा जाकर 
निगुण धारणा उपस्थित होती है । तब इंस्बर जगत्‌ का शासनकतो 
'एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वह फिर एक अनन्तगुणसंपन्न मनुष्य - 
घर्मविशिष्ट नही रहता, प्रत्युत वह एक भाव मात्र, एक परम तत्व 
मात्र रूप मे ज्ञात होता है। हममे, जगत के सभी प्राणियों मे, यहाँ 
तक कि समस्त जगत्‌ में वही तत्व ओत-पग्रोत भाव से विराजमान है । 
और यह निश्चित है कि जब ईश्वर की सगुण धारणा निर्गुण धारणा 
में पहुँच गई तब मनुष्य भी सगुण नहीं रह सकता । अतएव मनुष्य 
का संमगुणत्र मी उड गया--मनुष्य भी एक तत्व-मात्र हुआ। सगुण 
व्यक्ति बाह्य प्रदेश में विराजित है;--प्रकृत तत्व अन्तर्देश मे-- 
पश्चात्‌ | इसी तरह दोनो ओर से ही क्रमशः सगुणत्व चला जाता है 
और निर्गुणलत्व का आविभोत्र होता रहता है | 


सगुण इश्बर की क्रमशः निर्मुण धारणा होती है एवं सगुण 
मनुष्य का भी निर्गुण मनुष्यमाव आता रहता हे--तब इन दो दिशाओ 
में विभिन्न भाव से प्रवाहित इन दो धाराओ का विभिन्न वर्णन पाया 
जाता है। ये दो धाराये जिस क्रम से ऋ्मश: आगे होकर मिल जाती 
हैं, उसके वर्णन से उपनिषद पूर्ण है एव प्रत्येक उपनिषद की शेष 


आत्मा का सक्‍त स्वभाव २८७ 


कथा है--तलमसि | केवछ एक मात्र नित्यः आनन्दमय पुरुष ही है, 
और वही परम तत्व इस जगत्‌ रूप में अनेक प्रकार से प्रकाशित 
होता है। 

अब दाशेनिक आए। उपनिपद्‌ का काये यहीं समाप्त हुआ- 
ठाशनिक छोंगो ने उसके वाद अन्यान्य प्रइनों पर विचार आरम्म 
किया। उपनिपद में मुख्य वात मिढी--अब विस्तार परूजेक व्याख्या 
करना, व्रिचार करना ढाशनिक छोगो के छिए ही रहा | 


यह स्वरामाविक है कि प्ूर्रोक्त सिद्धान्त से अनेक प्रइन उठते 
हैँ। यदि यही स्वीकार किया जाय कि एक निगुणतत्व ही परिदृश्यमान 
नाना रूपो मे प्रकाशित होता है, तो यही जिज्नासा होती है कि एक 
क्यो अनेक हुआ ? यह वही प्राचीन ग्रशन है जो मनुष्य क्री अमार्जित 
बुद्धि म स्थूछ भाव से उत्पन्न होता है। जगत्‌ मे हु.ख अ्ुुभ क्यो है 
उसी श्रश्न ने स्थूछ भाव त्यागकर सूक्ष्म रूप धारण किया है | अब 
फिर हमारी वाह्म दृष्टि ऐन्द्रियिक इृष्टि से वह प्रइन नहीं पूछा जारहा 
है, वल्कि भीतर से दाशनिक दृष्टि से इस ग्रइन का विचार होरहा है । 
क्या वह एक तत्व अनेक हुआ ? इसका उत्तर-सर्वोत्तम उत्तर 
भारतबरप में मिछा | इसका उत्तर - मायावराद --ब्रास्तव में वह अनेक 
नही हुआ, वास्तव में उसके ग्रकृत स्वरूप की छेशमात्र भी हानि नही 
हुईं | यह अनेकल केबरछ आपातप्रतीयमान मात्र है, मनुष्य आपात 
दृष्टि से व्यक्ति रूप से प्रतीयमान होरहा है, किन्तु वास्तव मे वह 
निममुण है। ईश्बर भी आपाततः सगुण या व्यक्ति रूप से प्रतीयमान 


हर नस 
होरहा है, यद्यपि वास्तव मे बह इसी समस्न ब्रह्माण्ड म॑ अवस्थित 
निगुण पुरुष हे | 


२८८ जञानयोंग 


यह उत्तर भी एकदम ही प्राप्त नहीं हुआ | उसके भी विभिन्न 
सोपान हैं। इस उत्तर के सम्बन्ध में दाशनिकों मे मतभे है | माया- 
बाद भारत के सभी दाशैनिकों को मान्य नही है। सम्भवतः उनमे से 
अधिकांश दाशनिकों ने इस मत को स्वीकार नही किया | कुछ तो 
देतवादी है--उनका मत द्वेतवाद है--निश्चय ही उनका यह मंत 
विशेष उन्नत तथा मार्जित नहीं है । वे इस प्रइन की जिज्ञासा ही नही 
होने देगे-वे इस प्रश्न के उत्पन्न होते ही इसे दबा देते है। वे कहते 
है-“तुमकों इस ग्रइन के पूछने का अधिकार नही हें-क्यो इस तरह 
हुआ, इसकी व्याख्या पूछने का तुम्हे कुछ भी अधिकार नही | वह तो 
इंश्वर की इच्छा है--हमें शान्त भाव से उसे सहन करना होगा। 
जीवात्मा को कुछ भी स्वाधीनता नहीं है | सब कुछ पहलें से ही 
निर्दिष्ट है--हम क्या करेंगे, हमे क्या क्या अधिकार है, हम क्या-क्या 
सुख-दुःख भोगेगे, सभी कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। हमारा करतैव्य 
है-चैथ से उन सभो का भोग करते जाना। यदि हम ऐसा न करे तो और 
भी अधिक कष्ट पायेगे। किस तरह से हमने इसको जाना है ?--क्योकि 
बेद ऐसा कहते है । ” वे भी वेद के रंठोक उद्घुत करते है, उनके मत- 
सम्मत वेद का अभ भी है; वे इन सभो को प्रमाण कह कर सभी को 
उन्हे मानने के लिए कहते है और तदनुसार चलने का उपदेश देते है। 


फिर अनेक ऐसे भी दाशनिक है जो मायावाद स्वीकार नहीं - 
करते, पर उनका मत मायावाद और द्वेतवाद के बीच का है। वे-है 
परिणामवादी । वे कहते है, जीवात्मा की उन्नति तथा अवन॒ति-विभिन्न 
परिणाम ही-जगत्‌ की ग्रक्षत व्याख्या है । वे रूपक भाव से वर्णन 
करते है कि समस्त आत्मा एक बार सकोच को और फिर विकास को 


आत्मा का मुक्त स्वभाव २८९ 


प्राप्त होते हैं । समस्त जगत्‌ ही जैसे भगवान का शरीर है। ईखर 
समस्त प्रकृति एब आत्माओ के आत्मा स्वरूप है। 


सृष्टि का अथ है ईइबर के स्वरूप का विकास-कुछ समय तक यह 
विकास जारी रहकर फिर संकुचित होने लगता है। प्रत्येक जीवात्मा के 
लिए इस सकोच का कारण है--असत्‌ कर्म। मनुष्य के असत्‌ कम करने 
से उसकी आत्मा की शक्ति क्रमशः सकुचित होने रूगती है--जितने 
दिनो तक वह सत्कम आरभ नहीं करता | तब फिर उसका विकास 
होने रूगता है। इन भारतीय विभिन्न मतो में--एव॒ मेरे विचार मे, जान 
में या अनजान में जगत्‌ के सभी मतों में--एक साधारण भाव दिखाई 
देता है. मैं उसे “ मनुष्य का देवत्व ” या इंखरत्व कहना चाहता हैँ। 
जगत्‌ में ऐसा कोई मत नहीं है, प्रकृत धर्म नाम के उपयुक्त ऐसा 
कोई धर्म नहीं हे जो किसी न किसी तरह पौराणिक या रूपक 
भाव से ही हो अथवा दशैनो की परिमाजित स्पष्ट भाषा मे हो, यह भाव 
प्रकाशित न करता हो कि जीवात्मा जो कुछ भी हो, अथवा ईश्वर के 
साथ उसका जो भी सम्बन्ध हो, वह स्वरूपतः शुद्ध स्वभाव ख़ पूर्ण 
है। प्रणोनन्ठ और ऐज्वर्य उसके प्रकृतिगत हैं; दुःख या अनैश्वर्य उसकी 
प्रकृति नही है | यही दुख किसी रूप में उसमे आगया है। सभी 
अमार्जित मतों में इस अशुभ के व्यक्तित्व (9&४००४॥०० एश॥ ) की 
कल्पना कर शैतान या अमन को इन अज्ञभो का सष्टिकती कहकर 
अग्ुभा के अस्तित्व की व्याख्या की जा सकती है | 


दूसरे मतो के अनुसार एक ही आधार में ईश्वर और शैतान 


दोनों का भातर आरोपित किया जा सकता है, एबं किसी प्रकार की 


२९० शञानयोग 


युक्ति दिए बिना ही वे कहते है. कि वह चाहे जिसे सुखी या दुखी 
करता है। फिर कछ अधिक चिन्ताशीछ व्यक्तिगण मायाबाद आदि 
के द्वारा अशुभ की व्याख्या करने की चष्टा कर सकते है। किन्तु एक 
विषय सभी मतो में अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रकाशित है ओर वह हैं 
हमारा प्रस्तावित विषय--आत्मा का मुक्त स्वभाव | ये सभी दाशे- 
निक मत और प्रणालियाँ केवछ मन के व्यायाम और बुद्धि की कसरत 
मात्र हैं | एक महान उज्ज्बरू धारणा है--जो मुन्ने त्रिशिष स्पष्ट प्रतीत 
होती है, एवं जो सभी देश तथा धर्म के कुसंस्कारों के बीच प्रकाश 
पाती है, और वह यही है कि मनुष्य देवस्वभाव है,--देवभाव ही 
हमारा स्वभाव है, हम ब्रह्मस्वरूप हैं। 


वेदान्त कहता है, और जो अन्य कुछ है, वह उसका उपाधि- 
स्वरूप मात्र है। कुछ मानो उसके उपर भआरोपित हुआ है, किन्तु 
उसके देवस्वभाव का किसी से भी विनाश नहीं होता। वह जैसा 
अतिशय सापधुप्रकृति व्यक्ति मे है, वैसा ही एक बंडे पतित व्यक्ति में 
भी वर्तमान है। इस देवस्वभाव को जगाना पंडेगा, तभी उसका कार्य 
होगा। हमे उसका आह्वान करना होगा, तभी वह प्रकाशित होगा | 
पुराने लोग समझते थे, चकमक पत्थर में आग रहती है, उसी आग 
को बाहर निकालने के लिये केवल इस्पात का घषण आवश्यक है। 
आग सूखी छकडी के दो टुकड़ों मे वास करती है, धरषण केवछ उस 
प्रकाशित करने के लिये आवश्यक है| अतएत्र यह अग्नि--यह 
स्वराभाविक मुक्तभाव और पविच्नता प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, आत्मा 
का गुण नही, क्‍योंकि गुण तो उपाजित किया जा सकता है, अतएब 
बह फिर नष्ट भी हो सकता है। मुक्ति या मुक्त स्वभाव कहकर जो 


आत्मा का मुक्त स्वभाव श्र 


समझा जाता है, आत्मा कहने से भी उसी का वोध होता है--इस 
ग्रकार सत्ता या अस्तित्र एवं ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप है--आत्मा 
के साथ अमिन है| यह सत्‌ चित्‌ आनन्द आत्मा का स्वभात्र 
है, आत्मा का जन्मजात अधिकार स्वरूप है, हम जो इन सभी 
अमिव्यक्तियों को देखते है, वे आत्मा के स्वरूप के विभिन्न प्रकार 
मात्र हैं--वह किसी समय अपने को मृदुभाव से और किसी समय 
उज्ञ्वरू भाव से प्रकाशित करती है। यहाँ तक कि मृत्यु अथवा विनाश 
भी उसी ग्रकृत सत्ता का प्रकाश मात्र है। जन्म-सृत्यु, क्षय-चद्धि, उन्तनति- 
अवनति, सभी उस एक अखण्ड सत्ता के विभिन्न प्रकाशमात्र है । इसी 
ग्रकार हमारा साधारण ज्ञान भी, वह चाहे विद्या अथवा अविद्या किसी 
भी रूप से प्रकाशित क्यो न हो, उसी चित्‌ का, उसी ज्ञान स्वरूप 
का प्रकाश है; उसकी विभिन्नता प्रकारगत नही है, अपितु परिमाण- 
गत है। छोटे कीड़े जो तुम्हारे पैर के पास धूमेत हैं, उनके ज्ञान में और 
सतरगे के श्रष्टटम देवता के ज्ञान में मिन्नता प्रकारगत नहीं है, किन्तु 
परिमाणगत है। इसी कारण वेदान्ती मनीषी निर्भय होकर कहते है 
कि हम अपने जीवन में जो सब सुलोपभोग करते हैं, यहाँ तक कि 
अतिधृणित आनन्द भी - वे आत्मा के ही खरूपभूत, उसी एक ब्रह्मानन्द 
के प्रकाश है | 


यही भाव वेदान्त का सबग्रधान भाव ज्ञात होता है, और 
जेसा मेने पहले ही कहा है, मुझे मादूम होता हे कि सभी धर्मो 
का यही मत है। में इस प्रकार का कोई धर्म नहीं जानता, जिसके 
मूल मे यह मत नहीं है। सभी धर्मों के भीतर यह साईभौमिक भाव 
रहा है | उदाहरण के तौर पर वाइब्रिड की करवा छे छीजिए--उसमें 


२९२ ज्ञानयोग 


रूपक के ढंग से कथा वर्णित है,--आदि मानव आदम अत्यन्त पवित्र 
स्वभाव के थे, अन्त मे उनके असत्कायों से उनकी पवितन्नता नष्ट हुई | 
इस रूपक से यह प्रमाणित होता है कि इस ग्रन्य के लेखक विश्वास 
करते ये कि आदिम मानव का (अथवा वे उसका अन्य किसी भी भाव 
से वर्णन क्यो न करे ) या प्रकृत मानव का स्वरूप आदि सेही पूर्ण था। 
हमें जो तरह तरह की दुबेछताये अथवा अपवित्रता दिखाई देती है, 
वह स॒व उसके ऊपर आरोपित आवरण या उपाधि मात्र है, एवं उसी 
घर्म का परर्ती इतिहास यह बतलाता है कि उसके अनुयायी केवल 
उसी प्रूत्र अवस्था को पुनः प्राप्त करने की सम्भावना में ही नहीं, बरन्‌ 
उसकी निश्चितता में भी विश्वास करते है। यही समस्त वाइविल 
का--प्राचीन तथा नवीन टेस्टामेण्ट का--इतिहास है | 


मुसलमानों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है।वे भी आदम तथा 
उसकी जन्मजात पवित्रता पर विश्वास करते हैं। और उनकी यह 
धारणा है कि हज़रत मुहम्मद के आगमन से उस हुप्त पवित्रता के 
पुनरुद्धार का उपाय प्राप्त हो चुका है । 


वोद्धों के त्रियय में भी यही है। वे भी निवण नामक अवस्था- 
विशेष पर विश्वास रखते है । यह अवस्था दत जगत से अतीत अवस्था 
है। वेदान्ती छोग जिसे त्रह्म कहते है, यह निवोण अवस्था भी ठीक 
पही है। और बौद्ध धर्म के सम्पूर्ण उपदेश का यही धर्म है कि उस 
विनष्ट निवौण अवस्था को फिरसे प्राप्त करना होगा | 


इस तरह देखा जाता है कि सभी धर्मों में यही एक तल पाया 
जाता है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम कमी नहीं पा सकते । इस « 


आत्मा का मुक्त स्वभाव २९३ 


विश्त्रह्माण्ड में तुम किसी के भी निकट ऋणी नहीं हो | तुम्हे अपना 
जन्मप्राप्त अधिकार ही प्राप्त करना है। एक प्रसिद्ध चेदान्ताचाय ने 
यही भाव अपने किसी ग्रन्थ के नाम में ही बड़े सुन्दर भाव से प्रकट 
किया है। ग्रन्थ का नाम है “सराज्यसिद्धि ” अथात्‌ हमारा अपना 
राज्य, जो खो गया था, उसकी पुनःप्राप्ति। वही राज्य हमारा है, 
हमने उसे खो दिया है, फिर हमे उसे प्राप्त करना होगा। किन्तु 
मायावादी कहते है -यह राज्यनाश केवछ हमारा भ्रम मात्र है, हमारे 
राज्य का नाश तो कभी हुआ ही नह्दी--वस यही दोनों में भेद है। 


यदि इस विषय में कि हमारा जो राज्य था, उसे हमने खो दिया 
है, सभी धर्म-प्रणालियों एकमत हैं तथापि वे उसे फिर से पाने के 
उपाय के बारे में विभिन्न उपदेश दिया करती है। कोई कहते है-- 
कुछ विशिष्ट क्रियाकछाप, ग्रतिमा आदि की पूजा-अर्चना करने से 
और स्रथ कुछ विशेष नियमानुसार जीवन यापनन करने से वह 
स्त्॒राज्य मि्ठ सऊता है | कुछ और छोग कहते हैं --यदि तुम प्रक्षति 
से अतीत पुरुष के सम्मुख अपने को नतकर रोते रोते उसके निकट 
क्षमा प्राथना करो, तो तुम पुनश्च उस राज्य छो प्राप्त कर छोगे | 
दूसरे कोई कहते हू--यदि तुम इस पुरुष से अन्तःकरणपूर्वक प्रेम कर 
सको, तो तुम फिरसे इस राज्य को प्राप्त कर सकोगे | उपनिपढ मे ये 
सभी उपदेद पाये जाते है। ऋमदाः हम तुम्हे जितना उपनिषद 
समझायगे, उतना ही तुम यह समझते जाओगे। किन्तु सर्श्रे"्‌्ठ अन्तिम 
उपदेश यह है कि तुम्हारे रोने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तुम्होरे 
इन क्रियाकछापो की किंचिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है। क्या क्या करने 
से राग्य की पुनः प्राप्ति होगी, इस चिन्ता की तुम्हे कोई आवश्ृकता 


२९७४ ज्ञानयोग 


नही है, क्योकि तुम्हारा राज्य तो कमी नष्ट हुआ ही नहीं। जिसे 
तुमने कभी खोया ही नहीं, उसे पाने के लिये इस प्रकार की चेथ्ठ की 
आवश्यकता ही क्या ? तुम स्वमभावतः मुक्त हो, तुम स्वभावतः शुद्ध- 
स्वभाव हो। यदि तुम अपने को मुक्त समझकर मावना कर सको, 
तो तुम इसी मुहृतत में मुक्त हो जाओगे, और यदि तुम अपने को 
बद्ध समझकर भावना करो, तो तुम बद्ध ही रहोगे। केवल इतना ही 
नही; इस बार अवश्य ही जो कुछ हम कहेंगे, उसे हम अत्यन्त साहस 
के साथ कहेंगे --यह बात मैने इन वकक्‍त॒ताओं के आरम्भ करने के प्र 
ही कही थी। तुम्हे यह सुनकर इस क्षण भय हो सकता है, किन्तु 
तुम जितना चिन्तन करोगे, एवं ग्राण प्राण मे अनुभव करोगे, उतना 
ही दखोंगे कि मेरी बात सत्य है। कारण, करपना करो कि मुक्त भाव 
तुम्हारा स्वभावसिद्ध नहीं है; तब तुम किसी भी प्रकार मुक्त नहीं 
हो सकोगे | कल्पना करों कि तुम मुक्त थे, इस समय किसी कारण से 
उस मुक्त स्वभाव को खोकर बद्ध हुए हो तो ऐसा होने पर प्रमाणित 
होता है कि तुम पहल से ही मुक्त नहीं ये। यदि तुम मुक्त थे तो 
किसने तुम्हे वद्ध किया ? जो स्व॒तन्त्र है, वह कभी भी परतन्त्र नहीं 
हो सकता; और यदि हो सकता है तो प्रमाणित हुआ कि बह 
कभी भी स्वतन्त्र नही था--यह स्वातन्त््य-प्रतीति भ्रम मात्र थी | 


अब तुम इन दोनों पक्षों मे कौन सा पक्ष ग्रहण करोगे ? दोनो 
पत्कों की युक्ति-परंपरा को स्पष्ट करने पर हमें निम्नलिखित बाते 
दिखाई देती है। यदि कहो कि आत्मा स्वभावतः शुद्धस्वरूप एवं 
मुक्त है, तो अवश्यमेव यह सिद्धान्त स्थिर करना होगा कि जगत्‌ मे 
एसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे बॉध संके | किन्तु जगत में यदि इस 


आत्मा का मुक्त खभाव श्थ्ण 


प्रकार की कोई वस्तु हो, जिससे उसे बद्ध किया जा सके, तो अवश्य 
यह कहना होगा कि आत्मा मुक्तस्वभाव थी ही नहीं, अतए्त्र तुमने 
उसे जो मुक्तस्वमाव कहा था वह तुम्हारा भ्रम मात्र है। अतएव तुम्हे 
यह सिद्धान्त अवश्य ही स्रीकार करना होगा कि आत्मा स्वभाव से ही 
मुक्तस्वरूप है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती। मुक्त- 
स््रभाव का अप है--किसी बाह्य वस्तु के अधीन न होना--अथोत्‌ 
उसके अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उसके ऊपर हेतु रूप में कोई 
काये नहीं कर सकती | 


आत्मा कार्य-कारण-सम्बन्ध से अतीत है, और इसीसे आत्मा के 
सम्बन्ध मे हमारी उच्च उच्च धारणाये उदयन होती है। यदि यह 
अस्तरीकार किया जाय कि आत्मा स्वभावतः मुक्त है अथोत्‌ बाहर की 
कोई भी वस्तु उसके ऊपर कारये नहीं कर सकती तो आत्मा के अमरत्न 
की कोई धारणा प्रस्थापित नहीं की जा सकती | क्योंकि, मृत्यु हमारे 
बहि.स्थित किसी वस्तु के द्वारा किया हुआ कार्य है। इससे ज्ञात होता 
है कि हमारे शरीर के ऊपर बाहरी कोई दूसरा पदाये काये कर सकता 
है, मानलो मैने थोड़ा सा विप खाया, उससे मेरी मृत्यु हुई--इससे 
जाना जाता है कि हमारे शरीर के ऊपर विष नामक वाहरी कोई पदाये 
काये कर सकता है। यदि आत्मा के सम्बन्ध में यह सत्य हो, तो 
आत्मा भी बद्ध है। किन्तु यदि यह सत्य है कि आत्मा मुक्तस्वभाव 
है, तो यह भी स्वमाव्रत. ज्ञात होता है कि बाहरी कोई भी पढाये 
उसेके ऊपर काये नहीं कर सकता है और न कर ही सकेगा। ऐसा 
होने पर आत्मा कभी मर नही सकती, एवं आत्मा कार्य-कारण-सम्बन्ध 
में अतीत भी होगी। आत्मा का मुक्त स्वभाव, उसका अमरत्व एवं 


२९६ जशानयोंग 


उसका आनन्द स्वभाव, सभी इस बात के ऊपर निर्भर है कि आत्मा 
कार्य-कारण-सम्बन्ध एवं इस माया से अतीत है। अब यदि इस समय 
तुम कहो कि आत्मा का स्वभाव पहले पूर्णे मुक्त था, इस समय वह 
वद्ध हो गई है, तो इससे यही जाना जाता है कि वस्तुतः बह मुक्त- 
स्वभाव थी ही नहीं । तुम जो कहते हो कि वह मुक्तस्वभाव थी, वह 
अस्त्य है। किन्तु दूसरी ओर हम देखते है कि हम वास्तब्रिक मुक्त- 
स्त्रभाव है; यह जो हम बद्धः हुए है ऐसा ज्ञात हो रहा है यह हमारी 
केबल भ्रान्ति है। अब इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष छोगे ! या तो 
पहले पक्ष को श्रान्ति कहो या दूसरे पक्ष को भ्रान्ति कह कर स्वीकार 
करो | में तो निर्चय ही द्वितीय पक्ष को भ्रान्ति कहूँगा। यही हमारे 
समुदय भाव और अनुमति के साथ संगत है। में अच्छी तरह जानता 
हूँ कि में स्वमावतः मुक्त हूँ | बद्ध भाव सत्य एवं मुक्त भाव श्रमात्मक 
हो, यह ठीक नहीं | 


सभी दर्शनों मे स्थूछ भाव से यही विचार चढता है | यहाँ। तक 
देखा जाता है कि अत्यन्त आधुनिक दशेन में भी यह विचार 
प्रविष्ठ हुआ है | इस सम्बन्ध में दो दल है; एक दर कहता है, भात्मा 
नामक कोई वस्तु नही है, वह तो केवल श्रान्ति है| इस श्रान्ति का 
कारण सभी जडकणों का वारंबार स्थान-परिवतेन है; यह समवाय-- 
जिसे तुम शरीर, मस्तिष्क आदि नामों से पुकारते हो, उसी के स्पन्दन 
से, उसी की गतिविशेष से एवं उसके सभी अंशों के लगातार स्थान- 
परिवर्तन से यह मुक्त स्रभाव की धारणा आती है। कुछ बौद्ध सम्प्र- 
ढाय भी थे, उनका कहना था कि एक मशारू छो, और उसे चारों 
ओर छगातार ज़ोर से घुमाओ, तो एक वर्तुछाकार प्रकाश दिखाई पड़ेगा। 
वस्तुतः इस गोछाकार प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह 


आत्मा का सुक्त खभाव २९७ 


मशाल ग्रत्येक क्षण में स्थान-पस्िर्तन करती है। उसी तरह हम भी छोटे 
छोटे परमाणुओ की समध्ि मात्र हैं, उन परमाणुओं के जोर से धूमने 
से यह “ अहं ? श्रान्ति उत्पन्न होती है। अतएब एक मत यह हुआ 
कि शरीर सत्य है, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरा मत 
यह है कि चिन्ताशक्ति के ह्रुत स्पन्दन से (जड़ रूप एक श्रान्ति 
की उत्पत्ति होती है, वस्तुत: जड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह 
तके आाज तक चढ रहा है,--एक दल कहता है--आत्मा श्रम मात्र 
है, दूसरा इसी तरह जड़ को श्रम कहता है। तुम कौन सा मतलोंगे : 


हम तो निश्चय द्वी आत्मास्तित्रवाद को स्त्रीकार कर जड़ को 
स्रमात्मक कहेंगे | युक्ति दोनों ओर वराबर है, केवल आत्मा के निर- 
पेक्ष अस्तिव की ओर वाढी युक्ति अपेक्षाकृत प्रवछ है; क्योंकि जड़ 
क्या है इसे किसी ने कमी देखा नहीं। हम केवल स्त्रये को ही अनुभव 
कर सकते है, मैंने ऐसा मनुप्य नहीं देखा, जिसने स्वय के बाहर 
जाकर जड का अनुभव किया हो | कोई कभी कूद कर अपनी आत्मा 
के बाहर नहीं जा सकता | अतए्व॒भात्मा के पक्ष मे यह एक इतर 
युक्ति हुई । द्वितीयतः आत्मवाद जगत की सुन्दर व्याख्या हो सकता 
है, किन्तु जड़वाद नहीं। अत जड़बाद के द्वारा जगत की व्यीख्या 
अयोक्तिक है | 


पहले जो आत्मा के स्वाभाविक मुक्त और बद्ध भाव सम्बन्धी 
विचार का प्रसंग उठा था, जड़वाद और आत्मबराद का तक उसी 
का केबल स्वृढठ भाव है। दशैनसमृह का सूक्ष्म भाव मे विश्लेषण करने 
पर तुम देखोगे क्नि उनमे भी इन दोनों मतों का संघर्ष हे। अति 
आधुनिक दर्शनसमृह में भी हम किसी दूसरे रूप मे उसी प्राचीन 


२५०,८ ज्ञानयोग 


विचार को ही देखते हैं | एक दल कहता है--मनुष्य का तथाकथित 
पत्रित्र और मुक्त स्वभाव श्रम मात्र है-दूसरे इसी प्रकार बद्धभाव 
को ही श्रमात्मक कहते हैं | इस जगह भी हम दूसरे दछ के साथ 
ही सहमत है-- हमारा बद्धभाव ही श्रमात्मक है | 


अतएव वेदान्त का सिद्धान्त यह है कि हम बद्ध नहीं है, 
अपितु नित्यमुक्त हैं । इतना ही नहीं बल्कि यह सोचना भी कि हम 
बद्ध है, अनिश्कर है, श्रम है, अपने आपको मोह मे डालकर अभि- 
भूत करना है। जहाँ तुमने कहा कि मे बद्ध हूँ, दुबंछ हूँ, असहाय हूँ, 
तभी तुम्हारा दुर्भाग्य आरम्भ होगया, तुमने अपने पैरो में और एक 
शखला डाल ढी। इसलिये ऐसी बात कभी न कहना और न इस 
प्रकार कभी सोचना ही। मैने एक आदमी की कहानी सुनी है; वह 
वन में रहता था, एवं दिनरात 'शिवो5ह, शिवोडह ! उच्चारण करता 
था। एक दिन एक बाघ ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसे पकड़- 
कर ले चछा। नदी के दूसरे तट पर कुछ छोग यह सब द्श्य देख 
रहे थे | परन्तु उस व्यक्ति की ' शिवो5ह, शिवो5हं! की ध्वनि छूगा- 
तार जारी थी | जितनी देर तक उसमे बोलने की शक्ति थी, बाध के 
मुख मे पड़कर भी वह “शिवो5ह, शिवो5ह ” कहता ही रहा, चुप 
नही हुआ | इस प्रकार और भी अनेक व्यक्तियों की बात छुनी गई 
है। कई व्यक्तियों के शत्रुओं ने उनके टुकड़े टुकडे कर डाछे, परन्तु - 
वे उन्हे आशीर्वाद ही देते रहे। 'सोऊह सो5ह, मै ही वह, में 
ही वह, तुम भी वही? | मै निश्चित पूर्णस्वरूप हूँ, मेरे सभी शत्रु 
भी पूर्णलरूप है। तुम्र भी वही हो, और मैं भी वही हूँ। यही वीर 
की वात है | 


आत्मा का मुक्त ख भाव बयर 


फिर भी द्वैतवादियों के धम मे भी अनेक अपूंष उत्तम उत्तम 
भाव है- प्रकृति से पृथक्‌ हमारे उपास्य और प्रेमास्पद सगुण ईख़र 
हैं-ऐसा संगुण ईखराद अत्यन्त अपूर्व हैं। अनेक समय इससे 
प्राण शीतछू होजाता है-- किन्तु वेदान्त कहता है, प्राण की यह शीत- 
छता अफीम खानेबालो की नशा के समान अस्वाभाविक है। और 
इससे दुनेछता आती है और जगत्‌ ४ पहले बलसंचार की जितनी 
आवश्यकता नही थी, आज जगत्‌ में उसी बठसचार--शक्तिसंचार 
की उतनी ही अधिक आवश्यकता है | वेदान्त कहता है--दुबलूता 
ही संसार में समस्त दुःख का कारण है, इसीसे सारे दुख-भोग पैदा 
होते है | हम ढुबेल है इसीलिये इतने दुःख को भोगते हैं। हम ठुबे- 
ठता के कारण ही चोरी-डकौती, झूठ-ठगी तथा इसी ग्रकार के अने- 
कानेक अन्य दुष्कर्म करते हैं| दुबे होने के कारण ही हम मृत्यु 
के मुख मे गिरते है। जहाँ हमे दुबल बनाने वाछा कोई नहीं है, वहा 
मृत्यु अथवा दूसरा किसी प्रकार का दुःख नही रह सकता | हम छोग 
केबल भ्रान्तिवश..ही दुःख भोगते है। इस श्रान्ति को उन्मूछित करो, 
सभी दुःख चले जायेंगे। यह तो बहुत सरल वात है। इन सभी 
दाशैनिक विचारों और कठोर मानसिक व्यायाम के भीतर से होकर हम 


समस्त ससार के सवापेक्षा सहज एवं सरल आध्यात्मिक सिद्धान्त पर 
पहुँच जायेंगे | 


अद्वगित वेदान्त जिस रूप में आध्यात्मिक सिद्धान्त स्थापित करता 
हैं, वही सबसे अधिक सहज तथा सरल है। भारत तथा अन्य 
सभी स्षानो में इस विषय मे एक बड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ था | वेदान्त 
के आचायां ने स्थिर किया था कि यह शिक्षा सार्वजनीन नहीं बनाई 


३०५० ज्ञानयोंग 


जा सकती, कारण वे जिन सिद्धान्तों पर पहुँचे थे उन्हें छक्ष्य न कर 
उन्होंने उस प्रणाडी पर ही अधिक ध्यान दिया जिसके द्वारा वे इन 
सब सिद्धान्तों तक पहुँचे ये--और बह प्रणाढी सचमुच बड़ी जटिल 
थी | उस भयानक दाशनिक तथा उन नैयायिक प्रक्रियाओं को देख- 
कर वे भय पाते ये। वे सबदा सोचते थे, कि इन सभों की शिक्षा 
प्रतिदिन के कर्मजीवन में नहीं दी जा सकती, और इस 
प्रकार के दशीन की आड़ में छोग अतिशय अधमपरायण हो जायेंगे। 


किन्तु मैं तो यह ब्रिलकुछ विश्वास ही नहीं करता कि संसार में 
अद्ठेत तक्त के प्रचार से दुर्नीति या दुवेछता की उत्पत्ति होगी। 
अपितु मुन्ने इस वात पर अधिक विश्वास है कि दुर्नीति और दुब्छता 
के निवारण की वही एक मात्र औपधि है। यही यदि सत्य है, तो जब 
कि पास ही में अमृत-खोत बहता है, तो छोगों को कीचड़ का जरू 
क्यों पीने देते हो ? यदि यही सत्य है, कि सभी शुद्धललरूप है तो इसी 
मुद्दत सब संसार को यह शिक्षा क्यो नहीं देते ः साधु-असाधु, स्त्री- 
पुरुष, वाऊुक-बालिका, छोटे-बड़े, सभी को डंके (की चोट पर यह 
शिक्षा क्‍यों नहीं देते ! जिस किसी व्यक्ति ने संसार में देह धारण की 
है, जो कोई देह धारण करेगा, जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ है 
अथवा रास्ते मे ज्ञाड़ू छगा रहा है, जो धनी है, जो निर्धन है, उन 
सभीको यह शिक्षा क्यों नहीं देते ! मै राजाओं का भी राजा हैँ, मुझसे 
पक शक कोई नहीं है | मै देवताओं का भी देवता हूँ, सुझसे 
चढ़कर कोई देवता नही है| 


इस समय यह वहुत कठिन कार्य मालूम पड़ता है, बहुतों को 
-तो यह विस्मयजनक ज्ञात होता है, किन्तु यह सब कुसंस्कार के ही 


आत्मा का मुक्त खभाव इे० 


कारण है, इसका और दूसरा कोई कारण नहीं। सभी प्रकार की 
कदन और दप्पाच्य खाद खाकर और निरन्तर उपवास करके हमने 
अपने को सुखाब खाने के अनुपयुक्त कर रखा है | हमने वच 
से ही दवलता की वाते सुनी है। यह दुबेछता भृत में विश्वास करने 
समान ही है। छोग सबंदा कहते हैं कि में भूत को नही मानता 
--किन्तु ऐसे बहुत कम छोग मिलेगे, जिनका शरीर अन्धेरे मे थोड़ा 
कम्पित न हो जाय। यह केवल कुसंस्कार हैं। ठीक इसी तरह छोग 
कहा करते है कि हम इसे नही मानते, उसे नहीं मानते इत्यादि-- 
किन्तु समय थाने पर अवस्थाविशेष मे अनेक व्यक्ति मन ही मन कहने 
छुगते है, यदि कोई देवता या इंखर हो तो मेरी रक्षा करे | वेदान्त 
से यही एक प्रधान तत्त्व मिलता हैं, और एक मात्र यही सनातनत्त 
का दावा कर सकता है। 


वेदान्त ग्रन्थ करू ही नष्ट हो सकते हैं| यह तत्त चाहे पहले 
हिन्नुओ के मस्तिष्क मे उद्वित हुआ हो या उत्तर मेर के निवासियों के 
मस्तिष्क मे, इससे कोई प्रयोजन नही; किन्तु यह सत्य है, और 
जो सत्य है वह सनातन है, तथा सत्य हमे यही शिक्षा देता है कि वह 
क्रिसी व्यक्तिविशेष की सम्पत्ति नही है | मनुष्य, प्षु, देवता, ये सभी 
इस एक सत्य के अधिकारी हैं। उन्हे यहीं सिखाओं, जीवन को 
दु.खमय बनाने की क्या आवश्यकता है ? छोगो को अनेक प्रकार के 
कुसंस्कारो में क्यों पड़ने देते हो ? केवछ यहां (इंगूलैण्ड में ) ही 
नही, इस तत्त की जन्मभूमि में भी तम यदि इस तत्त का उपदेश 
करो, तो बह के छोग भी भयभीत होंगे। और कह्ेगे--ये बाते तो 
सन्‍्याप्तियो के दियि हूं जो संसार को त्याग कर जंगछ में निवास 


३०२ ज्ञानयोंग 


करते हैं। किन्तु हम छोग तो सामान्य ग़हस्थ हैं; घर्म करने के छिये 
हम किसी न किसी प्रकार के भय या क्रियाकाण्ड की आवश्यकता 
रहती ही हे, इत्यादि | 


देतवाद ने संसार पर बहुत दिनों तक शासन किया है, और 
यह उसीका फछ हे | अच्छा, एक नई परीक्षा क्‍यों न करो! संभव है, 
सभी मनुष्यों को ऐसी धारणा करने में छाखों वर्ष छग जाये, किन्तु इसी 
'समय इसे क्‍यों न आरम्भ कर दो! यदि हम अपने जीवन में बीस 
मनुष्यों को भी यह बात वतछा सकें, तो समझो कि हमने बहुत बड़ा 
काम किया | 


भारतवर्ष में और एक बड़ी शिक्षा प्रचलित है, जो पृर्वोक्त तत्- 
प्रचार की विरोधी मालूम होती है | वह शिक्षा यह है कि---' मै झुद्ध 
हूं, आनन्द्र स्ररूप हूँ, ” इस प्रकार मौखिक कहना तो ठीक है, किन्तु 
जीवन में तो हम इसे सवंदा नहीं दिखला सकते | मैं इस बात को 
मानता हूँ आदश सभी समय अत्यन्त कठिन होता है। प्रत्येक 
वाढ॒क आकाश को अपने सिर से बहुत ऊँचाई पर देखता है, किन्तु 
उस कारण से क्‍या हम आकाश की ओर देखने की चेष्टा भी नकरे! 
कुसेस्कार की ओर जाने से क्या सव अच्छा होजायगा ? यदि अमृत 
का छाम न कर सके तो क्या विपपान करने से ही कल्याण होगा? 
हम इसी समय सत्य का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिये अन्धकार, 
दुवछता और कुसंस्कार की ओर जाने स ही क्या कल्याण होगा : 


विभिन्न प्रकार के द्वेतवाद के सम्बन्ध में हम कोई आपत्ति नहीं 
है, किन्तु जो कोई उपदेश दुर्वहता की शिक्षा देता है, उसी पर हमें 


आत्मा का मुक्त खभाव ३०३ 


विशेष भपत्ति है | स्त्री-पुरुष, बाढक-बालिका, जिस समय देहिक, 
मानसिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा पाते है, उस समय मै उनसे एक 
मात्र यही प्रश्न करता हूँ---/ क्या तुम इससे बल पाते हो?” क्योंकि मैं 
जानता हैँ एकमात्र सत्य ही बढ प्रदान करता है। में जानता हूँ, 
सत्य ही एकमात्र ग्राणग्रद है। सत्य की ओर गये बिना हम किसीसे भी 
वीयेछाम नहीं कर सकते और दीर हुए बिना सत्य के समीप भी नहीं 
पहुँच सकते | इसी हेतु जो कोई मत, जो शिक्षाप्रणालियाँ मन और 
मस्तिष्क को दुर्बठ कर दें और मनुष्य को कुसस्काराविष्ट कर डाले, जिनसे 
मनुष्य अन्धकार में टठोछता रहे, जिनसे मनुष्य सदेव ही सब अकार 
के विकृतमस्तिष्क-प्रसूत असंभव, अजीब और कुसंस्कारपण विषयों के 
अन्वेषण में छग जाय, में उन सब ग्रणालियों को पसन्द नही करता, 
क्योकि मनुष्यों के ऊपर उन सब का परिणाम बडा भयानक होता है, 
और उनसे कुछ भी उपकार नहीं होता, वे सब व्यथ है। 


जो इन वातों से अभिन्न है, वे हमारे साथ इस बिपय मे एक- 
मत होंगे कि ये सब मनुष्य को विकृत और दुबछ बना डाछती हैं--- 
इतना दुबे कि क्रमश: उसके लिए सत्यछाम करना और उस सत्य 
के आलोक मे चछकर जीवन यापन करना एक प्रकार से असभव हो 
जाता है। अतएव हमारे लिये आवश्यक है एक मात्र बढ या शक्ति मे 
जविन-सचार ही इस भव-व्यावि की एकमात्र महौपधि है। घनहीन 
व्यक्ति जब धनियो द्वारा पददलित होते है, उस समय शक्तिसंचार 
ही उनेक लिये एक मात्र औपधि है। जब्र मूख विद्वानों द्वारा उत्पी- 
डित होता है उस समय भी बढ ही एक मात्र औपधि है। और जिस 
समय पापिगण अन्य प्रापियों से उत्पीड़ित होते हैं, उस समय मी यही 


३०४ ज्ञानयोंग 


एकमात्र अव्यथ महौपधि है। और अद्वेतबाद जिस प्रकार का वछ 
और जेसी शक्ति देता है, उस प्रकार का बढ और शक्ति किसी से 
भी नहीं मिछ सकती। अद्वेतवाद हमे जिस प्रकार नीति-परायण बनाता 
है, उस प्रकार कोई भी हमे नीति-परायण नहीं वना सकता। जिस 
समय समस्त दायित्व हमारे कन्धों पर आ पडता हैं, उस समय हम 
जितने उच्च भाव से काये कर पाते हैं, उतना ओर किसी भी अवस्था 
मे उस तरह नहीं कर पाते । 


>- , मै तुम छोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि यदि एक नन्हे बच्चे 
को तुम्हारे हाथ सौप दूँ तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे 
उस क्षण के लिए तुम छोगो का जीवन बदक जायगा । तुम्हारा 
स्व्रभाव किसी भी प्रकार का क्‍यों न हो, अन्तत, उन क्षणो के छिए तुम 

म्ूणे निःस्त्रार्थी बन जाओगे । यदि तुम्हे उत्तरदायी बनाया जाय 
तो तुम्हारी सारी पापग्रवृत्तियोँ दूर हो जायेंगी, तुम्हारे चरित्र में परि 
बर्तन हो जायगा। इस प्रकार जब सारे उत्तरदायित्व का बोन्न हम 
प्र पडता है तभी हम अपने सर्वोच्च भाव मे आरोहण करते है। 
जब हमारे सारे दोष और किसीके मत्ये नहीं मंढे जाते, जब शैतान 
या भगवान किसी को भी हम अपने दोपों के लिए उत्तरदायी नहीं 
समझते तभी हम सर्वोच्च भाव में पहुँच जाते हैं। अपने भाग्य के 
लिए में स्रय ही उत्तरदायी हूँ। में स्वयं ही शुभाशुभ दोनों का कतो 
हँ। किन्तु मेरा स्वरूप शुद्ध तथा आनन्द मात्र है | 


न मृत्युने शंका न में जातिमेद: 
पिता नेव में नेव माता न जन्म | 


आत्मा का मुदत खभाव ३३०५ 


न बन्धुर्न मित्र गुरुनंव शिष्य- 
दिचिदानंद्रूप' शिवो5ह शिवो5हम्‌ ॥ 
न पुण्य न पाप न सौख्य न दुःखम्‌ 
न मत्र न तीये न वेदाने यज्ञा: | 
अहं भोजन नेव भोज्य न भोकता 
चिदानन्दरूप. शिवो5ह शिवो5हम्‌ ॥ 


ब्रेदान्त कहता है कि साधारण मनुष्य के लिए यह सत्य ही एक 
मात्र अवरूम्बनीय है | उस अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचने के लिए यही एक 
मात्र उपाय है--सभों से यही कहना है कि हमी वह है| वार बार 
ऐसा कहने से बल आयेगा। 'शिवो 5हं ? रूपी यह अभय-वाणी 
क्रमशः अधिकाधिक पुष्ट होकर हमारे हृदय में, हमारे सभी भावों भें 
भिद जायगी, अन्त में हमारी नस-नस मे, शरीर के प्रत्येक भाग मे यह 
समा जायगी | ज्ञानसूर्य की किरणे जितनी अधिक उज्ज्बछ होने रगती 
है, मोह उतना ही दूर भाग जाता है, अन्ानराशि घंस होती है 
और घीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब कि सारा अज्ञान बिलकुछ 
लुप्त हो जाता है एवं एकमात्र ज्ञानसूथ ही अवशिष्ठ रह जाता है| 
अबश्य ही अनेको को यह वेदान्त-तत्व भयानक माठ्म हो सकता है, 
किन्तु उसका कारण कुप्तस्कार हैं, यह मेने पहके ही कहा है। इसी 
देश में (इगकेंड में) ऐसे बहुत छोग है जिनसे में यदि कहेँ कि इस 
दुनिया में गेतान नाम की को? चीज नही है तो वे सममेगे कि धर्म का 
सत्यानाश होगया | अनेकों ने मुझसे कहा है कि जैतान के न रहने से 
धमे फिस तरह कायम रह सकता है £ उन लोगों का कहना हे कि 
हम परिचाहित करने के लिये कोई न रहने से धर्म का क्या अर है 


७ 
। 


“३०६ ज्ञानयाग 


शासन करने को यदि का न रहे तो हम अपना जीवन किस तरह 
बिता सकते हैं ! सच बात तो यह है कि हम इस प्रकार का व्यवहार 
अच्छा छुगता है | इस भाव से रहना हमारा अभ्यास होगया है. और 
इसीलिये हम ऐसे जीवन को पसद करते है। प्रति दिन यदि हमें 
किसी ने नहीं डॉटा तो हमे सुख नहीं मिक्तता। यह वही कुसंस्कार 
है। किन्तु अब यह बात कितनी ही भयानक क्यों न माछृम हो, ऐसा 
'एक समय अवश्य ही आयेगा जब अतीत की सारी बातों का स्मरण 
कर, जिन कुसंस्कारों ने शुद्ध अन॒त आत्मा पर आच्छादन फैला दिया 
था, हम उन प्रत्येक की हँसी उड़ायंगे और आनन्द, सत्य व दृढता के 
साथ कहेगे कि मैं ही “वह! हूँ, चिरकाल वही था और सर्वदा 
वही रहूँगा | 


१४. अमर 


। अमेरिका में दिय। हुआ भाषण ) 


जीवात्मा के अमरत्व के सम्बन्ध में मनुष्य ने जितनी बार प्रश्न 
किया है, इस तत्त के रहस्य का उद्घाटन करने के लिये उसने जगत 
मे जितनी खोज की है, यह ग्रइन मनुष्य के हृदय को जितना प्रिय 
और उसके जितना निकट है, यह प्रइन हमारे अस्तित् के साथ 
जितना भच्छेच्य भाव से सम्बन्धित है उतना और कौनसा प्रइन है ? 
यह कवियों की कह्पना का त्रिषय रहा है, साधु, महात्मा, ज्ञानी-- 
सभी की चिन्ता का यह विपय रहा है, सिंहासन पर बेठे हुये राजाओं 
ने इस पर विचार किया है, पर्थ के भिखारियों ने भी इसका स्वप्न 
देखा है। श्रेष्ठटम मानवों ने इसका उत्तर पाया है, और अतिनिकृष्ट 
मनुष्यो ने भी इसकी आशा की है। इस विघय मे छोगो का आग्रह 
अभी नष्ट नही हुआ है, और जब तक मानव प्रकृति विद्यमान है तब 
तक होगा भी नहीं । विभिन्न विचारक मस्तिष्का ने इसके विभिन्न 
उत्तर दिये है। दूसरी ओर इतिहास के प्रत्येक युग मे हजारो व्यक्तियों 
ने इस प्रश्न को बिछुकुछ अनावश्यक कहकर छोड दिया है, फिरु भी यह 
प्रश्न ज्यो का त्या नत्रीन ही बना हुआ है। जीवन-संग्राम के 
शोरगुल मे हम प्राय इस प्रश्न को भूछ से जाते हैं, परन्तु जब अचानक 
कोई मर जाता हे, एक ऐसा व्यक्ति जिसंस हम प्रेम करते है, जो 
हमारे हृदय के अति निकट और अत्यन्त प्रिय है अचानक हमसे 
छीन लिया जाता है तब हमारे चारों का सबर्ग और शोरगुरू क्षण भर 


३०८ ज्ञानयोग 


के लिये मानो रुक जाता है, सब कुछ मानो निस्तब्ध हो जाता है और 
हमारी आत्मा के गंभीरतम प्रदेश से वही प्राचीन प्रश्न उठता है कि इसके 
बाद क्‍या है ! ” देहान्त के बाद आत्मा की क्या गति होती है १ ” 
समस्त मानवीय ज्ञान अनुभवजन्य है, बिना अनुभव के हम कुछ भी 
नही जान सकते । हमारा तक, हमारा ज्ञान सभी कुछ सामण्जस्य- 
प्राप्त अनुभवों के ऊपर--उनके साधारण माव ( ७०एरथथा8४०7०॥ ) के 
ऊपर निशर है। हम अपने चारो ओर क्या देखते है? सतत पर्वितेन। 
बीज से वृक्ष बनता है ओर वह फिर बीजरूप मे परिणत हो जाता 
है। एक जीव उत्पन्न हुआ, कुछ दिन जीवित रहा, फिर मर गया, 
इस प्रकार मानो एक वृत्त पूरा हुआ। मनुष्य के सम्बन्ध में भी यही 
बात है। और तो क्या, परवेतसमूह तक धीरे धीरे परन्तु निश्चित रूप 
से घिसकर च॒र्ण हो रहे है। नदियाँ धीरे धीरे पर निश्चित रूप से 
सूखती जाती हैं, समुद्र से बादल उठते है और वी करके फिर समुद्र 
भे ही मिल जाते है। सर्वत्र ही एक एक वृत्त पूरा हो रहा है; जन्म, 
वृद्धि और क्षय गणित के समान ठीक एक के बाद एक आ जा रहे 
है। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। इस सब के अन्दर, क्षुद्रतम 
परमाणु से आरम्म करके उच्चतम सिद्ध पुरुष पर्येन्त छाखे प्रकार के 
विभिन्न नाम-रूपयुकत वस्तुराशि के अन्दर एवं अन्तराल में हम एक 
अखण्ड भाव देखते है। हम प्रति दिन ही देखते है कि वह दुर्भेच. दीवार 
जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करती ग्रतीत होती थी, तोडी जा 
रही है और आधुनिक विज्ञान समस्त भूतों को एक ही ऐसा पदार्थ मानने 
लगा है जो विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूपो में अभिव्यक्त हो रहा है; वह 
एक प्राणशक्ति ही मानो नाना रूपों मे नाना प्रकार से प्रकाशित हो 
रही है--मानो वह सब को जोड़ने वाली एक शृंखला के समान है-- 


अभरत्यव ३०९ 


और ये सब विभिन्न रूप मानो इस जुंखढा के ही एक एक भंश है, अनन्त 
रूपों मे विस्तृत किन्तु फिर शी उसी एक आुंखढा के अंश है। इसी को 
क्रमोन्नतिवाद कहते हैं । यह एक अत्यन्त प्राचीन घारणा है, उतनी 
ही प्राचीन जितना कि मानव समाज । फेवछ मानवीय ज्ञान की 
वुद्धि ओर उन्नति के साथ साथ वह मानों हमारी आँखों के सम्मुख 
अधिकाधिक उज्ज्वर रुप से प्रतीत हो रही है । एक वात और है जो 
प्राचीन छोगो ने विशेष रूप से समझी थी, परन्तु जो आधुनिक 
विचारकों ने अभी ठीक ठीक नहीं समझ पाई है, और वह है 
क्रमतकोच | बीज का ही वक्ष होता है, वाहू के कण का नही। पिता 
ही पुत्र  परिणत होता है, मिट्टी का ढछा नहीं | अब प्रइन यह है 
कि यह क्रमविकास-प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व कया अवस्था थी? 
वीज पहले क्या था : बह वृक्षरूप मे था | भविष्य में होने वाले वक्ष 
को सभी सम्मूवनाये वीज मे निहित हैं | छोटे बच्चे मे मावी मपुष्य 
की समस्त शक्ति अन्तर्निहित है | सब प्रकार का भावी जीवन ही 
अव्यक्त भाव से उसके बीज मे विद्यमान हैं। इसका तात्यथ क्‍या 
है : भारतवर्ष के प्राचीन दाशनिक इसीको ऋ्रमसकोच कहते थे | इस 
.अकार हम देखते ह कि प्रत्येक ऋमबिक्रास के पहले क्रमसकोच 
का होना अनिवार्य है।किसी ऐसी वस्तु का ऋ्रमबिकास नहीं हो 
सकता जो पूर्व से ही वर्तमान नहीं है। यहें पर फिर आधुनिक 
विज्ञान हम सहायता देता है | गणित-शास्त्र के तर्क से आप जानते 
हैं कि जगत्‌ मे छयमास शक्ति का समश्नयोग (5००१०) सदा 
पका ही रहता है। आप एक बिन्दु जड़ अबबा एक बिन्दु शक्ति को 
पटा या बडा नहीं सकते | अतएव शून्य से कभी ऋमबिकास नहीं 
हा सकता | तव फिर चह कहो से आता है ? अकय ही इससे पूर्व के 


३१० झानयोग 


क्रमसंकोच से | बाऊुक क्रमसकुंचित मनुष्य है और मनुष्य क्रमविक- 
सित बालक है | ऋ्रमसंकुचित वृक्ष ही बीज है और ऋ्रमब्रिकित वीज 
ही वक्ष | सभी प्रकार के जीवन की उत्पत्ति की सम्भावना उन्ही के 
बीज में है। अब यह समस्या कुछ सरछ हो जाती है। अब इसी 
तच् के साथ पूर्वोक्त समुदय जीवन की अखण्डता की आलोचना 
करो । क्षुद्रतम जीवाणु से लेकर प्रूणंतम मानव पर्यत वस्तुतः एक 
ही सत्ता है-एक ही जीवन वर्तमांन है । जिस प्रकार एक ही 
जीवन में हम शैशव, यौवन, वार्धक्य आदि विविध अवस्थाये देखते 
है उसी प्रकार रैशव अवस्था के पीछे क्‍या है यह देखने के लिये 
विपरीत दिशा में अग्रसर होकर देखो, देखते जाओं जब तक कि तुम 
जीवाणु तक न पहुँच जाओ । इसी प्रकार इस जीवाणु से लेकर पूर्ण- 
तम मानव पयत मानो एक ही जीवन-सूत्र विराजमान है। इसी को 
कमविकास कहते है और यह हम पहले ही देख चुके है कि प्रत्येक 
क्रमबिकास से पूर्व ही एक ऋरमसकीच रहता है। जो जीवनी शक्ति 
क्लुद्रतम जीवाणु से लेकर घीरे धीरे परूणेतम मानव अथवा पुथिवी पर 
आविर्मूत ईखरावतार रूप मे क्रमनिकसित होती है वह सम्पूण शक्ति 
अवश्य ही सूक्ष्म रूप से जीवाणु मे अवस्थित थी | यह समस्त श्रेणी 
उसी एक जीवन की ही अभिव्यक्ति मात्र है, और यह समुद्य व्यक्त 
जगत्‌ उसी एक जीवाणु में अव्यक्त भाव से निहित था | यह समस्त 
जीवनी शक्ति, और तो क्या, मर्त्व छोक में अवती्ण इंडर तक इसमे 
अन्तनिहित थे | अवतार श्रेणी के मानव तक इसके अन्दर निहित थे; केवल 
धीरे घीरे--बहुत धीरे क्रमशः उन सब की अभिव्यक्ति हुई है | जो सर्वोच्च 
चरम अभिव्यक्ति है वह भी अवश्य ही वीज मात्र से सूक्ष्माकार में उसके 
अन्दर मौजूद थी-- फिर ऐसा होने पर यह जो एक शक्तत से सभी श्रेणियों 


अमरत्व ३१९ 


या शखलाये आती है, वह किसका ऋ्रमसकोच है ! यह उसी सर्वेब्यापिनी 
जगन्मयी जीवनी शक्ति का क्रमसकोीच था, और यह जो शक्षुद्रतम 
जीवाण नाना प्रकार के जटिल यत्रो से युक्त उच्चतम बुद्धिशक्ति 
के आधाररूप मनुष्य के आकार में अभिव्यक्त हो रहा है, कौन सी 
वस्तु क्रमसकुचित होकर इस जीवाण के आकार में स्थित थी ? वह 
सैन्यापी जगन्मय चतन्य ही है-वही उस जीवाणु मे क्रमसकुचित होकर 
वर्तेमान था | वह सम्पूणे पहले से ही पृ भाव से वर्तमान था। वह 
थोडा थोड़ा करके बढ़ रहा था यह बात नही है। बढ़न की बात को मन 
से एकदम निकाल दीजिये। वृद्धि कहने से ही मालूम होता है कि कोई 
वस्तु बाहर से आ रही है । वृद्धि मानने पर पूर्वोक्त गणित के सिद्धान्त को 
अथीत्‌ जगत्‌ की शक्तिसमष्टि सवेदा सत्र समान है, इसे अस्वीकार करना 
होगा। इस जागतिक सबव्यापी चैतन्य की कभी वृद्धि नहीं होती, यह तो, 
सदा ही पृण भाव से विद्यमान था, केवछ अभिव्यक्ति यहों पर हुईं। विनाश 
का अथ क्या है? यह एक गिलास है | मैंने इसको भूमि पर फेंक दिया 
और वह चूर चूर हो गया । अब प्रइन है कि गिठास क्‍या हुआ ! 
बह केबल सूक्ष्म रूप में परिणत हो गया, बस। तो विनाश का अर्थ 
हुआ स्थूछ की सूक्ष्म भाव मे परिणति | उसके उपादानभत परमाण 
एकत्र होकर गिलास नामक काये में परिणत हुए थे। वे अब अपने 
कारण में चंछे गये और इसीका नाम विनाश है अथीत्‌ कारण में छय 
हो जाना | कार्य क्या है ? कारण का व्यक्त भाव] अन्यया कार्य और 
कारण में स्ररूपत' कोई भेद नही है | फिर इसी गिछास की बात 
लीजिये | यह अपने उपादानो और अपने निर्माता की इच्छा के 
सहयोग से बना है। ये ढोनों ही उसके कारण है और उसमे वर्षमान 


३१२ ज्ञानयोग 


हैं. निमीता की इच्छाशक्ति अब , उसमें किस रूप में विद्यमान है £ 
सहतिशक्ति ( 800॥७४०॥ ) के रूप मे । 


यह शक्ति न रहने पर इसका परमाणु अछूग अछग हो 
जाता। तो कार्य क्या हुआ £ बह कारण के साथ अमेद है, केवल 
उसने एक दूसरा रूप घारण कर लिया है। जिस समय कारण निर्दिष्ट 
समय के लिये अथवा निर्दिष्ट स्थान के अन्दर परिणत, घनीमृत और 
सीमाबंद्ध भाव से रहता है उस समय वही कारण काये कहलाता है | 
इस बात को हमे ध्यान में रखना चाहिये। इसी तत्त को हमारी “ 
जीवनसम्बन्धी जो धारणा है उसमें प्रयुक्त करने पर हम देखते हैं 
कि जीवाणु से लेकर पृणतम मानव पययन्‍्त संभी श्रेणियाँ अवश्य ही 
उसी विश्वव्यापिनी प्राणशक्ति के साथ अभिन्न हैं | किन्तु अमृतत्व के 
सम्बन्ध में जो प्रश्न था वह अभी मिटा नहीं । हमने क्‍या देखा ! 
पूर्वोक्त विचार द्वारा हमने इतना ही देखा कि जगत्‌ का कोई पदाथे 
ध्वस्त नहीं होता | नूतन कुछ भी नहीं है, होगा भी नहीं | वही एक 
ही प्रकार की वस्तुये पहिये के समान बार बार उपस्थित हो रही है | 
जगत्‌ में जितनी गति है वह सभी तरंग के आकार भे एक बार 
उठ्ती है, फिर गिरती है। कोटि कोटि ब्रह्माण्ड सूक्ष्मतर रूप से 
प्रसूत हो रहे है--स्थूछ रूप, धारण कर रहे हैं। फिर छय होकर 
सूक्ष्म भाव धारण कर रहे है। फिर इसी सूक्ष्ममाव से उनका स्थल 
भाव में आना--कुछ दिनों तक उसी अवस्था मे रहना और फिर 
धीरे धीरे उसी कारण में जाना। जाता क्या है ? केवछ रूप, आक्ृति। 
बह रूप नष्ट हो जाता है किन्तु फिर आता है। एक हिसाब से समझा 
जाय तो यह शरीर तक अविनाशी है। एक हिसाब से सभी शरीर 


अमरत्व ३१३ 


और सभी रूप नित्य हैं| मान छो कि मैं पासा खेल रहा हूँ। मान को 
कि ६-५-३-४ आये | मै और खेलने रूगा। खेलते खेलते एक समय 
रेसा अवश्य आयेगा जब ये ६-६-३-४ इसी क्रम से आयेगे। और खेलो, 
फिर ये आयेगे किन्तु देर मे । मे जगत्‌ के प्रत्येक परमाणु की एक एक 
पासे से तुझुना करता हैँ । उन्हीं को बार बार फेका जा रहा है, ओर 
वे वार वार नाना प्रकार से गिरते हैं। आपके सम्मुख जो समस्त 
पदाथ है. वे सत्र परमाणुओं के एक विशिष्ट प्रकार के सब्िविश से 
उत्पन्न है। यह गिछास, यह मेज, यह जलूघठ, ये सभी वल्तुये 
परमाणुओं का समवायविशेष है--क्षण भर के वाद शायद यह समुदाय- 
विशेष नष्ट हो जासकता है। किन्तु एक समय ऐसा अवश्य आयेगा 
जब ठीक यही सम्वाय आकर उपस्थित होगा--जब आप सब इसी 
तरह बैठे होगे और यह जल्घट अथबा अन्य बस्तुये जो कुछ भी है वे 
सभी यथास्थान रहेगी और ठीक इसी विषय की आलोचना होगी। 
अनन्त वार इसी प्रकार हुआ है और अनन्त वार इसी प्रकार होगा | 
यहाँ तक हमने स्थूल जंगत्‌ की--वाह्य वस्तुओं की आढोचना की। 
हमने वंयीं देखा! यही कि इन भौतिक पदाथेसमृहों की विभिन्न समवाय 
से पुनरावृत्ति अनन्त काछ तक होती रहती है। 


. सके साथ ही साथ और एक प्रश्न उठ खडा होता है--भविष्य 
को जानना सम्भव है या नहीं। आप छोगों ने शायद ऐसे आदमी 
को देखा है जो मनुप्य के अतीत व भविष्य की सारी वाते बतछा देता 
हे । यदि मत्रिप् किसी नियम के अधीन न हो तो किस प्रकार भविष्य 
के सम्बन्ध मं हम कह सकते हैं ? परन्तु हमने पहले ही देख है कि 
भविष्य में वीती घव्नाओ की ही पुनरावृत्ति होती है।जो भी हो 


३१४ झानयोग 


इससे आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं । हिण्डोले की बात याद 
करो | वह लगातार घूमता रहता है। कई आदमी आते है और उसके 
एक एक पालने में बैठ जाते है। झूछा घूमकर फिर पछट आता है।' 
वे जब उतर गये तो दूसरा एक दछ आ बेठा। क्षुद्रतम जन्तु से लेकर 
उच्चतम मानव तक प्रकृति का प्रत्येक रूप ही मानो ऐसे एक एक 
दल हैं, और प्रकृति एक बड़ा झूला है तथा ग्रत्येक शरीर या रूप इस 
झूले के एक एक पालना जैसा है। नई आत्माओं का एक एक दल 
उन पर चढ रहा है और जब तक उनको पूर्णता प्राप्त नहीं होती 
तब तक अधिकाधिक उच्च पथ में उनकी गति है और अन्त में झूले 
से वे बाहर आती है किन्तु झूछा निरन्तर चछता रहता है-हमेशा 
दूसरे लोगों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। एवं जब तक शरीर 
इस चक्र के भीतर, इस झूले के भीतर अवस्थित है तब तक निश्चित 
रूप से तथा गणित के हिसान्र से ये बातें बतछा दी जा सकती है कि 
अब वह किस ओर जायगा। किन्तु आत्मा के बारे मे ये सब बाते 
नहीं कही जासकंती | अतख्व प्रकृति के भूत तथा भविष्य निश्चित 
रूप से गणित की तरह ठीक ठीक बतरढाना असम्भव नहीं है। अब 
हमने देखा हे कि जड परमाण इस समय जिस ग्रकार एकीभूत (सेहत ) 
हैं, त्रिगिष्ट समय पर वे फिर ठीक उसी रूप में सहत होते हैं । 
अनाहि काल से ऐसे ही प्रवाह के रूप मे जगत्‌ की नित्यता चल रही 
है। किन्तु इससे तो आत्मा का अमरत्व प्रमाणित नहीं हुआ | हमने 
यह भी देखा है कि किसी भी शक्ति का नाश नहीं होता, किसी जड़ 
वस्तु को भी कभी गून्य भें परिणत नहीं किया जा सकता | तब 
उनका क्या होता है! उनके विभिन्न परिणाम होते है, अन्त में जहाँ 
नकी उत्पत्ति हुढ़ थी, वही वे पुनरावत्त होते है। सरल रेखा मे 


अमरत्व ३१५. 


कोई गति नहीं हो सकती । प्रत्येक वस्तु को ही धूम फिर कर अपने 
पृ स्थान पर छोट आना पड़ता है, क्योकि सरल रेखा अनन्त भात 
से बढाने पर वृत्त मे परिणत होती है। यदि ऐसा ही हुआ तो अनेत 
कार तक किसी आत्मा की अवनति हो ही नही सकती--यह किसी 
तरह हो ही नही सकता | इस जगत्‌ मे प्रत्येक वस्तु, शीघ्र हो या 
विरम्ब से ही हो, अपनी अपनी बतुंछाकार गति को सम्पू्ण कर 
फिर अपनी उत्पत्ति के स्थान पर पहुँचती है| तुम, मे अथवा ये स॒व 
आत्माएँ क्‍या हैं? पहले क्रससकोच तथा क्रमविकास तत्व की आहछो- 
चना करते हुए हमने देखा है. तुम, हम, उसी विरा८ विश्वव्यापी चैतन्य 
या प्राण या मन के अंशर्िदेष हैं; हम उसी के सकोचस्॒रूप है| 
अतएब घूमकर हम कऋरमविकास की प्रक्रिया के अनुसार उस विद्लव्यापी 
चेतन्य में छौट जायगे--वह विश्वव्यापी चैतन्य ही इंखर है। लोग 
उसी विश्वव्यापी चेतन्य को प्रभु, मगवान, ईसा, बुद्ध या ब्रह्म कहते 
है--जडवादी उसी की शक्ति के रूप मे उपलब्धि करते है एवं अज्षिय- 
वादी उसी की उस अनंत अनिवेचनीय सवोतीत पदाय के रूप में 
धारणा करते है। वही वह विश्वव्यापी प्राण है, वही विख्॒व्यापी चैतन्य 
है--बही त्रिश्यव्यापिनी शक्ति है और हम सव उसी के अश है। 


किन्तु आत्मा के अमस्त्र को प्रमाणित करने के लिये इतना ही 
परयोप्त नही है। अमी भी अनेक सेशय और आशकाये रह गई । 
किसी शक्ति का नाश नहीं है. यह बात सुनने में बडी अच्छी छगती 
है, किन्तु वास्तत्रिक वात यह है कि हम जितनी भी शक्तियों देखते 
है सभी मिश्रगोयन्न हैं, जितने भी रूप ठेखते है सभी मिश्रण से 
उत्न् है | यदि आप शक्ति के सम्बन्ध में विज्ञान का मत ग्रहण कर 


३१६ जञानयोंग 


उसे कतिपय शाक्तिया की समष्टि मात्र मानते हैं तो फिर आपका 
' मैपन ? कहाँ रहा? जो कुछ भी मिश्रण से उत्पन्न है वह शीघ्र 
अथत्रा विढम्ब से अपने कारणीभूत पदाथे में छय हो जाता है। जो 
कुछ भो कतिपय कारणों के समवाय से उत्पन्न है उसी की मृत्यु, उसी 
का विनाश अबवश्यम्मावी है। शीघ्र या विलम्ब से वह विश्लिष्ट हो! 
जायगा, भग्न हो जायगा और अपने कारणीमूत पदाथ में परिणत 
हों जायगा। आत्मा कोई मौतिक शक्ति अथवा चिन्ता-शक्तित नहीं 
है। वह चिन्ता-शक्ति का ख्र्टा है, स्वयं चिन्ता-शक्तिति नहीं | वह 
शरीर का गठनकतो है किन्तु वह स्वय शरीर नहीं है। क्यो ? शरीर 
कभी आत्मा नहीं हो सकता, क्योकि वह चेतन्यवान्‌ नहीं है। 
मृत व्यक्ति अथवा कसाईं की दूकान का मांसखण्ड कभी चैतन्यवान्‌ 
नही होता । हम चैतन्य शब्द से क्या समझते है ? प्रतिक्रिया शक्ति। 


और गम्भीर भाव से इस तत्व की आछोचना कीजिये | हमारे 
सम्मुख यह एक जलूघटठ है, में उसे देख रहा हूँ। होता कया है ? इस 
घठ से कुछ प्रकाश-किरणे निकछ कर मेरी आँख मे प्रवेश करती 
है। वे मेरे अक्षिजाल ( 8०7४5 ) के ऊपर एक चित्र अंकित करती 
है। और यह चित्र जाकर मेरे मस्तिष्क में पहुँचता है। शरीरविज्ञान- 
वेत्तागण जिसको अनुभवात्मक स्नायु ( 8७780०9 7्रए०४ ) कहते 
है उन्हीं के द्वारा यह चित्र भीतर मस्तिष्क में ले जाया जाता 
है। किन्तु अभी देखने की क्रिया पूरी नही हुई, क्योकि अभी तक 
भीतर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आईं। मस्तिष्क के अन्दर स्थित 
जो स्नायु-केद्र है वह इसे मन के पास छे जायगा, और मन उसके 
ऊपर प्रतिक्रिया करेगा | इस ग्रतिक्रिया के होते ही घट मेरे सम्मुख 


अमरत्व ३१७ 


प्रकाशित हो जायगा। एक सरकू उदाहरण से यह वात मछी 
प्रकार समझ में आ जायगी । मान लीजिये आप खूब एकांग्र 
होकर मेरी बात सुन रहे है और इसी समय एक मच्छर 
आपकी नाक पर काट रहा है, किन्तु आप मेरी बात सुनने मे इतने 
तन्मय है कि उसका काटना आपको अनुभव नहीं होता। ऐसा 
क्यों ? मच्छर आपके चमडे को काठ रहा है; उस स्थान पर कितने 
ही स्नायु है, और ये स्नायु इस संवाद को मस्तिष्क के पास पहुँचा 
भी रही है; इसका चित्र भी मस्तिष्क में मौजूद है; किन्तु मन दूसरी 
ओर ढछगा है इसलिये बह प्रतिक्रिया नहीं करता, अतएव आप उसके 
काटने का अनुभव नहीं करते। हमारे सामने एक नया चित्र 

आया किल्तु मन ने प्रतिक्रिया नहीं की-ऐसा होने पर हम उसे 
अनुभव नहीं कर सकते, किन्तु प्रतिक्रिया होते ही उसका ज्ञान 

होगा और तभी हम देखेंगे, छुनेगे और अनुभव आदि करने मे समय 

होगे | इस प्रतिक्रिया के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश होता है। अत- 

एव हमने समझ्न लिया कि शरीर कशी ज्ञान का प्रकाश नहीं कर 
सकता, कारण, हम देखते हैं कि जिस समय मनोयोग नहीं रहता 

उस समय हम अनुभव नही करते | ऐसी धटनाये सुनी गई है कि 

किसी किसी विशेष अवस्था में कोई कोई व्यक्तित जो भाषा उसने 
नही सीझखी हे बहु बोलने मे समये हुआ ह्लै | वाद पु खोजने पर पत्ता 
लगा है कि वह व्यक्ति कभी बचपन में ऐसी जाति मे रहा है जो उस 
भाषा का बोलती थी, और वही संस्कार उसके मत्तिष्क में वर्तमान 
नह सन वहाँ पर सम्चित था, वाद में किसी कारण से उसके मन मे 
मतिक्रिया हुई और तभी ज्ञान आ गया और वह व्यक्त उस भाषा 


रा से गीसे 
को चोलने में समर्थ हुआ। इर्स फिर सिद्ध होता है कि केबल 


कभी 


३१८ ज्ञानयोग 


-मन ही परयीप्त नहीं है, मन भी किसी के हाथ मे यंत्र मात्र है; उस 
व्यक्ति की बाल्यावस्था में उसके मन के अन्दर वह भाषा गढ़ भाव से 
सज्चित थी--किन्तु वह उसे नहीं जानता था, किन्तु बाद में एक 
ऐसा समय आया जब वह उसे जान सका। इससे यही प्रमाणित 
होता है कि मन के अतिरिक्त और भी कोई हे-उस व्यक्ति के 
बाल्यकाल में इसी ' और कोई ” ने उस शक्ति का व्यवहार नहीं 
किया, किन्तु जब वह बड़ा हुआ तब उसने उस शक्ति का व्यवहार 
किया । पहले यह शरीर, उसके मन, अथोत्‌ विचार का यंत्र, उसके 
बाद इस मन के पीछे रहने वाला वही आंत्मा। आधुनिक दाशेनिक 
छोग चिन्ता को मस्तिष्क मे स्थित परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के 
पस्वि्तन के-साथ अमेद मानते हैं, अतएवं वें ऊपर कही हुईं घटना- 
वली की व्याख्या नहीं कर पाते, इसीलिय वे साधारणतः इन सब 
वातों को बिल्कुल अस्त्रीकार कर देते हैं | 


जो हो, मन के साथ मस्तिष्क का विशेष सम्बन्ध है और 

शरीर का बिनाश होने पर वह काये नही कर सकता। आत्मा ही 
एक मात्र प्रकाशक है--मन उसके हाथ में येत्र के समान है। बाहर 
के चक्षु आदि यंत्रों मे विषय का चित्र मगिरता है, और वे उसको 
भीतर मस्तिष्क-केद्र में जाते है--कारण, आपको यह याद रखना 
' चाहिये कि चक्षु आदि केवछ इन चित्रों को ग्रहण करनेवाले है; भीतर 
का येत्र अथात्‌ मस्तिष्क का केन्द्रसमूह ही काये करता है। संस्कृत 
भाषा में मस्तिष्क के इन सब केन्द्रों को इन्द्रिय कहते हैं--ये इन्द्रियाँ| 
इन चित्रों को छेकर मन के पास अर्पित कर देती हैं, फिर मन इनको 
'बुद्धि के निकट और बुद्धि उन्हे अपने सिंहासन पर बैठे हुये महा- 


अमरत्व £-] १९, 


महिमाशाली राजाओं के राजा आत्मा को प्रदान करती है। आत्मा 
उन्हें देख कर जो आवश्यक है वह आदेश करता है। उसके बाद 
मन इन्ही मस्तिष्क-केन्द्रो अथीत्‌ इन्द्रियों के ऊपर कार्य करता है 
और फिर वे स्थूल शरीर के ऊपर कार्य करती है। मनुष्य का आत्मा ही 
इन सत्र का वास्तविक अनुभवकती, शास्ता, ख्रष्टा, सब कुछ है| हमने 
देखा कि आत्मा शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं । आत्मा कोई योगिक 
पदार्थ (0००००००००) भी नही हो सकता। क्यों ! कारण, जो कुछ भी 
यौगिक पदार्थ है वही हमारे ठशैन या कल्पना का विषय होता है। 
जिस विपय का हम दशेन या कल्पना कुछ भी नहीं कर सकते, जिसे 
हम पकड़ नही सकते, जो न भूत है, न शक्ति, जो कार्ये, कारण 
अथवा कार्य-कारण-सम्बन्ध कुछ भी नहीं है, वह यौगिक अथवा 
मिश्र नहीं हो सकता | अन्तर्जगत्‌ पर्यन्त ही मिश्रित पदाथ का अधि- 
कार है--उसके वाहर और नहों | सभी मिश्रित पढाये नियम के राज्य 
के अन्दर हैं--नियम के राज्य के वाहर वे रह ही नहीं सकते। इसको 
और भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है | यह गिछास एक योग से 
उत्पन्न पढाये है--अपने कारणों के मिून से ही यह कार्यरूप मे परि- 
णत हुआ है| अत इन कारणो की समष्टि रूप गिलास नामक यौगिक 
पदाय कार्य-ऋारण के नियम के अन्तगैत है। इसी ग्रकार जहाँ जहाँ 
कार्य-कारण-सम्बन्ध देखा जायगा वहाँ वहां योगिक पदाथों का अस्तित्व 
स्त्रीकार करना पड़ेगा | इसके बाहर उसके अस्तित्व की वात कहना 

कोरा पागलुपन है [--इनके वाहर कार्य-कारण-सम्बन्ध रह ही नहीं 

सकता | हम जिस जगत्‌ के सम्बन्ध में चिन्ता अथवा कर्पना कर 
'सकने हैं अथवा जो दस या छुन सकते हैं उसी के मीतर नियम कार्य 

कर सकता हैं| हम यह मी देखते हैं कि अपनी इन्द्रियों के द्वारा जो 


३२० जशानयोग 


कि 


कुछ अनुभव या कल्पना कर पाते है वही हमारा जगत्‌ हे--वाह्म 
वस्तुओं को हम इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते है और भीतर कीः , 
वस्तु को हम मानस-प्रत्यक्ष अथवा करपना कर सकते है। अत- 
एबं जो कुछ हमारे शरीर के बाहर है वह इन्द्रियों के भी वाहर है 
और जो हमारी कल्पना के बाहर है चह हमारे मन के बाहर है और 
इसीलिय हमारे जगत के बाहर है। अतएव कार्य-कारण-सम्बन्ध के 
बहिंदेश में स्राधीन शास्ता आत्मा रहता है। ऐसा होने से ही वह 
नियमों के अन्तगत सभी वस्तुओं का नियमन करता है। आत्मा नियम 
से अतीत है, इसीलिये निश्चय ही मुक्तस्वभाव है; वह किसी प्रकार 
भी मिश्रणोत्यन्न पदाव नहीं हो सकता--अथवा किसी कारण का कार्ये 
नहीं हो सकता | उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, कारण 
विनाश का अथ है किसी योगिक पदाथे का अपने उपादानों मे 
परिणत हो जाना | अतएव जो कभी संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ 
उसका विनाश किस प्रकार होगा ? उसकी मृत्यु होती है या विनाश 
होता है ऐसा कहना केवछ एक असम्बद्ध प्राप है । 


किन्तु यही प्र इस प्रश्न का निश्चित सिद्धान्त नहीं मिलता | 
अब हम और भी सूक्ष्मता की ओर बढ रहे है और आप में से कुछ 
लोग शायद भयभीत भी हो रहे होंगे। हमने देखा कि यह आत्मा भूत, 
शक्ति एवं चिन्ता रूप क्षुद्र जगत्‌ के अतीत एक मौलिक ( 8० ) 
पदाये है, अतः इसका विनाश असम्मव है। इसी प्रकार उसका जीवन 
भी असम्मव है। कारण, जिसका विनाश नहीं उसका जीवन भी 
केस हो सकता है : मृत्यु क्या है! मृत्यु एक पृष्ठ या पहलू है, और 
जीवन उसी का एक दूसरा पृष्ठ या पहलू है। मृत्यु का और एक नाम है 


अभरत्व े ३२१ 


जीवन, और जीवन का और एक नाम है मृत्यु | अभिव्यक्ति के विशिष्ट 
रूप को हम जीवन कहते है, और उसीके अन्य रुपविशेष को मृत्यु कहते 
है। जब तरंग ऊपर की ओर उठती है तो मानों जीवन है और फिर 
जब वह गिर जाती है तो मृत्यु है। जो वस्तु मृत्यु के अतीत है वह 
"निश्चय ही जन्म के भी अतीत है| में आपको फिर उसी सिद्धान्त की 
याद दिलाता हूँ कि मानवात्मा उसी सबेन्यापी जगन्मयी शक्ति अथवा 
ईश्वर का ग्रकाश मात्र है | तो हम देखते है कि वह जीवन और मृत्यु 
दोनों के परे है । आप न कभी उत्पन्न हुये थे, न कभी मरेगे। 
हमारे चारो ओर जो जन्म और मत्यु दीखती है वह क्‍या है यह 
तो केवल शरीर की है, कारण आत्मा तो सदा सबेंदा वतेमान है , 
आप कहेगे , “ यह कैसे ? हम इतने छोग यहाँ पर वेठे हुए है और 
आप कहते है, आत्मा सर्वव्यापी है !” मैं पूछता हूँ, जो पदाथे नियम 
के, कार्य-कारण-सम्बन्ध के बाहर है उसे सीमित करने की शक्ति किसमे 
है ? यह गिलास एक सीमित पढाये है; यह सर्वेव्यापक नही है, क्योकि 
इसके चारो ओर की जडराशि इसको इसी रूप में रहने को वाघ्य 
करती है, इसे संबेब्यापी होने नहीं देती | यह अपने आस पास के प्रत्येक 
पदाये के द्वारा नियन्त्रित है, अतएब यह सीमित है | किन्तु जो वस्तु 
नियम के वाहर है, जिसके ऊपर कोई पदाय क्रिया नहीं करता वह कैसे 
सीमित हो सकती है ? वह स्वब्यापक होगी ही । आप सवबैन्न विद्यमान 
है। फिर यह कैस हो रहा है कि में जन्म लेता ह५ँ, मरने बाला हैं 
आदि आदि।यही अज्ञान हैं, मनका भ्रम है। आपका न कथी जन्म 
डुआ था, न आप कभी मरेंगे। आपका जन्म भी नहीं हुआ, 
पुनजन्म होगा। आवागमन का क्या अथे है! कुछ नहीं। यह सब 
इंजता है। आप सत्र जगह मांजूद हैं। आवागमन जिसे कहते है 


३२२ शानयोग 


वह इस सूक्ष्म शरीर अथीत्‌ मन के परिवतेन के कारण उत्पन्न हुई 
एक मृगमरीचिका मात्र है। यह, बराबर चल रहा है | यह आकाश 
प्र तैरते हुये बादल के एक टुकड़े के समान है। जैस जैसे यह चछता 
जाता है वैसे ही एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है' कि आकाश चछ रहा 
है | कभी कभी जब चन्द्रमा ही के ऊपर से बादल निकलते है तो श्रम 
होता है कि चन्द्रमा ही चल रही है । जब आप गाड़ी में बेठे रहते है 
तो मालूम होता है कि पृथ्वी चल रही है. और नाव पर बैठने वाले 
को पानी चलता हुआ सा मालूम होता है | वास्तव मे न आप जा रहे 
है, न आ रहे हैं, न आप ने जन्म लिया है, न फिर जन्म लेगे। आप 
अनन्त हैं, सबेब्यापी है, सभी कार्य-कारण-सम्बन्ध से अतीत, नित्य 
मुक्त, अज और अविनाशी । जन्म और मृत्यु का प्रइन ही गछत है, 
महामूलतापूण है। मु॒त्यु हो ही कैसे सकती है जब जन्म ही 
नहीं हुआ | 


किन्तु तकसंगत सिद्धान्त छाम करने के लिए हमे अभी एक 
पग और बढ़ाना पडेगा। मांगे के बीच मे रुकना नहीं है। आप 
दाशनिर्क है, आपके लिये बीच में रुकना शोभा नही देता । तो यदि' 
हम नियम के बाहर है तो निश्चय ही सर्वज्ञ भी है और नित्यानन्द 
स्वरूप भी । सप्नी ज्ञान हमारे अन्दर और सभी शक्ति तथा आनन्द 
भी हमारे अन्दर ही है | हाँ, अवश्य ही है। आप ही जगत्‌ के सर्व- 
व्यापक सर्वेज्ञ आत्मा है। परन्तु इस प्रकार की सत्ता या पुरुष क्या 
एक से अधिक हो सकते है ! क्या छाखों करोडों पुरुष सर्वव्यापक हो 
सकते है ? कभी नहीं | तब फिर हम सबका कया होगा! हम सब एक 
दी है; इस ग्रकार का आत्मा'एक ही है और वह एक आत्मा ही आप सब 


अमरत्व ३५३ 


हैं। इस तुच्छ प्रकृति के पीछे वही है, जिस हम आत्मा कहते हैं। एक 
ही पुरुष है जो एकमात्र सत्ता है, सदानंद स्वरूप, स्वेन्यापक सवेशक्ति- 
मान, जन्मरहित, म॒त्युहीन। उसी की आज्ञा से आकाश विस्तृत हुआ है, ' 
उसी की आज्ञा से वायु बहती है, सूर्य चमकता है, सब जीवित रहते है। 
प्रकृति का वास्तविक रूप वही है; प्रकृति उसी सत्यं स्वरूप के ऊपर 
प्रतिष्ठित है, इसीलिए सत्य प्रतीत होती है | वही आप की आत्मा का 
आत्मा है, नहीं, और भी अधिक, आप ही वह है, आप ओर वह एक 
ही हैं, जहेँ। कहीं भी दो हैं वही भय है, वही खतरा है, वहीं इन्द्र है, 
वहीं संघर्ष है।जब सब एक ही है तो किससे घृणा, किससे संप्र्ष ; 
जब सत्र कुछ वही है, तो आप किससे लडेगे! जीवनसमस्या की 
वास्तविक मीमांसा यही है। इसीसे वस्तु के स्वरूप की व्याख्या होजाती 
है, यही सिद्धि या पूर्णल है, यही ईंड्र है। जब तक आप अनेक 
देखते है तमी तक आप अज्ञान मे हैं। / इस बहुत्वपूर्ण जमत्‌ मे 
जो एक को देखता है, इस परिवततंनशीछ जगत मे जो उस अपरि- 
वतेनशील को देखता है और जो उसे, अपने आत्मा के आत्मा के रूप॑ 
मे देखता है, अपना खरूप जानता है, वही मुक्त है, वही आनन्दमय 
है, वही लक्ष्य पर पहुँच गया है।” इसलिये समझ शो कि तुम ही वही 
हो, तुम ही जगत्‌ के ईख़र हो, “तत्तमसि!। ये धारणायें कि मैं 
पुरुष हैँ, में स्त्री हूँ, में रोगी हूँ, में स्वस्थ हूँ, में बलवान हूँ, मैं निर्बल हैं, 
अथवा यह कि में घुणा करता हूँ, मैं प्रेम करता हैँ अथवा मेरे पास 
इतनी शक्ति है, यह सब भ्रम मात्र है| इसको छोडो | तुम्हें हुश्नैछ 
कौन बना सकता है! तुम्हें कौन भयभीत कर सकता है? जगत भे 

तुम्हीं तो एक मात्र सत्ता हो | तुम्हे किसका भय है ? खड़े हो जाओ, 

ऐप 
सुक्त हो जाओ | समझ्न छो कि जो कोई बिचार या शब्द तुम्हे दुर्बेछ 


३२५७ ज्ञ.नयोग 


बनाता है वही एक मात्र अशुभ है। मनुष्य को दुर्ब& और भयभीत 
बनाने वार संसार मे जो कुछ भी है वही पाप है और उसीसे बचना 
चाहिय । तुम्हे कौन भयभीत कर सकता है? यदि सेकड़ों सूर्य 
पृथ्वी पर गिर पड़े, सैकडों चन्द्र चूर हो जाये, एक के बाद एक 
ब्रह्माण्ड विनष्ट होते चले जाये तो भी तुम्हारे लिये क्‍या है?! 
शिला की मेंति अटल रहो; तुम अविनाशी हो | तुम आत्मा हो, तुम्हीं 
जगत्‌ के ईश्बर हो। कहो “शिवो 5 हं, शिवो5हं; मे पूर्ण सच्चिदानन्द 
हूँ।” और एक सिंह की मॉंति पिंजड़ा तोड़ दो, अपनी शुंखालायें 
तोडकर सदा के लिये मुक्त हो जाओ। तुम्हे किसका भय है, तुम्हे 
कौन रोक सकता है? - केवल अज्ञान और भ्रम; और कोई तुम्हें पकड़ 
नही सकता | तुम शुद्धस्वरूप हो, तुम नित्यानन्दमय हो । 


यह मू्खों का उपदेश है कि “तुम पापी हो, अतएवं एक कोने' 

में बैठकर हाय हाय॑ करते रहो। ” यह उपदेश देना मूखता ही नहीं, 
दुष्टता भी है। तुम सभी ईखबर हो । ईश्वर को न देखकर मनुष्य को 
देखते हो ” अतएब यदि तुममे साहस है तो इसी विज्वास पर खड़े 
होकर उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाओ | यदि कोई व्यक्ति 
तुम्हारा गछा काठे तो उसको मना मत करना, क्योंकि तुम तो स्वये 
ही अपना गछा काट रहे हो | किसी गरीब का यदि कुछ उपकार क़रोः 
तो उसके लिये तनिक भी अहड्जार मत करना | कारण, वह तो तुम्हारे 
लिये उपासना मात्र है, उसमें अहेकार की कोई बात नहीं है। क्‍या 
गे समस्त जगत्‌ नहीं हो! एंसी कौन सी वस्तु है और कहों है 

कि जो तुम नही हो ? तुम जगत की आत्मा हो । तुम्हीं सूये, चन्द्र, 
तारा हो | समस्त जगत्‌ तुम्ही हो | किससे घणा करोगे और किससे. 


अमरत्व ३२० 


जगडा करोगे? अत्व यह समझ लो कि तुम्हीं वह हो और इसी 
के अनुसार समस्त जीवन को बनाओ। जो व्यक्ति इस तत्व को जोन- 
कर समस्त जीवन का उसी के अनुसार गठन करता है वह फिर कभी: 
अन्धकार मे मारा मारा नहीं फिरेगा। 


हमारे अन्य प्रकाशन 


हिन्दी विभाग 
श्रीरामकुष्णवच पं म-अनु० पं सूर्यकान्त त्रिपाणी 
१-३. सास्ुत-तीन भार्मो में-अनु पं सूर 
“ निराला? प्रथम भाग (द्वितीय सेस्करण)-मूल्य.. 5) 
द्वितीय भाग-मूल्य ६): तृतीय भाग-मूल्य.. ७) 
४-५, श्रीरामकृष्णलीछास्गत-( विस्तृत जीवनी )-( द्वितीय संस्करण हक 
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मुल्य... .- ५) 
६, विवेकानन्द-चरित-(विस्तृत जीवनी)-सत्येख्ववाथ मजूमदार, मूल्य ९) 
७, विवेकानवजी के संग में-(वार्ताछाप)-शिष्य शरच्चन्द्र, दि. से. मूल्य ५) 


स्वामी विवेकानन्द झत पुस्तकें 

८. भारत में विवेकानन्द-( विंवेकानन्दजी के सारतीय व्याख्यान) ५) ' 
९, पत्नावली ( प्रथम भाग ) ( प्रथम संस्करण ) २०) - 
१० , (द्वितीय भाग ) ( प्रथम सस्करण ) - २०) 
११, धर्मविज्ञान ( द्वितीय संस्करण ) १॥”) 
१२, कमयोग ' ( द्वितीय संस्करण ) १7) 
१३, हिन्दू धरम ( द्वितीय सस्करण ) १) 
१४, प्रमयोग (तृतीय संस्करण ) शेर): 
१५ भाक्तियोग ( तृतीय सस्करण ) १८) 
१६. आत्मानुभाति तथा उसके मांगे ( तृत्तीय संस्करण ) १) 
१७. परित्राजक ( चतुथ संस्करण ) १) 
१८, प्राच्य ओर पाश्चात्य. (चतुर्थ सस्करण ) श) 
१९, महापुरुषों की जीवनगाथायें ( प्रथम संस्करण ) १). 
२०, राजयाग हल श्र) 
२१. स्वार्धान भारत ! जय हो ! (प्रथम संस्करण ) श्र) 
हरे, पघमरहस्प है (्‌ प्रधम सेस्करण ) १) 
*ह भारताय नारी ( अधम संस्करण ) ॥) 
ही "३५6 ( अयम संस्करण ) ॥8) - 
२५, शिकागो-चक्ठता 


([ पश्चसम सेस्करण ) ॥८) | 


२६. हन्दू धम के पक्ष म॑ ( द्वितीय संस्करण ) ॥#+) 


२७ भरे गरुदेव (चतुर्थ संस्करण ) ॥) 
२८.' कावेतावला ( प्रथम सस्करण ) ॥#) 
“२९,, चतमान सारत ( तृतीय संस्करण ) 0) 
“३०, पवहारों बाबा : (द्वितीय संस्करण ) ॥) 
३१. मेरा जीवन तथा ध्येय... ( द्वितीय संस्करण ) ॥) 
३२. मरणोत्तर जीवन (द्वितीय संस्करण ). " ॥) 
३३. मन की शक्तियों तथा जीवनगठन की साधनाय ॥) 


३७. भगवान रामकृष्ण धमं तथा संघ--स्वामी विविकानन्द, स्वामी 
शारदानन्द, स्वामी ब्रह्मानन्द, स्वामी शिवानन्द, मूल्य ॥£) 


३५, मेरी समर-नौते ( प्रथम संस्करण ) 5) 
३६. इशदूत इसा ( प्रथम संस्करण ) ८) 
३७. विवेकानन्दजी को कथाये (प्रथम संस्करण ) १।) 


३८, परमाथे-प्रसग--स्वामी विरजानन्द, ( आटे पेपर पर छपी हुई ) 
कपड़े की जिल्द,. मूल्य ३॥॥) 


काडबोड की जिलू ,, ३॥) 

३९. श्रीरामकृष्ण-उपदेश ( प्रथम संस्करण ) ॥#) 
मराठी विभाग 

१-२ श्रीरामकृष्ण चरिजत्र-प्रथम भाग, ( तिसरी आवृत्ति ) ३)।) 

». » . द्वितीय भाग ( दुसरी आवृत्ति ) ३)) 

३. श्रीरामकुष्ण-वाक्खु धा-- ( दुसरी आवृत्ति ) ॥॥#) 

४. शिकागो-व्याख्याने-स्वामी विवेकानंद (दुसरी आवृत्ति). ॥#) 

५. माझे मुरुदेव-स्वामी विवेकानंद (दुसरी आवृत्ति ) ॥/) 

' ६, हिंदु-धर्माच नव-जागरण-स्वामी विवेकानंद ॥-) 

७. पवहारी वाबा-स्वामी विवेकानंद ॥) 

८. साधु नागमहाशय-चारित्र-(भगवास श्रीरामकृष्णांचे सुप्रसिद्ध शिष्य)- 

(दुसरी आवृत्ति) ५) 


श्रीरामक्ृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर-१, मध्यप्रदेश 


छ 
हे 
छ 
छ 
| 
हि 
श्र 
ह 
| 
। 
। 
ढ़ 
श 
हर 
। 


जि ध्च्च््््ी 


"65 ५ 0१ १2८८ / 546 22 
0 धर 42 ५००2 ह | 
2 4 2£( (222 * 


22 





बृदय ३ 5, 


